


ब्रजभाषा सूर-कोश 


निर्देशक 
डॉ० दीनदयाल गुप्त, एम.ए. एल.-एल. बी., डी. लिट्‌., 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
४ लखनऊ विश्वविद्यालय 





संपादक 


डॉ० प्रेसनारायण टण्डन, पी-एच. डी. 
सहायक प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


प्रकाशक 


लखनऊ विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन ८30० 


हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


न्‍ 




















[ १६०३ ] 


शादी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) आनंदोत्सव । (२) विवाह । 
शाइल--संज्ञा पुं. [सं,] रेगिस्तानी हरियाली और बस्ती । 
शान--संज़ा स्त्री. [अ.] (१) तड़क-भड़क, ठाठ-बाद । 
(२) ठसक, ऐंठ, अकड़ । 
मुहा.--शान दिखाना--ठसक दिखाना -। 
(३) करामात, चसत्कार । (४) प्रतिष्ठा, मर्यादा । 
मुहा.-शान जाना-- सान भंस होना । शान घटना-- 
इज्जत में कमी होना । शान मारी जाना- सान कम 
हो जाना । शान में बट्टा लगना--मान में कमी हो 
जाना। किसी की शान में (कहना)-- किसी (प्रतिष्ठित 
व्यक्षित) के संबंध में या उसके प्रति (कुछ कहना) । 
संज्ञा पुं, [सं, शाण] धार तेज करने का पत्थर । 
शानदार--वि. [अ, शान + फ़ा. दार] (१) तड़क-भड़क या 
ठाटबाट का। (२) भव्य, विशाल । (३) वेभव या 
ऐश्वर्यपूर्ण । (४) ठसक भरा । 
शान-शौकत-- संज्ञा स्त्री, [अ, शान--शौकत] (१) तड़क 
भड़क, ठाठ, सजावट । (२) बेभव, ऐश्वर्य । 


शाप--संज्ञा पुं, [सं.] (१) अहित या अनिष्ट-कामना-सूचक 


शब्द या कथन, कोसना। (२) फटकार, धिक्‍्कार, 

भरत्संना। (३) किसो से रुष्ट होकर शपथपूर्वक ऐसी 

बात कहना जिसका परिणाम अनिष्ठकारी हो । 
शापग्रस्त-- वि. [सं,] जिसे शाप दिया गया हो। 
शापन--संज्ञा फुं. [सं, शाप] श्ञाप देने के उद्देश्य से | उ.-- 


दुर्बाला शापन को आए तिनकी कछु न चलाई-सारा.. 


७७२। 
शापता--कि. स. [सं, शाप | (१) ज्ञाप देना । (२) कोसना, 
अमंगल-कामना करना । 
शापमुक्त--वि, [सं,] जिस पर शाप का प्रभाव शेष न रहा 
हो, जिसने शाप का परिणाम भोग लिया हो । 
शापित+-्रि. सं.] जिसे श्ञाप दिया गया हो । 
शाबल्य--संज्ञा पं. [सं.] विभिन्‍न भावों, वस्तुओं, रंगों 
आदि का मेल या मिलावट । 
शाबाश--अव्य. [फा.] वाह, धन्य (प्रशंसासूचक) । 
शाबाशी---संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] प्रशंसा, साथुवाद । 
शाब्दिक--वि. [सं,] शब्द का, शब्द-संबंधी । 
संज्ञा पुं. (१) शब्द-शास्त्रज्ञ । (२) वेयाकरण । 


शाब्दी--वि. स्त्री. [सं.] (१) शब्द से संबंध रखनेवाली । 
(२) शब्द पर निर्भर रहनेवाली । न्न्न 
शाम--संज्ञा स्त्री. [फा.] साँझ, संध्या । 
मुहा,---शाम फूलना--संध्या की लालिसा फंलना। 
संज्ञा पुं. [सं, श्याम] श्रीकृष्ण । 
वि. (१) काला, व्यास । (२) नीला । 
श्यामकर्ण संज्ञा पुं, [सं.] घोड़ा जिसके कान काले या 
श्याम रंग के हों । 
शामत- संज्ञा स्त्री. [अ.] दुर्भाग्य, दुर्देशा । 
मुहा,--शामत का घेरा या मारा--जिसकी दुर्देश३ 
होने को हो । शामत सवार होता या सिर पर “तना 
+ड्ुदेंशा का समय आना । 
शामियाना--संज्ञा पुं. [फा. शासियान:] बड़ा तंबू । 
शामिल--वि. [फ़ा.] मिला हुआ, सम्मिलित । 
शायक--संज्ञा पुं [सं,] (१) तीर, बाण । (२) तलवार । 
वि. [अ. शायक | (१) शौकीन । (२) इक्छुक ।.- 
शायद्‌-- अव्य, [फ़ा.] कदाचित्‌, संभव है । 
शायर---संज्ञा पुं, [अ,] कवि । 
शायरी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] कविता, काव्य । 


_ शाया--वि. [अ.] (१) प्रकट । (२) प्रकाशित । 


शायी--वि. [सं, शायिक] सोने या हयन करनेवाला । 


. शारंग--संज्ञा पूं. [सं. सारंग] सारंग । 


शारंगपाणि, शारंगपाणी, शारंगपानि, शारंगपानी-- 
.. संज्ञापूं [सं,] शारंग' नामक धनुष हाथ में लेनेवाले, 
विष्णु या उनके प्रमुख अवतार राम और क्ृष्ण। उ.-- 
सुत के हेत मर्म नहिं पायो प्रगटे शारंगपानी--३४३५। 
शारद्‌--वि, [सं.] शरद्काल-संबंधी । 
संज्ञा स्त्री. [सं, शारदा] सरस्वती । उ---झोरद 
का बरने मति भोरी--२४४३ । 
शारदा-संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बवीणा-विशेष | (२) 
सरस्वती, भारती । (३) एक प्राचीन लिपि । 
शारदी, शारदीय--वि. [सं,] शरद्‌ काल-संबंधी । 
शारिका--संज्ञा स्त्री. [सं,] सेता (चिड़िया) । 
शारीरिक--वि. [सं.] शरीर संबंधी । 
शाज्ञ--संज्ञा पुं. [सं,). (१) कमान, धनुष । (२) 
विष्णु या उनके प्रमुख अवतारों, राम और कृष्ण केंहाथ 








[ १६०४ ै 


में रहनेवाला धनुष । 
शाह धर---संज्ञा पुं. [सं.] विष्णु या उनके प्रमुख अवतार 
राम और कृष्ण जो 'शाड्रं/ नामक धनुष धारण करते 
कहे गये हैं । 
शाह पाणि--संज्ञा पुं.[सं.] विष्णु या उनके प्रमुख अवतार 
राम और कृष्ण जिनके हाथ में शा नामक धनुष 
रहना माना जाता है। * + 
शादूल--संज्ञा पुं. [सं..] (१) बाघ । (२) सिंह । 
वि. सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम । 
. शादू लविक्रीडित--संज्ञा पुं. [सं.] एक वर्णवृत्त 
शाल---संज्ञा पुं. [सं.] एक वृक्ष । 
संज्ञा स्त्री, [हि. साल] (१) सालने की क्रिया या 
भाव ।; (२) पीड़ा, वेदना । उ.-- सौति शञाल उर में 
अति शाल्यो--२६७३ । 
संज्ञा पुं. [फ़ा.] ऊनी या रेशमी चादर, दुशाला । 
शालक--वि. [हिं. सालना] (१) सालने या पोड़ा पहुँचाने 
वाला । उ.--जे रिपु तुम पहिले हति हाँडे बहुरि भए 


मम शालक--३१६५ ।*(२) नाश करनेवाला। उ.-- 


१०१९१४३ अनंत शक्ति प्रभु असुर शालक--१०उ.-३५। 
वि, [सं.] मसखरा, हेंसोड़ । 
शालग्राम--संज्ञा पुं. [सं.] गंडकी नदी से प्राप्त पत्थर की 


बटिया जिस पर चक्त का चिह्न बना रहता है; यह 


विष्णु को मूँति मानी जाती है। 


शालत--क्रि. स. [हिं. सालना] पीड़ा पहुँचातो है। 


उ.--सूर नंद के हृदय सालत सदा--२४६६ | 

शालति--क्रि. स. [हिं- सालना] पीड़ा पहुँचाती है । उ.-- 
अब वे शालति हैं उर महियाँ--२५४२ | 

शालभ--वि, [सं.] परतिगों के संबंध का । 

शालव--संज्ञा पुं. [सं. शाल्व] सौभ राज्य का राजा जो 
शिक्षुपाल का मित्र था और जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
द्वारका का घेरा डालने पर श्रीकृष्ण द्वारा सारा गया 
था | उ.--(क) शालव दंतबक्र बनारसी को नृपति 
चढ़े दल साजि मानों रविहि छाए--१०उ.-२१॥। 
(ख) कीन्‍्हों युद्ध आप शालव सों उन बहु माया कीनी 
-+सारा. ७९२। 

शाला---संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) घर, गृह । (२) पाठशाला। 


उ,.--लरिका और पढ़त शाला में तिनाहि करत उपदेस 
“सारा, १११। 
शालातुरीय--संज्ञा पुं. [सं.] पाणिनि का एक नाम । 
शालि--संज्ञा पुं. [सं,.] (१) धान जो हेमंत में होता है, 
जड़हन धान । (२) यज्ञ-विशेष । 
क्रि. स. [हिं. सालना] पीड़ा पहुँचाकर, कष्ट देकर । 
प्र---रही शालि-पौीड़ा या कष्ट दे रही है । 
उ,- कत रही उर शालि--२८२६ | 
शालिवाहन--ससंज्ञा पं. [सं.] शक जाति का एक राजा 
जिसने शक संवत्‌ चलाया था। 
शालिहोत्र---संज्ञा पुं. [सं.] (१) घोड़ा, अहब । (२) ६ एघ- 
चिकित्सा-शास्त्र । (३) एक गोत्र प्रवेतक ऋषि । 
शाली--क्रि. अ. [हिं. सालना] चुभ गयी। उ.--फिरि 
चितवन उर शाली री--८४६ । 
प्रत्य. [सं, शालिन्‌] एक प्रत्य जो "संपन्न या 
: बाला'“-जंसा अर्थ देता है। 
शालीन--वि. [सं.] (१) विनीत । (२) चतुर, दक्ष । 
शालीनता---संज्ञा स्त्री. [सं.] नम्नता । 
शालीय--वि. [सं.] शाला-संबंधी । 
शाले--क्रि. स. [हिं. सालना] पीड़ित करता है । उ.-- 
तौ कत कठिन कठोर होत मन मोहि बहुत दुख शाले 
"ारे४९१। 
शाल्मलि--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सेमल का वृक्ष । (२) 
सात द्वीपों में एक जो ऊख रस के समुद्र से घिरा कहा 
गया है। उ.--सातो द्वीप” /* हा । जंबू प्लक्ष क्रौंच, 
शाक, शाल्मलि कुश पुष्कर भरपूर--सारा. ३४॥। 
शाल्यो, शाल्यौ--क्रि, अ. [हिं. सालना] पीड़ा पहुँचायी । 
उ.-सौति शाल उर में अति शाल्यो--२६७३ । 
शात्व--संज्ञा पुं. [सं.] सौभ देश का राजा जो शिशुपाल 
का सित्र था ओर उसके मारे जाने पर द्वारका को 


घेरने के कारण श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया था | उ.-- ५ 


सुभट शाल्व करि क्रोध हरिपुरी आयो--१० उ.५६। 
शावक--संज्ञा पुं. [सं.] (पशु-पक्षी का) बच्चा । 
शाश्वत--वि. [सं.] सदा बना रहनेवाला, नित्य । , 
शाश्वती - संज्ञा स्त्री. [सं.] पृथ्वी । 
शासक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शासन करनेवाला (२/ राज्य 


क्री ५ 


क्र [ 


को प्रबंधक या व्यवस्थापक । 

शासन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) आज्ञा, आदेश । (२) वश या 
अधिकार में रखने की क्रिया या भाव । (३) निग्रह, 
नियंत्रण । (४) राजकीय प्रबंध (५) दंड । 

शासित --वि. [सं.] (१) जिसका या जिस पर शासन किया 
जाय । (२) जिसे दंड दिया जाय, दंडित । 

शास्ता--संज्ञा पुं. [सं. शास्तृ] (१) ज्ञासक | (२) राजा। 
(३) पिता। (४) गुरु, आचाय॑ । 

शास्‍्त्र--संज्ञा पुं. [सं] (१) प्राचीन ऋषि-मुनियों के बनाये 
बे ग्रंथ जिनमें उचित कृत्यों का निर्देश और अनुचित 
का निषेध किया गया है। (२) विषय-विशेष का विशिष्ट 
और अगाध ज्ञान । 

शास्त्रकार--पंज्ञा पुं. [सं.] शास्त्र-रचयिता । 

शास्त्रज्ञ-वि. [सं.] शास्त्रों का ज्ञाता या वेत्ता। 

शास्त्री--संज्ञा पुं. [सं.] (१) वह जो शास्त्रों का ज्ञाता हो । 
(२) आधुनिक विश्वविद्यालयों की एक उपाधि । 

शास्त्रीय--वि. [सं.] शास्त्र-सम्बन्धी । 

शांस्त्रोक्त--वि, [सं.] शास्त्रों में कहा हुआ । 

शाह---पंज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) बादशाह । (२) मुसलमान 
फकीरों को उपाधि । (३) धनी, महाजन । 

शाहद्रा--संज्ञा पुं. [फ़ा.] महल या किले के नोचे बसी 
हुई आबादी था बस्ती । 

- शाही--वि. [फ़ा.] शाहों का, राजसी । 

शिंगरफ---ंज्ञा पुं. [देश. ? ] इंगुर । 

शिंजन--संज्ञा पुं. [सं.] झनकार, झनझनाहट । 

शिंजा---संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) करधनी, नू पुर आदि की भन- 
कार । (२) धनुष की डोरी । 

शिंजित--वि. [सं.] ऋनकार करता हुआ। 

शिंजिनी--पंज्ञा स्त्री. [सं. ] (१) करथनो या नूपुर के 
घुंधरू। (२) धनुष की डोरी । 

शिंशपा, शिंशुपा--संज्ञा स्त्री. [सं. शिशपा] (१) शीशम 
का पेड़ । (२) अशोक का पेड़ । 

शिकंजवी - संज्ञा स्त्री. [फ़ा. शिकंजवीन] फल के रस 
को ठंढे या गरम पानी में डालकर बनाया गया पेय । 

शिकंजा--संज्ञा पुं. [फ़ा.] दबाने, कसने या पेरने का यंत्र । 

शिकन--संज्ञा स्त्री, [फ़ा.] सिकुड़न, सिलवट । 


१६०५ ] 
शिकमी--वि, [फ़ा.] दूसरे की ओर से खेती करनेवालों। 


शिकरा--ंज्ञा, पुं. [फ़ा.] एक प्रकार का बाज पक्षों । 
शिकवा--संज्ञा पुं. [अ.] शिकायत, उलाहना । 
शिकस्त---संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] हार, पराजय । 
शिकश्ता--वि. [फ़ा. शिकस्त:] दूटा हुआ । 
शिकायत--संज्ञा स्त्री. [अ. शिक्रायत] (१) बुराई करना। 
(२) उलाहना, उपालंभ । (३) रोग । 
शिकार---संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) मृगया, अहेर, आखेट। (२) 
जंतु जिसका आखेट किया गया हो। (३) आहार। 
(४) बह जिसके फसने या वश में होने से अपना विशेष 
लाभ हो । 
मुहा०--शिकार आना--ऐसे असासमी का आना 
जिससे लाभ हो । शिकार करना--किसी असामी से 
खूब लाभ उठाना। सिकार खेलना--किसी असामी 
को खूब लूटना । किसी का शिकार होना--(१) 


किसी के द्वारा फाँसा जाना। (२) किसी पर मुग्ध या 


मोहित होता । 


शिकारी--वि, [फ़ा.] शिकार करनेवाला । 

शिक्षक --संज्ञा पुं. [सं.] शिक्षा देनेवाला । 

शिक्षण--संज्ञा पुं. [सं,] शिक्षा देने का कार्य । 

शिक्षा -संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) पढ़ने-पढ़ाने की क्रिया । 
(२) विद्या का ग्रहण या अभ्यास । (३) दक्षता । (४) 
उपदेश । (५) मस्‍न्‍्त्रोच्चारण का विषय जो छह वेदांगों 
में एक है। (६) शासन, नियंत्रण । (७) बुरा परिणाम । 

शिक्षार्थी--संज्ञा पुं. [सं, शिक्षाथिन्‌] विद्यार्थी । 

शिक्षालय---संज्ञा पुं. [सं.] विद्यालय । 

शिक्षिका--वि. स्त्री. [सं.] शिक्षा देनेवाली । 

शिक्षित--वि, [सं.] (१) पढ़ा-लिखा । (२) पंडित । 

शिखंड--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मोर की पूंछ या पुच्छ। 
उ.--क्रुटिल कच भुत्र तिलक रेखा शीश शिखी शिखंड। 
(२) चोटी, शिखा । उ.--शोभित केश बिचित्र भाँति 
युति शिखि शिखंड हरनी--पृ. ३१६ (५४)। (३) 
काकुल, काकपक्ष । 


शिखंडिनी--संज्ञा स्त्री- [सं,] (१) मोरनी, सयूरी ।(२) ः 


द्रुपदराज की कन्या जो बाद में पुरुष हो गयी थी । 
शिखंडी--संज्ञा पुं. [सं. शिखंडिन] (१) सोर, सयूर । (२) 


६4 








[ १६०६. ] 


मोर या मयूर को पूंछ। (३) शिखा, चोटी । उ.-- 
: शिखंडी शीश मुख मुरली बजावत । ( ४ ) द्रुपदराज 
का वह पुत्र जो पहले कन्या-रूप में जन्मा था। महा- 
भारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का यही कारण बना 
था और अंत में अद्वत्थामा द्वारा सारा गया था । 
शिख--संज्ञा स्त्री. [सं. शिखा, शिखा । उ. फूली फिरति 
रोहिणी मैया नख-शिख करि सिगार । 
शिखर -संज्ञा पुं. [सं.] (१) सिरा, चोटी । (२) पहाड़ की 
चोटी । उ.--मारुत सोर करत चातक पिक अरु नग 
शिखर सुहाई--२८२१ । (३) केंगूरा, कलश, गुंबद । 
(४) एक रत्न जो अनारदाने की तरह लाल और सफेद 
होता है.। उ.--श्रीफल सकुचि रहे दुरि कातन शिखर 
,हियो बिहरान । (५) कुंद की कली । 
शिखरन--संज्ञा पुं. [सं. शिखरिणी ] दही और चोनो से 
बना हुआ एक प्रतिद्ध पेय । 
शिखरिणी--संज्ञा स्त्री. [सं,] एक वर्णवृत्ति । 
शिखरा--संज्ञा स्त्री, [सं. शिखर] एक गदा जो विश्वामित्र 
ने श्रीरासचंद्र को दी थी । 
शिखा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) चोटी, चुटिया । 
यौ. शिखा-सूत्र--चोटी और जनेऊ । 
(२) पंखों का गुच्छा, कलगी। (३) आग की लप्ड। 
(४) दीप की लौ। (५) नोक, सिरा (६) शिखर । 
शिखि--संज्ञा पूँ, [सं,] (१) मोर, सयूर | उ.--चीरि 
. फारि करिहौं भगौहों शिखिनि शिखी लवलेस ॥ (२) 
अग्नि । (३) तीन को संख्या । 
शिखिवाहन --संज्ञा पुं, [सं.] कुमार कार्तिकेय । 
शिखी--वि. [ सं. शिखिन्‌] जिसके चोटी हो । 
संज्ञा पुं, (१) मोर, मयूर । उ.--कुटिल कच भू 
तिलक रेखा सीस शिखी शिखंड । (२) मुर्गा । (३) 
अग्नि । (४) तीन की संख्या । (५) दीपक । 


शिगूफा--संज्ञा. पृ. [फ़ा. शिगूफा] (१) कलो। (२) फूल। 


(३) अनोखी या विचित्र बात । 

मुहा.--शिगुफा खिलाना--विनोद या झगड़ा कराने 
के लिए कोई नयी बात छेड़ देना। शिगूफा खिलना-- 
बिनोद या झगड़े के लिए कोई नयी बात छिड़ता। 
शिगूफा .छोड़ना--(१) विचित्र बात कहना । (१) 


विनोद या भगड़े के लिए कोई बातें कह देना । 

शिति--वि. [सं.] (१) सफेद । (२) काला, नीला । 

शितिकंठ--संज्ञा पुं. [सं.] शिव, महादेव । 

शिथिल--वि, [सं.] (१) ढीलाढाला। (२) सुस्त, धीमा । 
(३) हारा-थका । उ.--देह शिथिल भई उठदो न- 
जाई। (४) आलसी । (५) बात पर वृढ़ न रहने 
वाला । (६) जिसका पालन कड़ाई के साथ न हो । 
(७) जो सुनायी न दे । (८) जो दबाव में न रहा हो । 

शिथिलई--संज्ञा स्त्री. [सं. शिथिल] शिथिलता 

शिथिलता--संज्ञा. स्त्री. [सं.] (१) ढिलाई, ढीलापन । 
(२) थकान, थकावट । (३) आलस्य । (४) नियरू के 
पालन में कड़ाई को कमी । (५) शक्ति की कमी.। (६) 
वाक्य में शब्द-संगठन या अर्थ-संबंध को कमी । (७) 
तक या प्रमाण में कुछ कमी । 

शिथिलाई---संज्ञा. स्त्रो, [सं. शिथिल] शिथिलता । 

शिथिलाना--क्रि. अ.[सं. शिथिल ] (१) ढीला पड़ना। 
(२) थकना, श्रांत होना । * 

शिथिलाने--क्रि. अ. [हिं. शिथिलाना] थक गये, भ्रांत 
हो गये । उ.--क रत सिंगार परस्पर दोऊअति आलस 
शिथिलाने - १७२१ । 

शिथिलित--वि. [सं.] जो शिथिल हो गया हो । 

शिथिले--वि. [सं. शिथिल] शिथिल, श्रांत। उ--भए 
अंग शिथिले--२७१२ । 

शिनाख्त--संज्ञा स्त्री. [फ़ा, शिनाख्त] (१) पहचान । 
(२) गुण या स्वरूप को परख । 

शिफर---संज्ञा पुं. [फ़ा, सिवर] ढाल । 

संज्ञा पुं, [अ, सिफ़र] शून्य । 

शिया--संज्ञा, पुं. [अ. शीया] (१) सहायक । (२) 
अनुयायी । (३) मुसलमानों का वह संप्रदाय जो हजरत 
अलो को पंगंबर का उत्तराधिकारी मानता है । 

शिर- संज्ञा पुं. [सं. शिरस्‌ |(१) सुंड, कपाल ।(२) मस्तक । 
(३) सिरा, चोटी । (४) प्रधान, मुखिया । 

शिरकत--संज्ञा स्त्री, [अ, शिरकत] (१) साझा । (२) 
कार्य में योग या सहयोग । 

शिरत्राण, शिरत्रान--संज्ञा पुं. [सं. शिरस्त्राण] सिर 
को रक्षा के लिए पहनी जानेवालो लोहे की- टोपी । 





ड [ 


उ.--दूटत धुजा पताक छत्र रथ चाप चक्र शिरत्राण । 

शिरफूल--संज्ञा पुं. [हि. शिर+ हिं. फूल] सिर का झोश- 
फूल नामक आभूषण । 

शिरमोर--संज्ञा पुं. [हि. शिर+हिं. मौर] (१) मुकुट । 
(२) श्रेष्ठ व्यक्ति । (३) नायक । 

शिरस्त्राण, शिरस्त्रान--संज्ष पुं. [सं. शिरस्त्राण] युद्ध 
में योद्धाओं द्वारा सर को रक्षा'के लिए पहना जाने- 
वाला लोहे का ठोप, काँड़ । 

शिरहन--संज्ञा पूं. [हि. शिर+सं. आधान](१) तकिया। 
(२) (पर्लेंग आदि का ) सिरहाना । 

शिरा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) (रक्त की छोटी) नाड़ी । 
(२) पानो का सोता या स्रोत । 

शिरीष--संज्ञा पुं. [सं.] सिरस का पेड़ । 

शिरोधाये--वि. [सं. शिरोधार्य्य] सिर पर धरने योग्य, 
सादर मान्य । 

शिरोभूषरण - संज्ञा पुं. [सं.] (१) सिर का आभूषण । (२) 
मुकुठ । (३) श्रेष्ठ व्यक्ति । 

शिरोमणि--संज्ञा पु. स्त्री, [ सं. ] (१) चूड़ामणि। 
(२) श्रेष्ठ व्यक्ति । (३) माला में सुमेरु । 

शिरोरुह---संज्ञा पं. [सं,] सिर के बाल । 

शिला--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) पत्थर । (२) चद्ढान । 
उ.--डारि दियो ताहि शिला पर बालक ज्यों खेल्यो--- 
२५७७। (३) न हिलने-डोलनेवाला व्यक्ति (व्यंग्य) । 
(४) भूमि या खेत में पड़ा हुआ एक-एक दाना बोनने 
का काम । 

संज्ञा स्त्री, [सं, शीला] राधा को एक सखो का 

नोस | उ,--शिला नाम ग्वालिनि अचानक आइ गहे 
कन्हाई--२४१९ । 

शिलाजीत--संज्ञा पुं. स्त्री, [सं, शिलाजतु] काले रंग की 
एक ओषधि । 

शिलान्यास--संज्ञा पुं, [सं.] भवन, संदिर आदि की नोंव 

.... का पहला पत्थर रखा जाना। 

शिलालेख--संज्ञा पुं. [सं.] पत्थर पर लिखा लेख । 

शिलावुष्टि--संज्ञा स्त्री. [सं] ओले बरसना । 

शिलाहरि---संज्ञा पुं. [सं.] ज्ञालग्राम की सूति । 

शिलाहारी--संज्ञा पुं. [सं, शिलहारिन्‌] शिला भा अशक्षकण 


१६०७ ] 


बीन कर जीवन-निर्वाह करनेवाला । 

शिलीमुख--संज्ञा पुं. [सं.] (१) भौरा, श्रमर। उ.-- 
(क) कुंवरि ग्रसित श्रीखंड अहिशभ्रिम चरंण शिलीमुख 
लाम। (ख) कुंचित अलक शिलीमृख मानो ले मकरंद 
उड़ाने । (२) तीर, वाण । 

शिल्प--संज्ञा पुं. [सं.] (१) हाथ .की कारीगरी, दस्त- 
कारी । (२) कला-संबंधी व्यवसाय । 

शिल्पकला - संज्ञा स्त्री. [सं.] हाथ को कारीगरी । 

शिल्पकार संज्ञा, पुं. [सं,] कारीगर, शिल्पी । 

शिल्पकारी--संज्ञा स्त्री. [सं.] दस्तकारी, कारीगरी । 

संज्ञा पुं. कारोगर, शिल्पी । 

शिल्पी--संज्ञा पुं. [सं. शिल्पिन्‌ु) (१) दस्तकार, कारी- 
गर । (२) चितेरा, चित्रकार । 

शिव--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मंगल, कल्याण । (२) पानी, 
जल । (३) महादेव, शंकर, शंभु । 

शिवता--संज्ञा स्त्री. [सं,] शिव होने का भाव या धर्म ! 
उ.--शिव शिवता इनहीं सों लही । 

शिवदिशा--संज्ञा स्त्री. [सं.] ईशान कोण । 

शिवनंद्न--संज्ञा पुं. [सं.] (१) गणेश । (२) कार्तिकेय । 

शिवनामी--संज्ञा स्त्री. [सं.] वह चादर जिस पर “शिव' 
या “जय शिव' लिखा हो । 

शिवनिर्माल्य--संज्ञा पुं. [सं,] (१) ज्ञिव पर चढ़ायी गयी 
वस्तु जिसके ग्रहण का निषेध हैँ। (२) त्याज्य या अग्रा- 
हंच वस्तु, वस्तु जो ग्रहण न की जाय । 

शिवपुरी--संज्ञा स्त्री, [सं.] काशी, वाराणसो। 

शिवरात्रि--संज्ञा स्त्री. [सं.] फाल्गुन बदी चतुर्दशी जब 
शिव जो के पूजन, वत आदि का माहात्म्य है। 

शिवरिपु--संज्ञा पुं. [सं.] कामदेव । उ.- ता दिन ते 
उर-भौन भयो सखि शिवरिपु को संचार--२८८८। 

शिवलिंग--संज्ञा पुं. [सं.] शिव को. पिडी जिसको पूजा 
की जातो हे । 

शिवलोक--संज्ञा पुं. [सं.] कैलास । 

शिंववाहन--संज्ञा पुं, [सं.] बैल, नंदी । 

शिवशेल--संज्ञा पुं. [सं,] कैलास । ' 

शिवा--संज्ञा स्त्री. [सं.)] (१) पाती, गिरिजा। उ.-... 
जेहि रस शिव सनकादि भगन भए शंभु रहत दिन 








[ १६०८ ] 


सीधा | सो रस दिये सूर प्रभु तोको शिवा न लहति 
अराधा । (२) सियार की मादा, सियारिन । 

शिवालय --संज्ञा पूं. [सं.] (१) झ्षिव का सन्दिर। (२) 
देव-संदिर । (३) मरघट, इमशान। 

शिवाला--संज्ञा पुं. [सं, शिवालय] (१) शिव का 
मंदिर । (२ ) देव-मन्दिर ६ 

शिवि--संज्ञा पुं. [सं.] राजा उशोनर का पुत्र एक 
राजा जो ययाति का दौहित्र था और जो अंपनो दान- 
शोलता के लिए बहुत प्रसिद्ध है । 

शिविका--संज्ञा स्त्री, [सं.] डोली, पालकी | 

शिविर--संज्ञा पूं. [सं.] (१) डेरा, निवेश । (२) सेना 
का पड़ाव, छावनो । (३) किला, कोट, दुर्गे। 

शिशिर---संज्ञा पुं. [सं.] (१) एक ऋतु जो साघ-फाल्गुन 
में होतो है। 3उ,.--परम दीन जनु शिशिर हेम हत 
अंबुज गत बिनु पात | (२) जाड़ा, शोत-काल । (३) 
बरफ, पाला, हिम । 

शिशिरांत-संज्ञा पुं. [सं.] शिशिर के अंत या पश्चात्‌ 
को ऋतु, बसंत । 

शिशु---संज्ञा पूं. [सं.] छोटा बच्चा । उ.--शंख चक्र भुज 

: चारि बिराजत क्षति प्रताप शिशु भेषा हो। 

शिशुता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) बचपन, बाल्यावस्था। 
उ,--अति शिश्षुता में ताहि सहारधो--९८६ | (२) 
शिशु का भाव, धर्म या कार्य । 

शिशुताई--संज्ञा स्त्री, [सं. शिशुता] शिशु का भाव, धर्म 
या कार्य । उ.--जसुमति भाग सुहागिनी हरि को सुत 
जाने । मुख मुख जोरि बतावई शिशुताई ठाने । 

शिशुपन--संज्ञा पुं. [सं. शिशु + हि. पन.] बचपन । 

शिशुपाल--संज्ञा पुं. [सं] चेदि देश का राजा जो रक्मिणी 
से विवाह करना चाहता था ओर जिसे श्रीकृष्ण ने 
पांडवों के राजसूय यज्ञ में सारा था । उ.--देस देस के 
_नृपति जुरे सब भीष्म नृपति के धाम । रुक्‍्म कह्मो, 
शिशुपाल को देहौं नहीं कृष्ण सों काम-सारा. ६२८। 

शिषष--संज्ञा पूं. [सं, शिष्य] शिष्य । 

संज्ञा स्त्री, [सं शिक्षा] सीख, सिखावन। उ,-- 

आपुन को उपचार करो कछ तब औरन शिष देहु-- 
३०१३ । 


संज्ञा स्त्री, [सं, शिखंड या शिखा] चोटी, शिखा 
जो मुंडन के समय सिर पर रक्खी जाती हैँ । उ,-- 
कटि पट पीत पिछौरी बाँधे कागपच्छ शिख शीश । 
शिषरी--वि. [सं. शिखर] जिसमें शिखर हो । 
शिषा--संज्ञा स्त्री. [सं, शिखा] चोटी.। 
शिषि--.संज्ञा पुं. [सं. शिष्य] चेला । 
शिषी---संज्ञा पुं. [सं. शिखी] मोर, सयूर । 
शिष्ट--वि. [ सं.] (१) श्ञांत । (२) सुशोल । (३) श्रेष्ठ । 
(४) सज्जन, सभ्य। (५) शालोीन । 
शिष्टता--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) सज्जनता, सभ्यता । (२) 
शालीनता । (३) उत्तमता, श्रेष्ठता । 
शिष्टाचार---संज्ञा पुं. [सं,](१) सभ्य आचरण । (२) विनय, 
नम्रता । (३) दिखावटी सभ्य व्यवहार । (४) आब- 
भगत, स्वागत-सत्कार। 
शिष्य--संज्ञा पुं. [सं.] (१) विद्यार्थी, अंतेवासी । उ.--- 
तीर चलावत शिष्य सिखावत धर निशान देखरावत। 
(२) चेला, शागिद । (३) दीक्षा या मंत्र लेनेवाला । 
शिष्यता--संज्ञा स्त्री, [सं.] शिष्य होने का भाव या धर्म । 
शिष्या---संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) विद्याथिनो । (२) चेलो । 
शीकर---संज्ञा पुं. [सं.] (१) ओस, तुषार । (२) जलकण। 
(३) वर्षा की छोटी-छोटी बूंदें, फुहार । 
शीघ्र--क्रि, वि. [सं.] चटपट, तुरंत । 
शीघ्रगामी--वि. [सं, शी त्रगामिन्‌] तेज चलनेवाला । 
शीघ्रता--संज्ञा स्त्री. [सं..] तेजी, फुरती । 
शीत--वि, [सं.] (१) ठंढा (२) शिथिल । 
संज्ञा पुं. (१) जाड़ा । (२) तुषार, पाला । 
शीतकर--संज्ञा पुं. [सं.] चंद्रमा । 
शीतकाल--संज्ञा पुं. [सं.] हेमंत और शिशिर ऋतु । 
शीतल--वि. [सं.] (१) ठंढा । (२) शांत । 
शीतलता---सज्ञा स्त्री, [सं.] (१) ठंढापन। (२) जड़ता । 
शीतलताई--संज्ञा स्त्री. [सं.] शीतलता । (१) ठंढापन, 
सर्दी । (२) जड़ता, स्थिरता । 
शीतला--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) एक देवी । (२) चेचक । 
शीरा--संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) शर्बंत । (२) चाशनी । 
शीर्ण - वि, [सं.] (१) दूढा-फूठा । (२) गिरा हुआ । (३) 
फटा-पुराना। (४) मुरझाया हुआ। (५) दुबला-पतला । 


[ १६०९ |] 


शीषे- संज्ञा पं. [सं.] (१) सिर । (२) साथा। (३) सिरा। 
शीषेक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सिर। (२) माथा। (३) सिरा, 
चोटो । (४) विषय-परिचायक दब्द या उपवाक्य जो 
लेख या प्रबंध के आरंभ में लिखा जाय । 
शील--संज्ञा पूं. [सं.] (१) आचरण, चरित्र। (२) स्वभाव, 
प्रकृति । (३) उत्तम स्वभाव या प्रकृति । (४) कोमल 
हृदय । (५) संकोच, ध्यान । « 
मुहा०---शील तोड़ना--बेमुरौव्वती दिखाना । 
आँखों में शील न होना-- लज्जा, संकोच का भाव न 
होना, बेमुरौव्वत होना । 
वि, श्रवृत्ति या स्वभाववाला । 
शीलवान, शीलवान्‌--वि.[सं. शीलवत्‌] (१) अच्छे आच- 
रण या चरित्रवाला । (२) अच्छे स्वभाववाला। 
शीलता - संज्ञा स्त्री. [सं.] 'शील' का भाव। 
शीला--संज्ञा स्त्री. [सं.] राधा की एक सखी का नाम। उ. 
--(क) कहि राधा किन हार चुरायो ॥"४” । 
सुषमा शीला अवधा नंदा वृन्दा यमुना सारि--१५८० | 
(ख) व निशि बसे महल शीला के - १९३२॥ (ग) 
शीला नाम ग्वालिनी तेहि गहे कृष्ने धषि धाई हो-- 
२४४९ । 
शीश--संज्ञा पुं. [सं, शीर्ष ] सिर । 
मुहा०--शीश धनै--शोक या पछतावे से सिर 
पीठना “शीश धुनै--शोक या पछतावे से सिर पीटता 
हैं। उ,--शीश धुने दोऊ कर मीड़े अंतर- साँच परचो 
--१० उ.-६८ | शीश नीचे नवाना - लाज या संकोच 
से सिर झुकाना। शीश नीच्चो क्‍यों नावत--लाज या 
संकोच से सिर क्‍यों झुकाता हैँ ? उ.-- सूर शीश 
नीच्यो क्यों नावत, अब काहे नहिं बोलत--३१२१ । 
शीश पड़ना--भाग या हिस्से में आना, स्वयं परिणास 
भुगतना । शीश परथो - भाग सें आया, परिणाम 
भुगतना पड़ा । उ.-- जानि-चबूझि मैं यह कृत कीन्हों सो 
मेरे ही शीश परदो---१६६८ | 
शीशम--संज्ञा पुं. [फ़ा.] एक प्रसिद्ध पेड़ । 
शीशमहल--संज्ञा पुं. [फ़ा. शीशा - अ. महल] वह स्थान 
या महल जहाँ सब ओर शीशे जड़े हों । 
शीशा--संज्ञा पुं. [फ़ा. शीश: ] (१) काँच । (२) दर्पण । 


शीशी--संज्ञा स्त्री. [हिं. शीक्षा] काँच का पात्र-विशेष । 

शु ग---संज्ञा पुं. [सं.] एक क्षत्रिय वंश जो सौयों के पश्चात 
सगध साम्राज्य का स्वामी बना। 

शु'ड--संज्ञा पुं. [सं.] (१) हाथी की सूड़ । (२) हाथी की 
कनपटी से बहनेवाला मव । 

शु डा---संज्ञा स्त्री.[सं.. (१) सूड़ ।(२) मद्यपान का स्थान । 
(३) शराब । (४) वेश्या । 

शुडादंड---संज्ञा पूं. [सं.] हाथी को सूड़। 

शुडाल--संज्ञा पुं. [सं.] हाथी । 

शु'डि-संज्ञा पुं. [सं. शुंड] हाथी की सूड़ । उ.-- वाम कर 
गहि शुंडि डारिहौं अमरपुर हाँक दे तुरत गज को #कारे 
"२५९० । | 

शु'डिन, शुडी--संजा पुं. [सं. शुंडिन]हाथी । उ,-- भुजा 
भूज धरत मनो द्विरद शुंडिन लरत उर उरनि भिरे दोउ 
जुरे मन ते--१७०० । 

शुभ-संज्ञा पं. [सं.] एक असुर जो प्रहलाद का पौत्र और 
निशुंभ का भाई था; यह दुर्गा द्वारा सारा गया था | 

शुक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) तोता । (२) रावण का एक 
दूत। (३) शुकदेव जी । 

शुकरेव---संज्ञा पुं. [सं.]कृष्णद्वपायन,के पुत्र जिनका राजा 
परीक्षित को दिया हुआ मोक्ष-धर्म का उपदेश आज 
“श्रीसद्भागवत्‌” के रूप में उपलब्ध है । 

शुक-नलिका--संज्ञा पुं. [सं.] वह नली या नलंनी जो 
तोते को पकड़ने के लिए इस प्रकार बनायी जाती है 
कि उसके बेठते ही घूम जाती है और तोता उलटकर 
नीचे आ जाता है एवं उड़ने की शक्ष्ति भुला देने के 
कारण पकड़ लिया जाता है । 

शुकराना---संज्ञा पुं. [अ- शुक्र] (१) कृतज्ञता । (२) धन्य- 
वाद के रूप में दिया जानेवाला धन । 

शुकवाह--.संज्ञा पुं. [सं.] कामदेव जिसका वाहन तोता 
माना गया है । 

शुकी--संज्ञा स्त्री. [सं.] मादा तोता, तोतो, सुग्गी । 

शुक्त--वि. [सं,] (१) खट्टा । (२) अप्रिय । 

शुक्ति, शुक्तिका--संज्ञा स्त्री, [सं,] सीप, सीपी ।, 

शुक्तिज--संज्ञा पुं. [सं.] मोती, मुक्ता । 

शुक्र--संज्ञा पुं.[सं.] (१) एक चमकीला ग्रह ।(२)एक ऋषि 


[ १६१० | 


जो वेत्यों के गुरु थे । (२) वृहस्पतिबार और शनिवार 
के बीच का दिन। (३) बीये । (४) बल, पौरुष । 
शुक्रगुजार--वि. [अ, शुक्र +फा, गुज़ार] कृतज्ञ । 
शुक्रवार--संज्ञा पुं. [सं,] वृहस्पतिवार और शनिवार के 
बीच का दिन या वार । 
शुक्राचाये--संज्ञा पुं[सं, शुक्राचाय्य] एक ऋषि जो महर्षि 
भृगु के पुत्र और देत्यों के गुर थे.। उनकी पुत्री देव- 
यानी राजा ययाति को ब्याही थी। उन्होंने देवगुरु 
बृहस्पति-पुत्र कच को संजीवनी विद्या सिखायी थी। 
शुक्रिया--संज्ञा पुं. [फ़ा.] धन्यवाद । 
शुक्ल--वि. [सं.] सफेद, उजला, धवल । 
संज्ञा पुं. (१) ब्राह्मणों की एक पदवी । (२) उजला 
पाख या पक्ष । 
शुक्ल पक्त--संज्ञा पुं. [सं.] अमावस्या के बाद प्रतिपदा 
से पूणिमा तक का पक्ष जिसमें प्रतिदिन चंद्रकला के 
बढ़ते रहने से रात उजेली होती है । 

« शुक्लाभिसारिका-- संज्ञा स्त्री. [सं.] बह परकीय। नायिका 
जो शुक्ल पक्ष या चाँदनी रात में प्रियतम से मिलने 
संकेतस्थल पर जाती है । इ 

शुचि--वि. [सं.] (१) शुद्ध, पविनत्न | उ.--माली मिल्‍यो 
माल शुचि लैक--२६४३, (२) स्वच्छ, निर्मल । (३) 
निष्पाप, निर्दोष । (४) स्वच्छ हृदयवाला । 

: -शुचिता--संज्ञा स्त्री [सं.] पवित्रता, निर्मेलता । 

शुद्ध-वि. [सं.] (१) पवित्र। (२) ठोक, सही। (३) दोष- 

रहित, निर्दोष । उ.--पुष्य नक्षत्र नौमि जु परम दिन 
लगन शुद्ध श॒ुक्रवार--सारा. १६० । (४) जिसमें किसी 
प्रकार की मिलावट न हो, खालिस । 

- शुद्धता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१), पवित्रता। (२) ठीक होने 

का भाव । (३) निर्दोषता । 

शुद्धांत--संज्ञा पुं. [सं.] रनिवास, अन्त:पुर । 

शुद्धि--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) शुद्ध होने का कार्य । (२) 

सफाई, स्वच्छुता। उ.--....नारि आतुरी गई वन तीर 

तनु शुद्धि हेती--२०५६॥ (३) वह कृत्य जो अशुभ 

व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए किया जाता है ।, 
शुद्धीदून--संज्ञा पुं. [सं.] एक शाक्य राजा जो गौतम बुद्ध 

' के पिता थे । 


शुबहा--संज्ञा पुं. [अ.] (१) संदेह । (२) भ्रम । 

शुभंकर--वि, [सं.] कल्याण करनेवाला । 

शुभ--वि, [सं.] (१) अच्छा । (२) कल्याणकारी । 

संज्ञा पुं, मंगल, कल्याण । 

शुभचिंतक--वि, [सं.] कल्याण चाहनेवाला । 

शुभ्र - वि. [सं.] सफेद, उजला, इवेत । 

शुमार---संज्ञा पुं, [फ़ा,] (१) गिनती, गणना (२) हिसाब । 

शुरू---संज्ञा पु. [अ, शुरुअ] आरंभ । 

शुल्क---संज्ञा पुं. [सं.] (१) कर ।(२) दहेज, दायजा। (३) 
किराया। (४) मूल्य । (५) फीस । (६) पत्न-पत्रिका 
का (वार्षिक) चंदा । 

शुश्रपा-- संज्ञा स्त्री. [सं.] सेवा, परिचर्या । 

शुष्क--वि. [सं.] (१) सूखा । (२) जलहीन । (३) नोरस । 
(४) जिसमें मन न लगे । (५) निरंथक । (६) मोह- 
समता आदि से रहित, निर्मम। (७) अरसिक । 

शुष्कता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सूखापन। (२) जल- 
होनता। (३) नीरसता । (४) रूखापन। (५)निर्ममता । 
(६) अरसिकता। 

शुष्क हृद्य--वि. [सं. ] अरसिक, अभावुक । 

शूकर--संज्ञा पुं. [सं.]: (१) सुअर, वाराह्‌। (२) विष्णु का 
तीसरा अवतार जो वाराह का था । उ,--आई छींक 
नाक ते प्रगटे सुृकर अति लघु रूप--सारा, ४० । 

शूकर क्षेत्र - संज्ञा पुं. [सं.] एक तीर्थ जो नैमिवारण्य के 
निकट है और जहाँ भगवान ने वाराह अवतार लेकर 
हिरण्यकेशी को सारा था; आजकल यह स्थान 'सोरों' 
नाम से प्रसिद्ध हे । 

शूकरी--संज्ञा स्त्री. [सं.] सुअरी, बाराही । 

शूची--संज्ञा स्त्री. [सं. सूची ] सुई । 

शुद्र--संज्ञा पुं. [सं.] चार वर्णों में अन्तिम । 

शुद्रद्यु ति--संज्ञा पुं. [सं.] नीला रंग । 

शुद्रा--संज्ञा स्त्री. [सं.] छूद्र वर्ण की स्त्री । 

शुद्दी--संज्ञा स्त्री, [सं.] शूद्र वर्ण की स्त्री । 

शुल्य---संज्ञा पुं. [सं.] (१) खालो स्थान । (२) आकाश । 
(३) एकांत स्थान । (४) बिंदी, सिफर । (५) कुछ.न 
होना, अभाव । (६) ईश्वर । 

वि. (१) खाली, रिक्त । (२) निराकार । (३) जो 


[ १६११ | 


कुछ न हो । (४) विहीन, रहित । 
शुन्यता--संज्ञा स्त्री. [सं.] शून्य होने का भाव या धर्म । 
शूप--संज्ञा पुं. (सं. सूर्प | सुष, फटकनी । 
शूर--वि, [सं.] बहादुर, बीर। उ.--वादत बड़े शूर की 
नाई अर्बाहि लेत हाँ प्राण तुम्हारो--२५९० । 
शूरता, शूरताइ, शूरताई--्धसज्ञा स्त्री [सं.शूरता] बौरता। 


शूरमा--वि.[ सं. शुर | बीर। उ.--सू रदास सिर देत शूरमा 


सोइ जाने व्यवहार--२९०५ । 

शुर्सेन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सथुरा का राजा जो वसुदेव 
का पिता और श्रीकृष्ण का पितामह था। (२) मथुरा 
और उतका निकटवर्ती प्रदेश जहाँ राजा श्रसेन का 
राज्य था । 

शूरा--वि. [सं. शुर] बहादुर, वीर। 

संज्ञा पुं. [हिं. सूय॑] सुर्ये, भानु, रवि । 

शूपैकर्ण --संज्ञा पुं. [म्ं.] (१) हाथी । (२) गणेश । 

शूपेणला, शूपनखा--संज्ञा स्त्री. [सं. शूपंणगखा] रावण 
की बहन जिसके नाक-कान लक्ष्मण ने काटे थे । 

शूल--संज्ञा पुं, [सं.] (१) एक श्राचीन-अस्त्र | (२) सूलो । 
(३) त्रिशुल । (४) काँडा। (५) तेज दर्दे। (६) ठटीस, 
पोड़ा, कसक, ठुख । उ.--(क) तुम लछिमन निज पुर्रहि 
सिधारो | बिछुरन भेंट देहु लघु बंधू जियत न जैहै शूल 
(सूल) तुम्हारा --९-१६। (ख) मन तोधों कोटिक बार 
कही । समुझ न चरन,गहत गोविंद के उर अघ शूल(सूल) 
सही--१-३४४। (ग) अब काहे सोचत जल मोचत समौ 
गए ते शूल नई--२५३७ । (घ, को जाने. तन छूटि 
जाइगो शूल रहै जिय साधो--२५५८। (७)छड़, सलाख, 
इलाका । (८) झंडा, पताका । 

शूलधर, शूलधारी --संज्ञा पूं. [सं,] शिव, शंकर । 

शूलना -क्रि. अ. [सं शूल] (१) शूल के समान गड़ना। 
(२) कष्ट या दुख देना । 

शूलपाणि, शूलपानि संज्ञा पुं. [सं. शूलपाणि] हाथ में 
शूल धारण करनेवाले, महादेव । 

शूलिक--वि, [सं.] सूली या फाँसो देनेवाला । 

शूली--संज्ञा पुं. [सं. शूलिन्‌] (१) शिव। (२) एक नरक । 

संज्ञा स्त्री, [सं. शूल] पीड़ा, कष्ट । 
आंखल--संज्ञा पुं. [सं.] (१) करधनी, मेखला ।(२) जंजीर, 


साँकल । (३) हथकड़ी-बेड़ी । 
शृंखलता--संज्ञा स्त्री. [सं] कऋ्रमबद्ध होने का भाव । 
अंखला--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सिलसिला, क्रम। (२) 
जंजीर, साँकल । (३) करधनी, मेखला । (४) कतार, 
श्रेणी । (५) एक काव्यालंकार । 
श्ृंखलावद्ध--वि, [सं.] (१) जो सिलसिल या क्रम से हो । 
(२) जो जंजीर से बँधा हो । 
अंखलित--वि. [सं.] (१) क्रमबद्ध । (२) पिरोया हुआ। 
खुंग--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पर्बत का शिखर, चोटी । (२) 
(पशु के) सींग। उ,--भक्ति बिन बैल बिराने ह्वेहौ । 
पाँउ चारि शिर झाुंग (सृग) गुंग मुख तब कैसे गुन 
गेहौ--१-३३१॥ (३) कँंगूरा। (४)सिएी बाजा उ.-- 
कंस ताल करताल बजावत श्यृंग (सू ग) मधुर मुँहचंग। 
ख़ुंगवेरपुर--संज्ञा पुं.[सं.] एक प्राचीन नगर जहाँ रामायण- 
काल में निषादराज गृह की राजधानी थी । 
खूंगार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) नौ रसों में एक जो रसराज, 
कहा जाता है और जिसका स्थायी भाव रति, आलंबन' 
विभाव नायक-नायिका, उद्दीपन सखा-सखी, वन-बाग, 
चंद्र, हाव-भाव आदि हैं। यह रस दो प्रकार का होता 
है -संयोग और वियोग ' (२) स्त्रियों की सजावट; 
शुृंगार १६ हैं - उबटन, स्तान, वस्त्र धारण, 
सेंवारना, काजल लगाना, माँग भरना, सहावर लगाना, 
तिलक लगाना, चिबुक और कपोल पर तिल बनाना, 
मेंहदी रचाना, सुगंधित लेप लगाना, आभूषण पहनना, 
पुष्पणताल धारण करना, पान खाना और मिस्सी 
लगाना ।(३) किसी चीज की सजावट । (४) भक्ति का 
वह रूप जिसंमें भक्त अपने को पत्नी और इष्टदेव को 
पति मानता है । (५) वह जिससे किसी को शोभा 
बढ़े । उ--यशुमति कोख सराहि बलैया लेन लगीं 
ब्रजना र । ऐसो सुत तेरे गृह प्रगटयो या ब्रज को -. 
अुंगार । ॥; ध 
खुंगारत--क्रि. स. [हिं..श्लंगारना] श्यंगार करते हें । उं.-- 
मोहन मोहिनी अंग श्ंगारत--पृ, ३८८ (८०) । . 
खुंगारना--क्रि. स. [सं. श्रृंगार] श्यंगार करना, सजाना । 
अंगारमंडल--संज्ञा पुं. [सं.] (१) नश्रज का एक स्थान जहाँ 
श्रीकृष्ण द्वारा राधिका का श्यृंगार किया जाना प्रसिद्ध 





[ १६१२ ] 


है । (२) प्रेमी-प्रेमिका का मिलन या क्रीड़ास्थल । 
खुंगारहाट--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रृंगार - हि. हाट] वह्‌ बाजार 
जहाँ वेश्यालय हों, चकला १ 
खुंगारिक--वि. [सं.] श्यृंगार-संबंधी । 
खूंगारित--वि. [सं.] जिसका श्टृंगार हुआ हो । 
श्वृंगारिया--वि. [सं. श्रृंगार +]हिं. इया] (१) जो देवताओं 
का श्यृंगार करे। (२) बहुरूपिया १ 
श्वृंगारी--वि. [सं. श्रृंगार] श्वृंगार-संबंधी । 
खृंगारे--क्रि. स. बहु. [हि. श्यंगारना] सजाये-सेंवारे । उ.-- 
कहूँ गजराज बाजि श्वृंगारे, तापर चढ़े जु आप-- 
सारा ६७७ | 
ख्रृंगि--वि. [सं. श्ंगिन्‌| जिसके सींग हों । 
शंगी--संज्ञा पुं. [सं. ख्ंगिन्‌] (१) पहाड़, पर्बत। (२) एक 
ऋषि जो दामीक के पुत्र थे और जिनके शाप से तक्षक 
ने राजा परीक्षित को डसा था। (३) सींगवाला पशु । 
(४) सींग का बता बाजा। (५) शिव, महादेव । (६) 
एक प्राचीन देश । 
श्ृंगेरी--संज्ञा पुं. [सं.] दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मठ 
जिसके अधीर्वर 'शंकराचार्य' कहलाते हैं । 
श्रुग, श्टगाल--संज्ञा पुं. [सं. श्युगाल] गोदड़। 
वि. भीरु, कायर । 
शेख--संज्ञा पुं. [सं. शेष | शेष । 
संज्ञा पु. [अ. शेख] मुसलमानों का एक वर्ग । 
शेखचिल्ली - संज्ञा पुं. [अ. शेख + हि. चिल्ली] बड़ी- 
बड़ी बातें गढ़ने या हाँकनेवाला । 
शेखर--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सिर, माथा । (२) मुकुठ, 
किरीट। (३) पर्वत की चोटी, शिंखर। (४) सर्वेश्रेष्ठ- 
व्यक्ति । 
शेखाव त---संज्ञा स्त्री. [सं. शेष] एक क्षत्रिय जाति । 
शेखी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा. शेखी ] (१) घमंड, गव । (२) ऐंठ, 
अकड़ । (३) डींग, गर्व को बात । 
मुहा०--शेखी झड़ना, दूर होना या निकलना-- 
घमंड चूर हो जाना। शेखी बघारना, मारना या 
हाँकना--डींग मारना, गवेभरी बातें करना । 
शेखीबाज--वि. [फ़ा शेखी-+बाज़] (१) घमंडी, अभि- 
मानी । (२) डींग सारनेवाला । 


शेफालि, शेफालिका, शेफाली--संज्ञा स्त्री, [सं.] निर्गुडो 
(पौधा) । 
शेर--संज्ञा पुं. [फ़ा] (१) बाघ, सिह । 
मुहा०--शेर होना--ऊद्दंड हो जाना । 
(२) बहुत वीर और साहसी पुरुष । 
संज्ञा पुं. [अ.] (उर्दू) कविता के दो चरण ! 


शेरद्हों--वि. [फ़ा.] शर के सुँहवाला । 


संज्ञा पुं. पुराने ढंग को एक बंदूक । 
शेरपंजा--संज्ञा पूं. [फ़ा. शेर-- हि. पंजा] बघनह। । 
शेरबच्चा--संज्ञा पूं. [फ़ा. शेर-+ हिं. बच्चा] (१) शेर का 
बच्चा । (२) साहसो मनुष्य । (३) एक तरह + 
बंदूक । 
शेरबबर--संज्ञा पुं. [फ़ा.] सिंह, केसरी । 
शेवाल--संज्ञा पूं.. [सं.] सेवार, सेवाल । 
शेष --संज्ञ, पूं. [सं.] (१) बची हुई वस्तु, भाग था संख्या । 
(२) अंत, समाप्ति । (३) फल, परिणास। (४) 
नाश, मरण । (५) सहस्न फनों का सर्पराज जिसके . 
फनों पर पृथ्वी टिकी है, अनंत | (६) लक्ष्मण जो 
“शेष' का अवतार कहे जाते हैं। (७) बलराम जो 
'शेष' का अवतार कहे जाते हैं । 
वि. (१) बचा हुआ । (२) समाप्त | उ.-बातें 
करत शेष निसि आई ऊषा गए असनान--सारा. । 
(३) दूसरे, अन्य, अतिरिक्त । 
शेषधर--स्ञा पूं. [सं.] शिव, महादेव । 
शेषनाग--संज्ञा पूं. [सं.] शेष जिसके सहस्र फनों पर पृथ्वी 
टिकी मानी जाती है । 
शेषशायी --संज्ञा पूं. [सं.] विष्णु जो शेषनाग पर शयन 
करनेवाले माने जाते हैं। 
शेषांश--संज्ञा पूं. [सं.] (१) बचा हुआ या शेष अंश । 
(२) अंतिम भाग । 
शेषांचल--संज्ञा पुं. [सं,] दक्षिण भारत का एक पर्वत । 
शैक्षिक-वि, [सं.] शिक्षा-संबंधी । 
शेतान--संज्ञा-पुं. [सं.] (१) असत्‌ या पथ-अ्रष्ट 
करनेवाला (दुष्ट) देवता । 
मुहा०-- शैतान का बच्चा- बहुत दुष्ट या नीच 
आदमी । शैतान की आँत- बहुत लंबी चीज । 








[ १६१३ ] 


(२) भूत, प्रेत । (३) दुष्ट या ऋूर पुरुष । (४) 
नटखठ, शरारती । (५) झगड़ा, ठंटा। 
शंतानी--संज्ञा स्त्री, [अ. शैतान] पाजीपन । 
शाथल्य--संज्ञा पुं. [सं,] शिथिलता । 
शल--संज्ञा पुं. [सं.] ( १);पहाड़, पर्वत । उ.--- (क) दीन्‍्हों 
डारि शैल तें भू परक्लुनि जल भीतर डारबो । (ख) 
मुष्टिक अरुचाणर शैल सम'सुनियत हैं अति भारे-- 
२५६९ । (२) चट्टान, शिला। 
शलकन्या, शलकुमारी --संज्ञा स्त्री. [सं.] पार्वती । 
शेलगंगा - संज्ञा स्त्री. [सं.] गोवर्धन पर्वत की एक नदी 
जिसमें श्रीकृष्ण द्वारा सब तीथों का आवाहन किया 
जाना प्रसिद्ध हे । 
शैलजा--संज्ञा स्त्री [सं.] पार्वती । 
शेलतटी--संज्ञा स्त्री, [सं.] पहाड़ की तराई। 
शलधर, शलधरन--संज्ञा पुं. [सं- शैलधर ] गोवद्धं नधारी 
श्रीकृष्ण । उ.--सू रदास प्रभु शैलधरन बिनु कहा सबे 
अब तोते--२८५३३ । 
शेलनंदिनी--संज्ञा स्त्री. [सं.] पार्वती । 
शलपति - संज्ञा पुं, [सं.] (१) हिमालय । (२) शिव । 
शेलरंध्र--संज्ञा पुं. [सं,] गुहा, गुफा । 
शलराज--संज्ञा पुं. [सं.] (१) हिमालय। (२) शिव । 
शेलसुता--संज्ञा स्त्री. [सं.] पार्वती । 
शेली - संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) ढब, ढंग, रीति। (२) पद्धति, 
प्रणाली, परिपाटी । (३) प्रथा, चलन, रिवाज । (४) 
वाक्य-रचना की विशिष्ट रीति । 
शेलूष-संज्ञा पूं. [सं.] नाटक खेलनेवाला अभिनेता । 
शेलेंद्र-संज्ञा पुं. [सं.] हिमालय । 
शंब--वि, [सं,] शिव-संबंधी । 
संज्ञा पुं, शिव का उपासक । 
शेबलिनी - संज्ञा स्त्री, [सं.] नदी । 
शेवाल--संज्ञा स्त्री [सं.] सेवार, सिधार । 
शेठय--वि, [सं.] शिव-संबंधी । 
शेव्या--संज्ञा स्त्री, [सं.] सत्यवादी हरिश्चन्द्र की रानी । 
: शैशब--वि. [सं.] (१) शिशु-संबंधी । (२) बाल्यावस्था 
या शिशु-अव्रस्था-संबंधी । 
संज्ञा पुं. (१) बचपन । (२) बच्चों सा व्यवहार । 


शोक--संज्ञा पुं. [सं ] प्रियजन के अभाव या पीड़ा आदि 
से उत्पन्न दुख; (नौ रसों के नो स्थायी भावों में 
एक है शोक जो करुण रस का मूल है; इसे मृत्यु 
का पुत्र कहा गया है)। उ.--मदन गोपाल देखियत 
हैं सब अब दुख शोक बिसारी - २५६६ । 
शोककारक्‌ृ--वि [सं,] शोक उत्पन्न करनेवाला । 
शोकाकुल--वि, [सं.] जोक से व्याकुल । 
शोकाते--वि. , सं, शोकात्तं ] शोक से व्याकुल । 
शोख--वि. [फ़ा. शोख ] (१) ढीठ । (२) नटखढ । (३) 
चंचल । (४) चटकीला (रंग) । 
शोखी--संज्ञा स्त्री. [ फ़ा. शोखी ] (१) (ढिठाई । (२) 
चंचलता , (३) नटखटी । (४) चटकीलापन । 
शोच--संज्ञा पुं. [सं, शोचन| (१) ढुख । (२) चिता । 
शोचनीय -- वि, [सं.] (१) जिसको दक्षा देखकर दुख हो । 
(२) बहुत हीन या बुरा । 
शोण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लाली, अरुणता । (२) आग, 
अग्नि । (३) सेंदुर। (४) एक नद । 
शोणित--वि, [सं.] लाल रंग का । 
संज्ञा पुं, खून, रक्त, रुधिर । 
शोथ--संज्ञा पुं, [सं.] सुजन, बरस । 
शोध--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शुद्धि, संस्कार । (२) ठीक 
किया जाना । (३) जाँच-पड़ताल,.परीक्षा । (४) खोज- 
खबर, ढूँढ़। उ.--(क) जा दिन ते मधुबन हम आए, 
शोध न तुम ही लीनो हो--२९३२। (ख) सूर हमहि 
पहुँचाइ मधुपुरी बहुरो शोध न लीनो--२९६५ । 
(ग) जेइ जेइ पथिक हुते ब्रजपुर के बहुरि न शोध करे 
“--२९०२ । 
शोधक--वि. [सं.] (१) शुद्धि करनेवाला । (२) सुधार 
करनेवाला । (३) ढूँढ़ने-खोजनेवाला । 
शोधन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शुद्ध करना। (२) सुधारना । 
(३) धातु का संस्कार । (४) जाँच, छानदीत, परीक्षा | 
(५) खोजना, ढूँढ़ना | (६) प्रायह्चित । (७) दंड । 
शोधना- क्रि. स. [सं. शोधन] (१) शुद्ध या स्वच्छ करना । 
(२) सुधारना, संस्कार करना । (३) धातु का संस्कार 
करना । (४) ढूँढ़ना, खोजना । 
शोधबाना- क्रि.स. [हिं. शोधना_] शोधने को प्रवुत्त करता । 








[ १६१४ ॥] 


45 


शोधि--क्रि, स. [हि. शोधना] खोजकर, ढूँढ़ुकर | उ.-- 
(क) ग्रहबल, लग्न, नक्षत्र, शोधि कीनी बेद धुनो | (ख) 
सब शोधि रहे, न शोध पायो--१० उ.-२४। 
शोधु >संज्ञा पुं. [सं. शोध] खोज, पता | उ.--राख्यो 
रूप चराइ निरंतर सो हरि शोधु लब्यो--३१४० । 
शोधेया--वि, [हिं. शोधना + ऐयो ] शोधनेवाला । 
शोभ - वि. [सं.] सुंदर, शोभायुकत । 
संज्ञा स्त्री. [सं. शोभा] झोभा | 
शोभन--वि. [सं.] सुंदर, शोभायुक्त । (२) सुहावना । 
(३) उत्तम, श्रेष्ठ । (४) शुभ । 
संज्ञा पु. (१) कमल । (२) आभूषण । (३) मंगल, 
कल्याण । (४) सौंदर्य / (५) सेंढुर । 
शोभना---संज्ञा स्त्री. [सं.] सुंदरी नारी । 
क्रि. अ, [सं.] सोहना, शोभित होना । 
शोभनीय--वि. [सं.] सुंदर । 
शोभा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) चमक, कांति । (२) छवि, 
सुंदरता । उ.--कछुक विलाय वदन की झोभा अरुण 
कोटि गति पावे--२५४९ । (३) सजावठ । 
शोभात--क्रि, अ, [हिं. शोभना] झोभित होता या सुंदर 
लगता है | उ.--गत पतंग राका शशि विय सँग घटा 
.. सघन शोभात --२१5५। 
शोभायमान --त्वि. [सं.] सुंदर । 
शोभावत--क्रि.ज. [हिं शोभावना ] सुंदर लगता है। उ.-- 
कुंडल छवि रवि किरन हूँ तें द्यूति मुकुट इंद्रधनु ते 
शोभावत--5८६९ । 
शोभावना - क्रि, अ. [हि शोभना] सुंदर लगना । 
शोभित--वि. [सं.] (१) सुंदर, शोभायुक्त । (२) सजा 
हुआ । (३) बिराजता हुआ । 
शोर---संज्ञा पुं. [फा.] (१) गुल-गपाड़ा, हल्ला, कोलाहल । 
उ,--(क) सूर नारि तर देखन धाए घर घर शोर 
अकूत---२४९२। (ख/ नगर शोर अकनत सुनत अति 
रुचि उपजावत---२५६० । (ग) हलधर संग छाक भरि 
काँवरि करत कुलाहल सोर--सारा, ४७१। (२) 
आवाज, पुकार, गुहार । उ,-- महरि पुत्र कहि शोर 
लगायो तरु ज्यों धरनि लुटाइ--२५३३ । (३) धूम, 
- प्रसिद्धि। 3उ.--आय द्वारका शोर कियो उन हरि 


हस्तिनपुर जाने । 
शोरबा--संज्ञा पुं. [फा.] तरकारी का रसा या झोल। 
शोरा--संज्ञा पुं. [फा.] एक तरह का क्षार । 
शोरापुश्त-वि. [फा.] झगड़ालू, उद्दंड । 
शोला - संज्ञा पुं.[अ, शोअल$| आग की लपट या ज्वाला । 
शोशा--संज्ञा पुं. [फा.] (१) नोक । (२) अनोखी बात । 
(३) झगड़े की बात । (४) व्यंग्य । 
शोषक --संज्ञा पुं. [सं.] (१) सुखाने या। सोखनेवाला ।(२) 
चूसनेवाला । (३) घुलानेवाला। (४ ) नाशक । 
शोषण -- संज्ञा पुं. [सं.] (१) सुखाना । (२) सोख लेश । 
. (३) चूसना । (४) घुलाना। (५) नाश करना । (६) 
कामदेव के पाँच बाणों में एक । 
शोषित--वि, [सं.] (१) सोखा या सुखाया हुआ। (२) 
चसा हुआ । (३) पीड़ित । 
शोहदा - वि. [अ, | गुंडा, बदसाश, लंपट । 
शोहरत--संज्ञा स्त्री [अ,] (१) प्रसिद्धि । (२) धूम । 


शोहरा--संज्ञा पुं. [अ. शोहरत] (१) प्रसिद्धि। (२) धूम। 


शौक--संज्ञा पुं, [अ, शौक] (१) तीब्र चाह या लालसा । 
मुहा.--शौक करना-- भोग करना, आनंद लेना । 
शौक चर्राना या पैदा होना - बहुत चाह या लालसा 
होना (व्यंग्य) । शौक पूरा करना या मिटाना--चाह 
पूरी करना । शौक फरमाना-- भोग करना, आनंद 
लना । शौक से--सह॒षष, आनंद से । 
(२) लालसा (३) चस्का । (४) झुकाव । 
शौकत संज्ञा स्त्री, [अ. झौक़त] ठाठ-बाट, शान । 
शौकिया--क्रि. वि. [अ, शौकिया) शौक पूरा करने को । 
शौकीन--वि. [अ. शौक | (१) शौक या चाव रखनेवाला । 
(२) सदा बना-ठना रहनेबाला । 
शौकीनी --संज्ञा स्त्री. [हि. शौकीन] शौकीन होने का भाव 
या काम, रंगोलापन, छेलापन। 
शौच---संज्ञा पुं. [सं,] (१) शुद्धता, पवित्नता। (२) शुद्धता 
के लिए किये गये देमिक कर्म । 
शौध--वि. [सं, शुद्ध] निर्मल, पवित्र 
शौरसेन---संज्ञा पुं. [सं.] शूरसेन का राज्य जिसका विर- 
तार आधुनिक ब्रजमंडल के लगभग था। 
शौरसेनी--संज्ञा स्त्री: [सं.] (१) शौरसेन प्रदेश की प्राचीम 


# 








[ १६१५ |] 


ब्राकृत भाषा । (२) एक प्राचोन अपश्रंश भाषा जो 
५ मध्यप्रदेश में प्रचलित थी । 
शौये--संज्ञा पुं. [सं. शौय्य॑] बीरता, शूरता । 
शौहर--संज्ञा पुं. [फा.] स्त्री का स्वामी, पति । 
श्मशान--संज्ञा पुं. [सं.] मसान, मरघट । 
श्मशानपति--संज्ञा पं. [सं,.] जिव, महादेव । 
श्मश्रु--संज्ञा पुं. [सं.] खढ़ी-मूंछ ।* 
श्याम---संज्ञा पुं, [सं.] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
वि. (१) काला, साँवला । (२) नोला। 
श्यामकण--संज्ञा पुं. [सं.] बह घोड़ा जिसका सारा शरीर 
सफेद और एक कान काला हो । 
श्याम टीका--संज्ञा पुं. [सं.] दिठौना । 
श्यामता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) श्याम होने का गुण या 
भाव। (२) काला या साँवलापन। उ.--सूर प्रभु 
श्याम की श्यामता मेघ की यहै जिय सोच कछ नहिं 
सोहाई--१६२६ । 
श्यामल--वि. [सं.] काला, साँवला । 
श्यामलता--संज्ञा स्त्री, [सं.] काला या साँवलापन । 
श्यामला--वि. [सं. श्याम] काला, साँवला । 
संज्ञा पुं. श्रीकृष्ण । 
श्यामसु दर--संज्ञा पुं. [सं.| श्रीकृष्ण का एक नाम । 
श्यामांग--वि. [सं.] काले या साँवले रंगवाला | 
श्यामा--संज्ञां स्त्री. [सं.] (१) श्रीकृष्ण की प्रिया राधा । 
(२) राधा को एक सखी का नाम | उ.- (क) इंदा 
बिंदा राधिका श्यामा कामा वारि--११०२॥ (ख) कहि 
राधा किन हार चुरायो * । इ्यामा कामा चतुरा 
नवला प्रमुदा सुमदा वारि--१५८० । (३) काले 
रंग की गाय । (४) रात, रात्रि | (५) । एक पक्षों । 
वि, काले या श्याम वर्णवाली । 
श्याल--संज्ञा पुं. [सं.] (१) साला । (२) बहनोई । 
संज्ञा पूं. [सं. श्वुगाल] सियार, गीदड़ | उ.--- रोवें 
वृषभ तुरग अरु नाग। स्थाल (स्यार) “दिवस, निसि 
बोलें काग--१-२८५६ । ; 
श्येन---संज्ञा पुं. [सं_] बाज या शिकरा पक्षी । 
श्रद्धांजलि--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रद्धा + अंजलि] (१) अंजुलि 
में फूल लेकर श्रद्धा से चढ़ाना । (२) भद्धा-भाव-सूचक 


कार्य, कृति या आयोजन । 
श्रद्धा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बड़ों के प्रति आवर या पृज्य 
भाव । (२) भक्ति, आस्था । 
श्रद्धालु--वि. [सं.] श्रद्धा रखनेवाला । 
श्रद्धे य--वि. [सं.] श्रद्धा करने के योग्य, श्रद्धा-पात्र। 
श्रम--संज्ञा पुं. [सं,] (१) मेहनत, परिश्रम, उच्चम । उ.-- 


दूरि तीर्थन श्रम करि जाहि। (२) थकाबट । उ.-- , . 


आज कहा उद्यम करि आए | कहै वृथा श्रमि ज्रमि 
शक्षम (ल्म) पाए--४-१२। (३) एक संचारी भाव। 
(४) क्लेश, दुख । (५) दौड़-धूप । (६) प्रयास । 

श्रमकणु--संज्ञा पुं. [सं.] पसीने की बूँद । 

श्रमजल--संज्ञा पुं. [सं.] पसीना, स्वेद । उ,--कुमकुम आड़ 
श्रवत श्रमजल मिलि मधु पीवत छबि छींट चली री.। 

श्रमजित--वि. [सं. श्रम +हिं जीतना] श्रम को जीत लेने- 
बाला, कभी न थकनेवाला । 

श्रमजीबी --वि. [सं, श्रमजी विन्‌ ] शारीरिक परिश्रम करके 
जीविका अर्जन करनेवाला । 

श्रसणु--संज्ञा पु. [सं.] बौद्ध संस्यासी । 

श्रमबिंदु--संज्ञा पुं. [सं"] पसीने की बूँद । 

श्रमसीकर--संज्ञा पुं. [सं.] पसीने की बूँद | उ. कुंडल 
मकर कपोलनि झलकत श्रमसीकर के दाग । 

श्रमिक-«संज्ञा पुं. [सं,] मजदूर । 

श्रमित--वि, सं, श्रम | थका हुआ, श्रांत। उ.-चारों आओॉतनि 
श्रमिते जानिके जननी तब पौढ़ाए-- सारा, १९३ । 


अ्रमी--वि. [सं. श्रमिक] (१) परिश्रमी । (२) अ्रमजीवी ।. 


भ्रवणु--संज्ञा पुं. [सं.] (१) कान, कर्ण । (२) देव-चरित्र 
सुनना । उ---अवण कीर्तन सुमिरन करे। (३) नौ 
प्रकार की भक्तियों में एक। उ.--श्रंवण कीर्तन 
स्मरण पद-रत अचैन वंदन दास --सारा, ११६। (४) 
राजा मेघध्वज के एक पुत्र का नाम। उ. -- ता संगति नव 
सुत तिन जाए। श्रवणादिक मिलि ह्‌रि-ग्रुन गाए। (५) 
सत्ताइस नक्षत्रों में बाइसवाँ । (६) मातु-पितृ-भकत पुत्र । 

श्रवत -- कि. अ« [सं. स्व] बहता है ।॥ उ.--राति दिवस 
रस श्रवत सुधा में कामधेनु दरसाई । 

भ्रवन---संज्ञा पुं. [सं. श्रवण] (१) कान, कर्ण । (२) देव- 
घरित्न सुनना । (३) नौ प्रकार को भक्तियों में एक । 


१ 








[ १६१६ ] 


(४) राजा मेचध्वज का एक पूत्र । (५) एक नक्षत्र । 

श्रवन ढादसी--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रवण - द्वादशी] भादों 
के शुक्ल पक्ष की द्वादशोी जिस दिन वामनावतार 
होना माना जाता है । उ.--भादों श्रवन द्वादसी शुभ 
दिन धरो बिप्र हरि-रूप--सारा. ३३१ । 

श्रवना-क्रि , अ. [सं. स्राव]. बहना, रसना । 

क्रि, स, बहाना, गिराना। * 

श्रवित--वि. [सं. स्राव] बहा या गिरा हुआ।. 

श्रव्य-- वि, [सं,] जो सुना जा सके, सुनने योग्य । 

श्रठ्य काव्य---संज्ञा पुं, [सं.] काव्य जो केवल सुना जा 
सके और अभिनय-योग्य न हो । 

श्रांत--वि. [सं.] (१) थरका हुआ ।(२) दुखी । (३) 
शांत । (४) सुख-भोग से तुप्त । 

श्रांति--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) श्रम । (२) थकावट । (३) 
दुख, खेद । (४) विश्वाम । 

श्राद्ध--संज्ञा पुं. [सं.] -(१) श्रद्धापृ्वक किया जानेवाला 
कार्य । (२) वह कृत्य जो पितरों के लिए किया. जाय । 
उ.- कतहूँ श्राद्ध करत पितरन को तर्पण करि बहु 
भाँति--सारा, ६७३। (३) आहशिवन कृष्ण पक्ष जिसमें 
पितरों को तृप्ति-हेतु पिडशान, तर्पण आदि करके 
ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, पिंतृपक्ष । 

श्राद्धपक्त--संज्ञा पुं. [सं.] आशिवन कृष्ण पक्ष जब पितरों 
को पिडदान, तथयंण आदि करके ब्राह्मण को भोजन 
कराया जाता और दक्षिणा दी जाती है । 

श्राप--संज्ञा पुं. [सं, शाप] शाप। 

श्रावक, श्रावग--संज्ञा पुं. [सं. श्रावक] जन या बौद्ध 
संन्यासी ।3.--अजहूँ श्रावग ऐसो करे, ताही को मारग 
अनुसरे । 

वि. सुननेवाला, श्रोता। 

श्रावगी--संज्ञा पुं. [सं. श्रावक_] जैन धर्मानुयायी । 

श्रावणु--संज्ञा पुं. [सं.] (१) असाढ़ और भादों के बीच 
का महीता । (२) शब्द । 

श्रावणी--संज्ञा स्त्री. [सं.] श्रावण मास की पूणणिसा जिस 
दिन रक्षाबंधन! या 'सलूनों' का त्योहार होता है । 

श्रावना--क्रि. स. [सं. ख़वना_] गिराना, बहाना। 

-श्रावस्ती--संज्ञा स्त्री, [सं.] एक प्राचीन नगरी । 


श्रिय--संज्ञा स्त्री. [सं, शथ्रिया] मंगल, कल्याण । 
संज्ञा स्त्री, [सं. श्री] शोभा । 
श्री - सज्ञा स्त्री. [सं.] (१) विष्णु-पत्नी कमला, लक्ष्मी । 
उ.-तजि बैकुंठ गरुड़ तजि श्री तजि निकट दास के 
आयो--१-१० । (२) सरस्वतो । (३) धन-सम्पत्ति | 
(४) ऐश्वर्य, विभूति । (५) कीति । (६) प्रभा, शोभा, 
कांति । (७) वृद्धि। (८) सिद्धि। (९) “बेंदी! नामक 
आभूषण । (१०) आदरसूचक शब्द । उ.--(क) 
श्री नूसिह बपु धरबो असुर हति--१-१७ । (ख) 
श्रीकंत सिधारों मधुसूदन पै सुनियत हैं वै मीत तुम्हारे 
>-+ १०उ.-६० | 
संज्ञा पुं. (१) एक वेष्णव-संप्रदाय। (२) एक राग । 
वि. (१) सुंदर । (२) श्रेष्ठ । (३) शुभ । 
श्रीकंठ--संज्ञा पुं. [सं.] शिव, महादेव । 
श्रीकंत, श्रीकांत-संज्ञा पुं. [सं. श्रीकांत] विष्णु । 
श्रीखंड, श्रीखंडा - संज्ञा पुं. [सं. श्रीखंड] (१) चंदन-विशेष, 
हरिचंदन । उ.--तनु श्रीखंड मेघ उज्ज्वल अति, देखि * 
महाबल भाँति । (२) शिखरन। 
श्रीदामा--संज्ञा पुं. [सं. श्रीदामन्‌] श्रीकृष्ण का एक ग्वाल 
सखा जिसे 'सुदामा' भी कहा जाता है। उ.--खेलत 
स्थाम ग्वालनिसंग ! सुबल हलधर अरु श्रीदामा करत 
ताना रंग--१०-२१३। हु 
श्रीधर--संज्ञा पुं. [सं.] (१) विष्णु का एक नास । उ.-- 
धनि जसुमति जिन श्रीधर जाए--३८४ | (२) कंस 
का अनुचर एक निर्दयी ब्राह्मण जो श्रीकृष्ण को मारने 
आया था और जिसकी जीभ मरोड़कर श्रीकृष्ण ने उसे 
अबोला कंर दिया था। उ.--श्रीधर बाँभन करम 
कसाई, कह्मयो कंस सौं बचन सुनाई। प्रभु, मैं तुम्हरो 
आज्ञाकारी, नंद-सुवन की आवौं मारी । जबही 
बाँभन हरि ढिग आयोौ । हाथ पकरि हरि ताहि 
गिरायौ । गुदी चाँपि ले जीभ मरोरी-- १०-७७ | 
श्रीधाम--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ । (२) लाल कमल, पद्म । 
श्रीनाथ--संज्ञा पुं. [सं.] (१) विष्णु का एक नाम । (२,) 
श्रीकृष्ण ॥ उ.--आइ निकट श्रीनाथ निहारे, परी 
तिलक पर दीठि | सीतल भई चक्र की ज्वाला, हरि 








[ १६१७ ] 


हँसि दीन्ही पीठ-- १-२७४। 

श्रीनिकेत--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ । उ.--श्रीनिकेत समेत सब सुख रूप प्रगट 
निधान । (२) लाल कमल, पद्म । 

श्रीनिकेतन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ (२) लाल कमल |- (३) विष्णु । 

श्रीनिधि--संज्ञा पुं. [सं.] विष्णु का एक नाम । 

श्रीनिवास--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ । (२) लाल कमल । (३) विष्णु । 

श्रीपंचमी--संज्ञा स्त्री. [सं.] माघ शुक्ल पंचमीया वसंत 
पंचमी जब सरस्वती पूजन होता है । 

श्रीपत, श्रीपति--संज्ञा पुं. [सं. श्री पति] (१) विष्णु । उ.-- 
जाके सखा श्यामसुंदर से श्रीपति सकल सुखन के दाता । 
(२) रामचंद्र। उ---बा रबार श्रीपति कहैं धीवर नहिं 
मानै--९-४२ । (३) श्रीकृष्ण | उ.--तौ हम कछु न 
बसाइ पार्थ, जौ श्रीपति तोहिं जिताबें--१-२७५ । 

श्रीपद्‌--वि, [सं.] ऐड्वर्यदाता । ; 

श्रीपादू--वि. [सं.] पूज्य, श्रेष्ठ । 

श्रीप्रदा - संज्ञा स्त्री, [सं.] राधा का एक नाम । 

श्रीफल -संज्ञा पुं. [सं.] (१) बेल (फल) । उ.--श्रीफल 
सकुचि रहे दुरि कानन--१५९७। (२) नारियल । 
उ.-श्रीफल मधुर चिरोंजी आनी-- १०-२११। (३) 
आँवला। 

श्रीबंधु संज्ञा पुं. [सं.] अमृत, चन्द्र आदि वे चौदह रत्न जो 
समुद्र-मंथन से लक्ष्मी के साथ निकले थे। 

श्रीभान--संज्ञा पुं. [स.] श्रीकृष्ण का, सत्यभामा के गर्भ 
से जन्मा, एक पुत्र । 

-श्रीमंतः--संज्ञा पुं. [सं, श्री -+ मंत] श्रीमान्‌ का बहु वचन । 

श्रीमंत--संज्ञा पुं. [सं. सीमंत] (१) एक शिरोभूषण | उ. 
शीश सचिक्कन केश ही बिच श्रीमंत सँवारि--२०६५॥ 
(२) स्त्री के सिर के बीच की माँग । उ.-- सरस सुमना 
जाठ शीश कर सों करति श्रीमंत अलक पुनि पुनि 
संवारं--२१५६ | 

वि, श्रीमान्‌, श्रीसंपन्‍्नू । 
श्रीमत्‌ू- वि. [सं.] (१) धनी । (२) ओऔसंपन्‍न । 
श्रीमती--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] (सौभाग्यवती) स्त्री के लिए 


आदरसूचक शब्द । . 

श्रीमान, श्रीमान --संज्ञा पुं. [सं. श्रीमान्‌] किसी पुरुष के 
लिए आदरसूचक दाब्द, श्रोयुत | उ. -- जय जय जय 
श्रीमान महावपु जय जय जय जगत अधार । 

वि. (१) धनो । (२) श्रीसंपन्‍्न । 

श्रीमाल--संज्ञा स्त्री. [सं. श्री+ हि. माला) गले का एक 
आभूषण, कंठश्नरी । उ.--चिबुक तर कंठ श्रीमाल 
मोतीन छवि। 

श्रीमुख . संज्ञा पुं. [सं.] सुंदर मुख (आदरसूचक) । उ.--- 
सूरजुदास दास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई---९-७। 

श्रीयुक्त, श्रीयुत--वि, [सं. श्रीयुक्त] (१) ज्ञोभायुक्त । 
(२) धन-संपन्‍न । (३) श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए एक 
आदरसूचक विशेषण । 

श्रीरंग-- संज्ञा पुं. [सं.] लक्ष्मीपति, विष्णु । उ.--काके 
होंहि जो नहिं गोकुल के सूरज प्रभु श्रीरंग--३३२७। 

श्रीरमण, श्रीरमन, श्रीरवन--संज्ञा पुं. [ सं. श्रीरमण ] 
लक्ष्मीपति विष्णु या उनके अवतार । * 

श्रीरा।--संज्ञा पुं. [ सं. ] छह रागों में एक । 

श्रीरूपा--संज्ञा स्त्री. [ सं.] (१) सीता जी । (२) राधा । 

श्रीवंत--वि. [ श्रं, श्रीमत्‌ ] ऐश्वर्यसंपन्‍्न । 

श्रीवत्स--संज्ञा पुं. (सं.] (१) विष्णु ॥ (२) विष्णु के वक्षर- 
थल पर बना भूगु का चरण-चिह्न । 

श्रीशु--संज्ञा पुं. [सं.] लक्ष्मी के स्वामी विष्णु । 

श्रीहृत-- वि. [सं.] शोभाहीन, निसतेज । 

श्रुत--वि. [सं.] (१) सुना हुआ (२) प्रसिद्ध । 

श्रुतकीर्ति--संज्ञा स्त्री. [सं.] राजा जनक के भाई कुश- 
ध्वज की पुत्री जो शत्रुघ्न को ब्याही थी । 

श्रुतदेव-संज्ञा पुं. [सं.] एक मुनि । उ.--तहाँ बसत श्रुत- 
देव महामुनि सुनि दरसन को धायो--सारा. १९९। 

श्रुतदे बी--संज्ञा स्त्री. [सं.] सरस्वती । 

श्रुति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सुनना। (२) कान, श्रवण । 
(३) सुनी हुई बात । (४) शब्द, ध्वनि। (५) किव- 
दंतो । (६) वेद । उ.--(क) जीवनि-आस प्रबल श्रुति 
लेखी--१-२२४ । (ख) जाके इ्वाँस उसाँस लेत में 
प्रगट भए श्रुति चार--२६२९ । (७) चार की संख्या । 
(५) अनुप्रास का एक भेद। 





[ (६१८ | 


श्रुतिकु--वि. [सं.] कानों को कठोर और कर्कश लगने 
बाला (वर्ण या शब्द) । 
श्रुतिपथ--संज्ञा पुं. [सं] (१) श्रवर्णेद्रिय, कान । (२) 
बेद-विहित मार्ग, सन्‍्मार्ग । 
श्रुतिमुख--संज्ञा पुं. [सं] (चार मुखवाले) ब्रह्मा । 
श्रुतिवेध--संज्ञा पुं. [सं.] कृनछेदन (संस्कार) । 
श्रुतिहारी- वि. [सं.] सुनने में प्रिये । 
श्रत्य- वि. [सं.] (१) सुनते योग्य । (२) प्रसिद्ध। 
श्र॒ुत्यनुप्रास--संज्ञा पुं. [सं.] अनुप्रास का एक भेद । 
श्रेणि, श्रेणी--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रेणि] (१) कतार, पाँती, 
पंक्ति । (२) सिलसिला, क्रम, श्ृंखला। (३) .दल, 
समूह । (४) सेना, सेन्‍्य । (५) मंडली । 
श्रेणीबद्ध--वि. [सं.] पंक्ति में स्थित । 
श्रेय--वि. [सं. श्रेयस्‌] (१) श्रेष्ठ । (२) शुभ, मंगलकारी। 
(३) यज्ञ या कौतिदायक । 
संज्ञा पुं, (१) श्रेंष्ठता । (२) मंगल, कल्याण । 
(३) यश, कीति । (४) धर्म, पुण्य । 
श्रेयस्कर--वि. [सं.] कश्याण करनेवाला । 
श्रेष्ड--वि. [सं.] (१) बहुत अच्छा । (२) सुख्य, प्रधान । 
(३) पूज्य । (४) ज्यष्ठ । (५) कल्याण-भाजन । 
अ्रष्ठता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) उत्तमता (२) बड़प्पन । 
श्रेंष्ठी - संज्ञा पुं. [सं..] सहाजन, सेठ । 
श्रोण--संज्ञा पूं- [सं. शोण] शोण नद । 
श्रोणि---संज्ञा स्त्री. [सं.] कमर, कटि । 
श्रोणित--संज्ञा पुं. [सं. शोणित_] रक्त, रुधिर । 
- श्रेणि सूत्र--संज्ञा पुं. [सं.] करधनी, मेखला । 
श्रोणी--संज्ञा स्त्री. [सं.] कमर, कटि । 
श्रोत--संज्ञा पुं. [सं. श्रोतस्‌] कान, श्रवण । 
: श्रोता-वि. [सं. श्रोतृ | (१) सुननेवाला। (२) कथा, 
व्याख्यान आदि सुननेवाला । 
श्रोत्रिय, श्रोत्री वि. [सं श्रोत्रिय| बेद-वेदांग का ज्ञाता । 
श्रोन--संज्ञा पुं. [सं. शोण] रक्त, रुधिर । 
श्रोनित--संज्ञा पुं, [सं. शोणित] रक्‍त, रुधिर ।. 
श्रौन--संज्ञा पुं. [सं. श्रवण] कान । 
श्लथ--वि. [सं.] अशक्त, शिथिल । 
श्लाघन - संज्ञा पुं. [सं.] अपनी प्रशंसा करना । 


श्लाघनीय--वि. [सं.] प्रशंसभोय । 

श्लाघा-- संज्ञा स्त्री.[सं.] (१) प्रशंसा । (२) स्तुति, बढ़ाई । 
(३) चापलूसी । (४) इच्छा, कामना। हे 

श्लाध्य--वि. [सं.] सराहनीय, प्रशंसनीय । 

श्लिष्ट--वि. [सं.] (१) मिला या जुड़ा हुआ। (२) आलि- 
गित । (३): जिसमे इलेष हो, इलेषयुक्त । 

श्लील--वि. [सं.] (१) उत्तम । (२) शुभ । 

श्लेष--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मिलना, जुड़ना । (२) संयोग । 
(३) आलिगन । (४) एक काव्यालंकार । 

श्लेष्मा- संज्ञा पुं. [सं, इलेष्मत्‌| बलगम, कफ । 

श्लोक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शब्द, ध्वनि । (२) स्छुति, 
प्रशंसा । (३) कीति, यश। (४) संस्कृत का एक 
प्रसिद्ध छंद । (५)संस्कृत का कोई पद्य । 

श्वपच- संज्ञा पुं. [सं.] चांडाल, डोस । 

श्वश्रु---संज्ञा स्त्री, [सं.] सास । 

श्वसन ॒ संज्ञा पूं. [सं.] साँस लेना । 

श्वसुर--संज्ञा पुं. [सं.] ससुर । हे 

श्वान - संज्ञा पुं. [सं.] कुत्ता । उ---सोये इवान (स्वान), 
पहरुआ सोये---१०-३ । 

श्वापदू--संज्ञा पूं. [सं.] हिंसक पशु । 

श्वास--संज्ञा पुं. [सं.] साँस । 

मुहा०--श्वास रहते--जीके जी | बवास छूटना--- 

प्राण निकलना, मृत्यु होना । | 

श्वासा--संज्ञा स्त्री. [सं. श्वास] (१) साँस । उ,--छुवासा 
तासु भए श्रुति चार । (२) प्राणवायु, प्राण । 

श्वासोच्छवास - संज्ञा पुं. [सं.] बेग से साँस खींचना 
और निकालना । 

श्वेत--वि. [सं.] सफेद, धवल, निर्मल, उज्ज्वल.। उ.-- 
इवेत छत्र मनो शशि प्राची दिशि उदय कियो निशि _ 
राका --२५६६। 

श्वेत काक--संज्ञा पुं. [सं,] सफेद कौआ अर्थात्‌ (जो बात 
असंभव हो)। 

श्वेत गज--संज्ञा पुं [सं,] ऐराबत हाथी । उ.--अप्सरा 
पारजातक धनुष अइव गज इवेत ए पाँच सुरपतिहि 

.. दीन्‍हें--प८-८ । | 

श्वेतता--संज्ञा स्त्री. [सं.] सफेदी, उज्ज्वलता । 








[ १६१७ ] 


हँसि दीन्ही पीठ-- १-२७४ । 

श्रीनिकेत--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ । उ.--श्रीनिकेत समेत सब सुख रूप प्रगट 
निधान । (२) लाल कमल, पद्म । 

श्रीनिकेतन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थान, 
बेकुंठ (२) लाल कमल | (३) विष्णु । 

श्रीनिधि--संज्ञा पुं. [सं.].विष्णु का-एक नाम । 

श्रीनिवास--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लक्ष्मी का निवास-स्थास, 
बेकुंठ । (२) लाल कमल । (३) विष्णु । 

श्रीपंचसी--संज्ञा स्त्री. [सं.] माघ शुक्ल पंचमीया वसंत 
पंचमी जब सरस्वती पूजन होता है । 

श्रीपत, श्रीपति--संज्ञा पुं. [सं. श्री पति] (१) विष्णु । उ.-- 
जाके सखा श्यामसुंदर से श्रीपति सकल सुखन के दाता । 
(२) रामचंद्र। उ.--बा रबार श्रीपति कहैं धीवर नहिं 
मानै--९-४२ । (३) श्रीकृष्ण । उ.--तौ हम कछु न 
बसाइ पार्थ, जौ श्रीपति तोहिं जितावैं-- १-२७५ । 

श्रीपद्‌--वि, [सं.] ऐश्वरयंदाता । ; 

श्रीपाद--वि. [सं.] पूज्य, श्रेष्ठ । 

श्रीप्रदा - संज्ञा स्त्री, [सं,] राधा का एक नाम । 

श्रीफल -संज्ञा पुं, [सं,] (१) बेल (फल) । उ.--श्रीफल 
सकुचि रहे दुरि कानन--१५९७। (२) नारियल । 
उ.-श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी-- १०-२११। (३) 
आँवला। * 

श्रीबंधु संज्ञा पुं. [सं.] अमृत, चन्द्र आदि वे चौदह रत्न जो 
समुद्र-मंथन से लक्ष्मी के साथ निकले थे। 

श्रीभान--संज्ञा पुं. [स.] श्रीकृष्ण का, सत्यभामा के गर्भ 
से जन्मा, एक पुत्र । 

-श्रीमंतः--संज्ञा पुं. [सं, श्री + मंत] श्रीसान्‌ का बहु वचन। 

श्रीमंत--संज्ञा पुं. [सं, सीमंत)] (१) एक शिरोभूषण । उ. 
शीश्ष सचिक्कन केश ही बिच श्रीमंत सेंवारि--२०६५॥ 
(२) स्त्री के सिर के बीच की माँग । उ.--सरस सुमना 
जात शीश कर सों करति श्रीमंत अलक पुनि पुनि 
सँवार--२१५६। 

वि, श्रीमान्‌, श्रीसंपन्‍्न्‌ । 
श्रीमतू-- वि. [सं.] (१) धनी । (२) श्रीसंपन्‍न । 
श्रीमती--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] (सौभाग्यवती) स्त्री के लिए 


आदरसूचक शब्द । 

श्रीमान, श्रीमाल --संज्ञा पुं. [सं. श्रीमान्‌] किसी पुरुष के 
लिए आदरसूचक शब्द, श्रीयुत | उ. - जय जय जय 
श्रीमान महावपु जय जय जय जगत अधार । 

वि. (१) धनो । (२) श्रीसंपन्‍न । 

श्रीमाल--संज्ञा स्त्री. [सं. श्री +हिं. माला] गले का एक 
आभूषण, कंठश्नी । उ.--चिबुक तर कंठ श्रीमाल 
मोतीन छवि । 

श्रीमुख - संज्ञा पं. [सं.] सुंदर मुख (आदरसूचक) । उ.--- 
सूरजदास दास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गाई---९-७। 

श्रीयुक्त, श्रीयुत--वि, [सं. श्रीयुक्त] (१) शोभायुपत । 
(२) धन-संपन्‍न । (३) श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए एक 
आदरसूचक विशेषण । 

श्रीरंग- संज्ञा पुं. [सं.] लक्ष्मीपति, विष्णु | उ,--काके 
होंहि जो नहिं गोकुल के सूरज प्रभु श्रीरंग--३३२७। 

श्रीससण, श्रीरमन, श्रीरवन--संज्ञा पुं. [ सं. श्रीरमण ] 
लक्ष्मीपति विष्णु या उनके अवतार । * 

श्रीरा--संज्ञा पुं. [ सं. ] छह रागों में एक । 

श्रीरूपा--संज्ञा स्त्री. [ सं.] (१) सीता जी। (२) राधा । 

श्रीवंत--वि. [ श्रं, श्रीमत्‌ ] ऐश्वर्यसंपन्‍्न । 

श्रीवत्स--संज्ञा पुं. [सं.] (१) विष्णु। (२) विष्णु के वक्षर- 
थल पर बना भूगु का चरण-चिह्न । 

श्रीशु--संज्ञा पूं. [सं.] लक्ष्मी के स्वामी विष्णु । 

श्रीहृत--वि. [सं.] शोभाहीन, निस्तेज । 

श्रुव--वि. [सं.] (१) सुना हुआ (२) प्रसिद्ध । 

श्रुतकीर्ति--संज्ञा स्त्री. [सं.] राजा जनक के भाई कुश- 
ध्वज की पुत्री जो शत्रुघ्न को ब्याही थो । 

श्रुतदेव-संज्ञा पुं. [सं.] एक मुनि | उ.--तहाँ बसत श्रुत- 
देव महामुनि सुनि दरसन को धायो--सारा, १९९। 

श्रुतरेबी--संज्ञा स्त्री, [सं.] सरस्वती । 

श्रुति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सुनना। (२) कान, श्रवण । 
(३) सुनी हुई बात । (४) शब्द, ध्वनि। (५) किव- 
दंती । (६) वेद । उ.--(क) जीवनि-आस प्रबल श्रुति 
लेखी--१-२२४ । (ख) जाके व्वाँस उसाँस लेत में 
प्रगट भए श्रुति चार---२६२९ । (७) चार की संख्या । 
(5५) अनुप्रास का एक भेद। 


[| १६१९ | 


श्वेतभानु--संज्ञा पुं. [सं.] चंद्रमा । 
श्वेतांवर--संज्ञा पुं. [सं] (१) सफेद वस्त्र पहननेवाला । 


घप--देवनागरी वर्णमाला का इकतीसवाँ वर्ण जो मूर्द्धा से 
उच्चरित होने के कारण 'मूद्धेन्य' कहलाता है। प्राचीन 
काव्य-भाषा में इसका रंच्चारण कभो 'ख' और कभी 
'शञ' के समान होता है। है 
पंड--संज्ञा पुं. [सं.] नाम, नपुंसक । 
पंडामक--संज्ञा पुं. [सं.] शुक्राचार्य के पुत्र का नाम जो 
प्रहलाद का शिक्षा-गुरु था । उ.--षंडामक जो पूछन 
लाग्यो तब यह उत्तर दीन--सारा. ११२॥ 
घट, घट--वि. (सं.] (गिनती में) छह ।' 
संज्ञा पूं. छह की संख्या । 
पट्कोण--वि. [सं.] जिसमें छह कोण हों । 
पटचक्र--संज्ञा पुं. [सं.] (१) कुंडलिनों के ऊपर पड़ने- 
वाले छह चक्र । (२) कुचकऋर । 
पटचरणु---संज्ञा पुं. [सं.] भौंरा, भ्रमर । 
पटताल---संज्ञा पुं. [सं.] मृदंग की एक ताल । 
घटतिलो--संज्ञा स्त्री. [सं.] साध कृष्ण एकादशी जब 
तिल खाने और दान करने का माहात्म्य है । 
पटद्॒शन - संज्ञा प्‌. [सं.] भारतीय आयों के छह दर्शन 
या झ्ास्त्र; यथा--सांख्य, मीमांसा, न्याय, वेशेषिक, 
योग और वेदांत । 
पटद्श--वि. [सं. षट्‌ + दश | सोलह । उ* -षट्दश सहस 
कन्या असुर बंदि में नींद अर भूख अहनिशि बिसारी-- 
१० उ.३१॥ 
षटपद्‌ - वि. [सं.] छह पेरवाला । 
संज्ञा पुं.. भौंरा, श्रमर । उ.--सूरदास पूरो दे 
षट्पद कहत फिरत हो सोई--३०२२ । 
घटपदी -वि. स्त्री. [सं.] छह पैरवाली-। 
संज्ञा स्त्री. भौंरी, भ्रमरी । 
षटरस - संज्ञा पूं. [सं.] छह प्रकार के स्वाद या रस--मधुर 
लवण, तिक्‍त, कदु, कषाय और असल | उ.-- बहु 
ब्यंजन बहु भाँति रसोई, षघटरस के परकार-- ३९४। 
वि. छह प्रकार के स्वादबाल। उ.--षटरस 


(२) जनियों के दो प्रधान संप्रदायों में एक । 
श्वेतांशु--संज्ञा पुं. [सं.] चंद्रमा । 


ब्यंजन छाँड़ि रसोई साग बिदुर घर खाए -- १-२४४। 
घटराग--संज्ञा पुं. [सं. पटू-+ राग] (१) संगीत के छह राग 
-+भरव, मलार, श्रीराग, हिडोल, मालकोस और 
दीपक । (२) बखेड़ा, जंजाल, भंभट । 
घटवांग--संज्ञा पुं. [सं.] एक राजधि जिन्होंने इंद्र की सहा- 
यता की थी और जो केवल दो घड़ी की साधना से 
मुक्त हो गये थे। उ.-- (क) नूप षट वांग पूर्ठ इक 
भयौ, सु तौ हे घरी मैं तरि गयौ-- १-३४२ | (ख) 
ज्यों पट्वांग तरचौ गुन गाइ। नूप षट्वांग भयौ भुव 
माहि | इंद्रपुरी घट्वांग सिधाए-- १-४३ । 
पडानन--वि. [सं.] जिसके छह मुख हों । 
संज्ञा पुं. स्वाधिकातिक । 
पड्ज--संज्ञा पुं. [सं.] संगीत के सात स्वरों में चौथा । 
घड़दशेन--संज्ञा पुं. [सं.] न्याय आदि छह दर्शन । 
पड्यंत्र--संज्ञा पुं. [सं.] जाल, कुचक्र। 
पड्रस--संज्ञा पुं. [सं.] छह प्रकार के स्वाद या रस--- 
नमकीन, तीता, कड़वा, कला और खट्टा । 
पड़िपु--संज्ञा पुं. [सं.] काम, क्रोध आदि छह दोष जो 
प्राणी के शत्रु हैं । ! 
पष्टि--वि. [सं.] साठ । 
षष्ठ-- वि. [सं.] छठा । 
पष्ठी--संज्ञा स्त्री. [सं] (१) किसी पक्ष का छठा दिन। (२) 
संबंधकारक (व्याकरण) । (३) बालक के जन्म का छठा 
दिन था उस दिन का उत्पव । 
पाड़ंब--संज्ञा पुं. [सं.] वे राग जिसमें केवल छह स्वर, 
सरेगमप ओर ध लगते हैं, निषाद वर्जित है । 
षास्मासिक--वि. [सं.] छमाही । 
पोडश - वि. [सं. षोडशन्‌] (१) सोलह । (२) सोलहवाँ । 
संज्ञा पुं. सोलह की संख्या । 
पोडश झूंगार--संज्ञा पूं. [सं.] स्त्री का पूर्ण श्यृंगार 
जिसके सोलह अंग हैं। 
पोडश संस्कार- संज्ञा पुं. [सं.] सोलह संस्कार--गर्भाधान, 


[ १६२० ] 


पुंसवन, सीसंतोन्नय॑न, » नामकरण, निष्क्रमण, 
अन्नप्राशन, चूड़ाक्म, यज्ञोपवीत, केशांत, समावतेन 
और विवाह । 
घोडशी--वि. [सं.] (१) सोलह से संबंधित, सोलह॒वों । 
(२) सोलह वर्ष को (युवती) । 
संज्ञा स्त्री. सोलह वर्ष को युवती । 


ऊ 


स--देवनागरी वर्णमाला का बत्तोसवाँ व्यंजन जिसका 
उच्चारण-स्थान दंत है। 

सं--अव्य [सं. सम्‌] (१) एक अव्यय जो शब्द के आदि; में 
जुड़कर शोभा, समानता, निरंतरता, ओचित्य आदि 
सूचित करता है। (२) से । 

सँइतना- क्रि. स. [सं. संचय ] (१) जोड़ना, इकट्ठा करना। 
(२) सहेजना, सेभालना । 

सँडपना--क्रि. स. [हिं. सौंपना] देना, अपित करना । 


संक--संज्ञा स्त्री. [सं. शंक] (१) डर, भय | उ--(क) _ 


अजहुँ नाहि संक धरत बानर मति-भंगा--९-९७। 
(ख) होइ सनमुख भिरौं, संक नहिं मन धरौं--९-१२९। 
(२) संकोच । उ.--इक अभरन लेंहिं उतारि, देत न 
संक करं--१०-२४। (३) संदेह। (४) अनिष्टाशंका। 
संकट--संज्ञा पुं. [सं. सम + झत, प्रा. संकट] (१) विपत्ति, 
डुख, फष्दू । उ.--(क) काके हित श्रीपति ह्याँ ऐहैं, 
संकट रच्छा करिहैं-- १-२९। (ख) सूर तुम्हारी आसा 


निबहै, संकट मैं तुम साथ--१-११२॥।- (ग) संकट परे 


जो सरन पुकारों, तौ छ॒त्री न कहाऊँ--९-१३२। (२) 
भोड़, समूह । (३) जल या थल के दो बड़े भागों फो 
जोड़नेबाला पतला भाग । (४) दो पहाड़ों के बीच का 
तंग रास्ता, दर्रा । ह 
संकटा--संज्ञा स्त्री. [सं.] एक प्रसिद्ध देवी । 
संकना, संकनो--क्रि. अ. [सं. शंका] (१) डरना, भयभोत 
होना । (२) शंका या संदेह करना । 
सेकर---संज्ञा स्त्री. [सं. श्रृंखला] जंजीर । 
: संज्ञा पुं. [हि. संकर] संकर । 
वि. [हि सकरा] तंग, सेंकरा । 
संकर--संज्ञा पुं. [सं.] (१) दो घोजों का मिलना। (२) 


घोडशोपचार--संज्ञा पुं. [सं.] .पूजा के सोलह अंगे-- 
आवाहन, आसन, अध्यंपाद्य, आचमन, मधुपकं, स्नान, 
वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध (चंदन), पृष्प, धूप, दीप, 
ने वेच्य, तांबूल, परिफ्रमा और बंदना । 

षोड़स--वि. [सं. षोडश] सोलह । उ.--षोड़स जुक्ति, 
जुवति चित षोड़स, षोड़स बरस निहारे--१-६० । 


वह जिसकी उत्पत्ति भिन्न वर्णों या जातियों के स्त्री- 
पुरुष से हुई हो, दोगला। (२) साहित्य में दो या अधिक 
अलंकारों,की साथ-साथ प्रयुक्त होने की स्थिति-विशेष । 

वि. (१) दो या अधिक के योग से बना हुआ । 
(२) जो भिन्न वर्णों या जातियों के स्त्नी-पुरुष से उत्पन्न 
हो, दोगला । 

संज्ञा पुं. [सं, शंकर] शिव, महादेव । उ.--(क) 
सनक संकर ध्यान धारत--१-३०८ । (ख) संकर 
पारबती उपदेसत--२-३ । 


संकर घरनी--संज्ञा स्त्री. [सं, शंकर - गृहिणी] पार्वती । 


संकरता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) मिश्चित होने का भाव या 
ते धर्म, मिलावट । (२) वोगलापन। 
संकरा--वि.. [सं. संकी्णं] कमर चौड़ा, पतला । 
संज्ञा पुं. कष्ट, दुख, विपत्ति । 
संज्ञा स्त्री. [सं. श्रृंखला] साँकल, जंजीर । ., 
सेंकराई--.संज्ञा स्त्री. [हिं. सँकरा] विपत्ति, दुख । उ.-- 
श्री रघुबीर मोसौं जन जाके, ताहि कहा सेकराई--- 
९-१४६ | 
सँकराना, सैंकरानो--क्रि. स. [हिं. सकरा] (१) सेकरा या 
संकुचित करना । (२) बंद करना। 
क्रि, अ, (१) सँकरा होना (२) बंव होना, मुँदना । 
संकरी--वि. [हिं. संकर] दोगला । 
संज्ञा स्त्री७ [सं. शंकरी] पार्वती । . 
संकषण, संकपैन--संज्ञा पुं. [सं. संकप्ण] (१) खोंचना । 
(२) हल जोतना । (३) श्रोकृष्ण के भाई बलराम 
जिनका आयुध हल था । उ.--(क) कालिनाग के 
फन पर निरतत संकषंत को बीर--५७५। (ख) सूर 
प्रभु आकरषि ताते संकषंण है नाम--३४५२ । (४) 


# 


[| १६२१ ] 


ऐंक वेष्णब संप्रदाय जिसके प्वर्तक निबारक थे । 
संकल--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रृंखला] जंजीर, साँकल । 
संकलन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) एकत्र या संग्रह करना । (२) 
संग्रह। (३) जोड़, योग । (४) ग्रंथों या पत्र-पत्रिकाओं 
से प्रसंग या प्रबंध-विशेष चुनने की क्रिया | (५) वह 
ग्रंथ जो इस प्रकार चुनक्र तेयार किया गया हो । 
संकलप - संज्ञा पुं. [सं. संकल्प] (१) पक्का विचार, दृढ़ 
निशचय । (२) दान, पुण्य आदि के पूर्व मंत्रोच्चारण से 
अपना विचार व्यक्त करना। (३) वह मंत्र जिससे 
ऐसा विचार व्यक्त किया जाय । 
संकलपना, संकलपनो -- क्रि. स. [सं. संकल्प] (१) पक्का 
विचार या वृढ़ निश्चय करना। (२) मंत्र-विशेष पढ़कर 
दान देना या धर्म-कार्य करने का निइचय करना । 
क्रि, भ. इरादा या विचार होना । 
संज्ञा स्त्री. (१) संकल्प करने की क्रिया (२) इच्छा, 
कामना, अभिलाषा । 
संकला--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रृंखला] साँकल, जंजीर । 
संकलित--वि. [सं.] (१) चुना हुआ, संगृहीत । (२) 
इकट्ठा या एकत्र किया हुआ । (३) जोड़ा हुआ, योजित । 
संकल्प - संज्ञा पुं. [सं.] (१) पक्का विचार, दृढ़ निश्चय । 
उ.--(क) करि संकल्प अन्न-जल त्याग्यौ--१-३४१। 
. (ख) गए कटि नीर लौं नित्य संकल्प करि करत स्नान 
इक भाव देख्यो--२५५४। (२) दान, पुण्य आदि के 
पूर्व सन्‍्त्रोच्चारण द्वारा अपना विचार व्यक्त करना । 
. उ. -जब नृप भुव संकल्प कियो है, लागे देह पसारत 
--सारा. ३३९ । (३) वह मंत्र जिसके द्वारा ऐसा 
विचार व्यक्त किया जाय । 
संकल्पना, संकल्पनों - क्रि. स. [सं. संकल्प] (१) पक्का 
विचार या दृढ़ निएचय करना । (२) मंत्र पढ़कर दान, 
पुण्य आदि का निश्चय व्यक्त करना । 
क्रि. अ. (१) इरादा था विचार होना। (२) वृढ़ 
निश्चय होना । 
संज्ञा स्त्री. (१) संकल्प करने की क्रिया । (२) 
इच्छा, कामना, अभिलाषा । | 
संकल्पित--वि. [सं. संकल्प] संकल्प किया हुआ । उ.-- 
सापी देह हमारी द्विजबर सो संकल्पित कीन्हों-- सारा, 


३४१॥। 

संका--संज्ञा स्त्री, [सं. शंका] (१) डर, भय, संकोच । उं. 
--(क) प्रहुँचे जाइ महर-मंदिर मैं, मनहिं न संका 
कीनी -- १०-४ । (ख) जब दधि-सुत हरि हाथ लियौ। 
खगपति-अरि डर, असुरनि संका, बासर-पति आनंद 
कियौ--१०-१४३ । (ग) जनि संका जिय करौ लाल 
मेरे, काहे कौ भरमावहु--१०-१७९। (घ) भजी निसंक 
आइ तुम मोकौं गुरुजन की संका नहिं मानी--प्ृ. ३४३ 
(२०) । (२) संदेह, आशंका । 

संकाइ-क्रि. अ. [हिं संकाना] भयभीत होकर। उ.--- 
तब संडामर्का संकाइ, कह्मो असुर-पति सौं यों जा _ -- 
७-२। 

संकाना, संकानो--क्रि. अ. [सं. शंक्र] (१) डरना, भय- 
भीत होना । (२) शंकित होना । 

क्रि.स. (१) डराना, भयभीत करना। (२)। आशं- 

कित करना । 

संकार--संज्ञा पुं. [सं. संकेत] इशारा, संकेत । 

संकारना, संकारनो--क्रि, स. [हिं. संकेत] इशारा या 
संकेत करना । 

संकाश--वि. [सं.] (१) मिलता-जुलता, समान, सदृश । 
(२) पास, निकट, समीप । 

संकीणं--वि. [सं.] (१) तंग, सेंकरा, संकुचित । (२) 
छोटा, क्षुद्र । (३) नोच, तुच्छ। (४) जो उदार न हो, 
अनुदार । (५) मिला हुआ, मिश्चित । 

संज्ञा पुं. मिश्चित या संकर राग । 

संकीणेता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सेंकरापन। (२) छोटा- 
पन । (१) नीचता । (४ अनुदारता । 

संकीर्तन--संज्ञा पुं. [सं. संकीत्तन] (१) कौति का. भली 
भाँति वर्णन करना । (२) देवता आदि को उचित रीति 
से की गयी वंदना, भजन आदि । 

संकु--संज्ञा [पुं. शंकु] (१) नुकीली वस्तु । (२) मेख । 
(३) भाला, बरछा । (४) एक बाजा । 

संकुचन--फंज्ञा पुं. [सं.] सिकुड़ना । 

संकुचित--वि, [सं,] (१) लज्जा या संकोचयुक्त । (२) 
सिमहा, सुँदा या सिकुड़ा हुआ । उ,.--(क) जनु रवि- 
गत संकुचित कमल-जुग निसि अलि उड़न ने पावै-- 





[ १६२२ ] 


१०-६५ । (ख) कुमुद्ध-बुंद संकुचित भएं--१०- 
२०२ । (३) तंग, सँकरा, संकोर्ण | (४) अनुदार।' 
(५) अच्छे विचार न ग्रहण करनेवाला। 
संकुल--वि. [सं.] (१) घना । (२) भरा हुआ, परिपूर्ण । 
.._ (३) मिला हुआ, युक्त । | 
संज्ञा पूं. (१) लड़ाई, युद्ध (२) भुंड, समूह, भोड़ । 
(३) परस्पर विरोधी वाक्य । 
संकुलित--वि. [सं.] (१) घना। (२) भरा हुआ, परिपूर्ण । 
(३) एकत्र । (४) सिकुड़ा हुआ । 
. सँकेत--संज्ञा पुं. [सं. संकष्ट] कष्ट, संकट । 
संकेत--संज्ञा पुं. [सं,] (१) इशारा, इंगित। (२) स्थान 
जहाँ प्रेमी-प्रेमिका मिलना निश्चित करें। (३) निशान, 
चिह्नू । (४) पते की बात । (५) घटना आदि,का सूचक 
संक्षिप्त उल्लेख । 
संकेतना, संकेतनो--क्रि, स. [सं. संकीण्ण] संकट या 
कष्ट में डालना । 
क्रि. स, [सं. संकेत] संकेत करना । 
संकेत विघट्टना -संज्ञा स्त्री. [सं] बह नायिका जो 
संकेतस्थल के नष्ट होने से दुखी हो । 
सकेतित--वि. [सं.] जिसके संबंध म संकेत किया जाय । 
सँकेलना, सैंकेलनो -क्रि. सं. [हि. सकेलना] (१) समे- 
ठना; एकत्र कुरना। (२) सहेजना, सेंभालना । 
संकोच, संकोच--संज्ञा पुं. [सं.] (१) खिचाव, तनाव । 
(२) कुछ-कुछ लज्जा। उ,--मेरो अलकलड़ेतो मोहन 
हुँहै करत सँकोच--२७०७ । (३) डर, भय | उ,-- 
जारौं लंक, छेदि दस मस्तक सुर-संकोच निवारौं-- 
९-१३२। (४) आगा-पीछा, हिचकिचाहट । (५) बहुत 
सी बात को थोड़े में कहना । (६) एक काव्यालंकार । 
संकोचन--संज्ञा पुं. [सं.] सिकुड़ने को क्रिया । 
संकोचना, संकोचनो-क्रि. स. [सं. संकोच] (१) संकुचित 
करना । (२) संकोच करना । 
संकोचित--वि. [सं.] (१) जिसम संकोच हो । (२) जो 
खिला या विकसित न हो । (३) लज्जित । 
संज्ञा पु. तलवार चलाने का एक ढंग । 
स्कोची--वि. [सं.] (१) सिकुड़नेवाला। (२) लज्जा या 
/ | संकोंच करेंनवाला । ' 


सँकोचे, संकोचे--क्रि, अ. [हिं. संकोचना] संकोच न करे । 
उ.--सूरदास जौ बिधि न सँकोचे, तौ बेंकुंठ न 
जाउँ--९-१६५ | 

संकोपना, संकोपनो--क्रि. अ, [सं. संकोप] क्रुद्ध या अप्र- 
सन्न होना । 

संक्यो, संक्यौ--क्रि. अ. [हिं. संकना] आशंकित या भय- 
भीत हो गया । उ.--कंप्यौ गिरि अरु सेष संक्‍यौ, 
उदधि चल्यौ अकुलाइ--६ ०-१६६ । 

संक्रेदून--संज्ञा पुं. [सं.] (१) इंद्र । (२) ऋंदन। 

संक्रमएु--संज्ञा पुं. [सं.] (१) चलना, गसन। (२) घूसना- 
फिरना । (३) अतिक्रमण। (४) एक अवस्था से दूसरों 
सें पहुँचना । (५) एक के हाथ से दूसरे हाथ या अन्य 
के अधिकार में पहुँचना। 

संक्रमिक--वि. [स्वं.] जो अंतरित या हस्तांतरित हुआ हो । 

संक्रांत--वि. [सं.] (१) प्राप्त । (२) बीता हुआ । 

संक्रांति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सूर्य का एक राशि से 
दूसरी में प्रवेश । (२) एक राशि से दूसरी में सूर्य के * 
प्रवेश का समय । (३) बहू दिन जब सूर्य एक राशि 
से दूसरी में प्रवेश करता है । हिन्दुओं में यह दिन 
एक पर्व माता जाता है। , 

संक्रामक--वि, [सं.] जो (रोग) छत या संसर्ग से फैले। 

संक्रामण - संज्ञा पु. [सं,] अंतरित या * हस्तांतरित करने 
की क्रिया या भाव । 

संक्रामित--वि, [सं..] जिसका संक्रामण हो । 

संक्रोन--संज्ञा स्त्री. [सं. संक्रांति] संक्रांति । 

संक्षिप्त--वि. [सं.] (१) जो संक्षेप में कहा या लिखा 
जाय । (२) थोड़ा, अल्प । 

संक्तेप--संज्ञा पुं. [सं.] (१) थोड़े में कहना या लिखना । 
(२) विस्तार से कही या लिखी गयी बात का सार। 

संक्तेपणु--संज्ञा पुं. [सं.] संक्षिप्त रूप॑ या सार प्रस्तुत 
करने की क्रिया । 

संक्षेपत--अव्य. [सं. संक्षेपण] संक्षिप्त या सार रूप में । 
उ.-वर्णन कियो प्रथम संक्षेप अबहूँ वर्ण न पाये-- 
सारा, ५३१॥। हे 

सक्षेपत:--अब्य, [सं.] थोड़े या संक्षेप में । 

संख--संज्ञा पुं. [सं. शंख] (१) बड़ा घोंघा, कंबु, कंबोज। 


| !६र३ ] 


उ,--संख कुलाहल सुनियन लागे--९-१२५ । (२) एक 
लाख करोड़ की संख्या । उ.--केतिक संख जुगे जुग 
बीते मानव असुर अहार--९-३२ । (३) शंखासुर जो 
देवताओं को जीतकर वेद चुरा ले गया था जिनके 
उद्धार के लिए भगवान को मत्स्यावतार धारण करना 
पड़ा था । उ.--चतुरमुख-कह्मो, संख असुर ल्ुति तो 
गयौ--5८-१६ । (४)' सागर-मंणन से निकले चोदह 
रत्नों में एक जो विष्णु को मिला था। उ.--संख 
कौस्तुभ मनि लई पुनि आपु हरि--८-८ । 

संखचूढ़--संज्ञा पुं. [सं. शंखचूड़] कंस का,अनुचर एक देत्य 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। ;उ,--संखचूड़, मुष्टिक, 
प्रलंब अरु तृनावर्त संहारे---१-२७ । 

संखधर--संज्ञा पुं. [सं. शंखधर] शंख धारण करनेवाले 
विष्णु या उनके अवतार राम और क्ृष्ण। उ,--संख- 
चक्र-धर, गदा-पद्म-धर--५७२ । 

संखासुर--संज्ञा पुं. [सं. शंखासुर] एक देत्य जो देवताओं 
को हराकर, वेदों को चुरा ले गया था जिनके उद्धार 
के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया था। उ,-- 
(क) बहुरि संखासुराह मारि वेदाईनि दिए--5-१६ | 
(ख) चारि बेद ले गयौ सँखासुर, जल मैं रह्यो लुकाई । 
मीन रूप धरिक जब मारचौ--१०-२२१। 

संखिया--संज्ञा पुं. [सं. श्ंगिका] एक प्रसिद्ध विष । 

संख्यक--वि, [सं.] संश्यायुक्त । 

संख्या - संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) एक, दो, तीन आदि ग्रिनती । 
(२) अदद, अंक । हि 

संग, संग--संज्ञा पुं. [सं, सज्भ] (१) मिलना, मिलन । (२) 
साथ रहना, सहवास, संस । उ.--(क) बिपति परी 
तब सब सँग छाड़े, कोउ. न आवै नेरे-- १-७९ । (ख) 
साधु-संग मोकों प्रभु दीजे--७-२ । 

मुहा०--संग लंगना--साथ रहना । संग लगे 
फिरना--साथ-साथ रहना, पीछे पीछे फिरना, पीछे 
लगे रहना । सदा रहति संग लागी - सदा साथ रहतो 
हैं। उ.--घर की नारि बहुत हित जासों रहति सदा 
सँग लागी-- १-७९ | संग लगाना--साथ-साथ रखना। 
(३) सांसारिक विषयों के प्रति अनुराग या आ- 

सक्ति । (४) नदियों का संगस । 


क्रि, वि. साथ, सहित । 
संज्ञा पुं, [फ़ा.] पत्थर, पाषाण । 
संगठन--संज्ञा पुं. [सं, संघटन] (१) मेल, सिलाप, संयोग । 
(२) रचना, बनावट। (३) बिखरी हुई शक्तियों, लोगों 
आदि को एकत्रित करने या मिलाने की व्यवस्था। (४) 
वह संस्था जो ऐसी व्यवस्था करे । 
संगठित--वि. [हिं- संगठन] जिसका संघटन हुआ हो । 
संगत--वि, [सं.] (१) जो किसी वर्ग या जाति का होने के 
कारण उनके साथ रक्‍्खा जा सके। (२) पूर्वापर प्रसंग 
की दृष्टि से ठीक बेठने या मेल खानेवाला (विचार या 
कार्य), प्रसंगानुकूल । 
संज्ञा स्त्री, (१) संग रहना, साथ, संगति। (२) 
संबंध, संसर्ग । (३) उदासी साधुओं का मठ ।॥ (४) 
संगीत में वाद्य जजाकर किया जानेवाला किसी कला- 
कार का साथ । 
संगतरा--संज्ञा पुं. [फ़ा, संगतरः| संतरा (फल) । 
संगतराश--वि. [फ़ा.] पत्थर _का्ने-गढ़नेकाला । 
संगति--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) संगत होने की क्रिया या 
भाव । (२) मिलने की क्रिया, मेल, सिलाप। (३) 
संग, साथ। उ.--(क) ज्यौं जन-संगति होति नाव मैं, 
रहति न परसें पार--१-5४ । (ख) सूरदास साधुनि 
की संगति बड़े भाग्य जो पाऊँ--१-३४० । (ग) साधु- 
संग प्रभु, मोकौं दीजै, तिहिं संगति निज भक्ति करीजे 
--७-२ । (४) संबंध, संसर्ग । (५) पूर्वापर प्रसंग को 
दृष्टि से ठीक बेठता या मेल खाना, प्रसंगानुकूलता। 
(६) सभा, समाज । 
संगतिया- संज्ञा पुं. [हिं. संगत] (१) साथी, संगी । (२) 
गवेये के साथ बजानेवाला | 
संगती--संज्ञा पुं. [हि. संगत] (१) संगी, साथी । (२) 
गवेये के साथ बजानेवाला । 
संगदि्लि--वि. [फ़ा.] निर्देयी, निष्ठुर । 
संगदिली--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] निर्देयता, कठोरता । 
संगम--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) मेल, सिलाप, संयोग । (२) 
दो नदियों के सिलने का स्थान। (३) साथ, संग। 
(४) संभोग, समागस । उ.--धरनि त्रिय तुमको जो 
सुखदानी संगम जागत रैनि बिहानी--१९६७ । (ख) 





| १६२४ |] 


सधन निकुंज सुरति-संगंम मिलि मोहन कंठ लगायो-- 
सारा. ७१५ । (५) दो या अधिक ग्रह, नक्षत्र या अन्य 
वस्तुओं के मिलने का भाव या स्थान । उ.- बुध- 
रोहिनी-अष्टमी संगम बसुदेव निकट बुलायौ---१ ०-४ । 


संगमरमर, संगमर्मर -संज्ञा पुं. [फ़ा. सर्ग+अ. ममेर] 


एक चिकना सफेद पत्थरु-। 
संगमूसा--संज्ञा पूं. [फ़ा.] एक चिकना काला पत्थर । 
संगर - संज्ञा पुं. [सं,] (१) युद्ध, संग्राम । (२) विपत्ति। 
(३) नियम । (४) जहर, विष । 
संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) सेना को रक्षा के लिए बनायी 
गयी खाई, धुस या दीवार । (२) मोरचा । 
संगराम--संज्ञा पुं. [सं. संग्राम] युद्ध । 
संगा -क्रि. वि. [हिं. संग] साथ, सहित । उ.--(क) 
सूरदास मानो चली सुरसरी श्रीगोपाल सागर सुख 
संगा--१९०५। (ख) तात मात निज नारि ल हरि 
जी सब संगा--१० उ,-१०५॥। 
सँगाती--संज्ञा पुं. [हिं. संग] संगी, साथी, मित्र । उ.-- 
सूरदास प्रभु व्वाल-सँगाती जानी जाति जनावति*- 
१९७६९ । 
संगिनि, सं गिनी--संज्ञा स्त्री, [हिं. संगी] (१) साथ रहने- 
बाली, सखी, सहेली । (१) पत्नी, भार्या 4 
संगी--संज्ञा पुं. [हिं. संग] (१) साथ रहनेवाला, साथी । 
उ.--(क) माथ अनाथनि ही के संगी -- १-२१ । (ख) 
संगी गए संग सब तजक--१६४७ । (२) भिन्न, सखा, 
बंधु | उ.--आए माई स्याम के संगी --२९९७ । 
संज्ञा स्त्री . [देश.] एक तरह,का रेशमी कपड़ा । 
वि. [फ़ा, संग - पत्थर] पत्थर का । 
संगीत--संज्ञा पुं. [सं.] वह कार्य जिसमें नाचना, गाना 
और बजाना, तीनों हों; ताल, स्वर, लय आदि के 
नियमानुसार पद्म का उच्चारण, गाना। उ.--उघद्यो 
सफल संगीत रीति-भव अंगनि अंग बनायौ--- १-२० ५। 
संगीतज्ञ-वि, [सं.] (१) संगीत का ज्ञाता । (५) गवेया । 
संगीन--संज्ञा पुं. [फ़ा.] वह बरछी जो बंदूक के सिरे पर 
लगी रहती हैं । 
वि, (१) जो पत्थर का बना हो । (२) मोटा या 
भारी । (३) टिकाऊ, सजबूत । (४) विकट, भीषण । 


संयूह्दीत--वि. [सं.] संग्रह या एकत्र किया हुआ, संकलित । 

संगृहीता--वि. [सं. संगृहीतृ | संग्रह करनेवाला । 

संग्या --संज्ञा स्त्री, [सं. संज्ञा] (१) चेतनाशक्ति । (२) बह 
विकारी शब्द जो व्यक्ति, बस्तु या भाव का बोधक हो । 

संग्रह--संज्ञा पुं. [सं.] (१) एकत्र करना, संचय । उ.--- 
कहा काँच संग्रह के कीने, हरि जो अमोल मनी-- 
८९४ । (२) वह ग्रंथ जिसमें विषय या रोति-विशेष 
की रचनाएँ संगृहीत हों । (३) स्थान जहाँ विशेष 
प्रकार की वस्तुएँ एकत्र की जायें। (४) ग्रहण करने 
की क्रिया । 

संप्रहणी--संज्ञा स्त्री. [सं.] एक प्रसिद्ध रोग । 

संग्रहणीय--वि. [सं, संग्राह्] संग्रह-योग्य .। 

संग्रहना, संग्रहनो--क्रि. स. [सं. संग्रहण] संग्रह करना । 

संग्रहालय--संज्ञा पुं. [सं.] स्थान जहाँ विशेष प्रकार को 
बस्तुओं का संग्रह हो । 

संप्रही--वि. [सं. संग्रहिन्‌ ] संग्रह करनेवाला । 

संग्राम--संज्ञा पुं. [सं.] लड़ाई, युद्ध। उ----करत फिरत : 
संग्राम सुगम अति कुसुम माल करवार--२९०५। 

संग्राहुक - वि. [सं.] संग्रह करनेवाला । 

संग्राह्म-- वि.. [सं.] संग्रह करने योग्य । 

संघ -संज्ञा पुं. [सं.] (१) समूह, समुदाय । (२) सभा, 
समिति, समाज । (३) वह संघटन जिसे नियमानुसार 
एक व्यक्ति के रूप में शासत का अधिकार हो । (४) 
प्रतिनिधियों द्वारा प्रजातंत्रीय शासन । (५) ऐसे राज्यों 
का समूह जो कछ बातों में स्वतंत्र हों और कुछ में 
केंद्रिय शासन के अधीन हों । (६) बौद्धों की संघढित 
संस्था । 

संघचारी--वि. [सं. संघचारिन्‌] भुंड बताकर रहने-बिच- 
रनवाले (पशु)। 

संघट--संज्ञा पुं. [सं.] (१) राशि, ढेर । (२) लड़ाई, 
युद्ध । (२) मुठभे ड़। (४) मिलन, संयोग । 

संघटन- संज्ञा पुं. [सं.] (१) मेल, मिलाप, मिलन, संयोग । 
(२) रचना, बनावट । (३) बिखरी हुई शक्तियों को 
एकत्र करना। (४) वह संस्था जो बिखरी हुई शक्तियों 
को एकत्र करने के लिए बने। 

संघटित--व्रि. [सं.] जिसका संघलल हुआ हो । 


[ १६२५ ] । 


संघट्ट, संघट्ून--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मिलन, मिलाप, 
संयोग । (२) रचना, बनावट । 
संघर--संज्ञा पुं. [सं. संगर] (१) युद्ध। (२) विपत्ति । 
संघरना, सघरनो --क्रि. स. [सं, संहार] संहार करना। 
सँघराना, सँघरानो--क्रि. स. [वेश.] (उदासीन) गाय- 
भैप्तों को दूध दुहने के लिए परचाना या फुसलाना। 
संघषे, संघषेण -संज्ञा पुं. [सँ.] (१) रगड़, घिस्सा। (२) 
होड़, स्पर्धा। (३) रघड़ना, घिसना। (४) दो दलों का 
विरोध जिसमें एक, दूसरे को दबाने का प्रयत्न करे । 
(५) बह प्रयत्त या प्रयास जो विषम परिस्थिति से 
अपने को निकालकर आगे बढ़ने के लिए किया जाय । 
संघर्षी -- वि. [सं.] संधर्ब करनेवाला । 
संघ-स्थविर--संज्ञा पुं. [सं,] बौद्ध संघाराम का प्रधान । 
संघाता--संज्ञा पुं. [सं.] (१) जमाब, भुंड, सम्‌ ह। (२) 
विशेष कार्य से बना संघ यां समू ह्‌। (३) निवास स्थान। 
(४) संग, साथ। (५) चोट, आघात । (६) मार डालता, 
बध। (७) इक्कोस नरकों में एक । (८) शरोर | 
वि. (१) घना, सघन । (२) नष्ठ । उ.--तुमरे 
कुल कौं बेर न लागे होत भस्म संघात--९-७७ । 
संघातक--वि. [सं.] (१) प्राण लेनेबाला । (२) नष्ठ या 
नाश करनेवाला । 
सँघाती, संघाती-संज्ञा पुं. [सं. संघ] (१) साथ रहने- 
वाला, साथो, सहचर । उ.--(क) सदा सँघाती आपनो 
(रे) जिय कौ जीवन-प्रान--१-३२५ । (ख) सदा 
सँघाती श्रो जदुराइ--७-२ । (ग) बिछूरे री मेरे बाल- 
सँंघाती--२८८२ । (२) मित्र । उ.--जानति हाँ तुम 
मानति नाहीं तुमहूँ श्याम-संघाती-- २९८१ । 
वि. [सं, संघात] प्राणनाशक । 
संघार--संज्ञा पुं. [सं. संहार] (१) वध । (२) नाश । 
संघारना, संघारनो--क्रि, स. [हिं. संहारता] (१) मार 
डालना, वध करना । (२) नाश करना । 
संघाराम--संज्ञा पुं. [सं.] बौद्ध श्मणों का मठ, बिहार । 
संघारि--क्रि, स, [हिं. संघारना] मार कर। 
प्र--संघारि डारों-मार डालूँ। उ,--सूर प्रभु 
सहित संघारि डारों--५९० । 
सँघेरना, सँघेरनो--क्रि. स. [हिं. संग -+ करना] पशु के दो 


पेर बाँधता जिससे वह बूर या तेज न जा सके। 

संघेला--संज्ञा पुं. [सं. संग] (१) सहचर । (२) मित्र । 

संघोष - संज्ञा पुं. [सं.] जोर का शब्द, घोष । 

संच--संज्ञा पुं. [सं. संचय] (१) संग्रह, संचय। (२) रक्षा, 
देख-भाल । 

संचक--वि. [सं. संचय] इकट्ठा करनेवाला। 

संचति--क्रि. स. [हिं: संचना] इकट्ठा या संग्रह करती है । 
उ.-- ज्यौं मधुमाखी सँचति निरंतर, बन की ओट लई 
>--१-५० । 

संचना, संचनो . क्रि. स. [सं. संचयन] (१) इकट्ठा या 
संग्रह करना । (२) रक्षा या देखभाल करना । 

संचय--संज्ञा पुं. [सं.] (१) ढेर, राशि, समूह । (२) 
एकत्र या संग्रह करने की क्रिया । 

संचयन--संज्ञा पुं. [सं.] संग्रह करने की क्रिया । 

संचयी--वि. [सं, संचयिन्‌] (१) इकट्ठा या संग्रह करने 
वाला । (२) कंजूस, कृपण । 

संचर---संज्ञा पुं. [सं.] (१) चलना । (२) सार्ग । 

संचरण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) चलना, गमन । (२) फैलना, 
प्रसरण । (३) काँपना । 

संचरना, संचरनो--क्रि. अ. [सं. संचरण] (१) घूमना- 
फिरना, चलना । (२) फलना, प्रसरित होना। (३) 
प्रचलित या व्यवहृत होना । 

क्रि. स. [सं, संचारण] (१) चलाना, घुमाना। 
(२) फंलाना ।:(३) प्रचलित करना । 
क्रि, स. [सं. संचय] इकट्ठा या एकत्र करना । 

संचरित--वि. [सं.] जिसमें या जिसका संचार हुआ हो । 

संचरे-क्रि, स. [हिं. संचरना] इकट्ठा, एकत्र या संग्रह 
करती है, उपस्थित या प्रस्तुत करती है । उ---रसना 
द्विज दलि दुखित होत बहु, तउ रिसि कहा करे। छमि 
सब छोभ जू छाँड़ि, छवौ रस ले समीप संचरै-- 
१-११७ ॥ 

संचान--संज्ञा पुं. [सं.] बाज, शिकरा, श्यन (पक्षी) । 

सँचार, संचार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) चलना, गसन । (२) 
फंलने विशेषतः भीतर फंलने, या विस्तृत होने कोकिया, 
प्रवेश । उ.--(क) अर्जुन तब सरपिजर कियौ, पंबन 
सँचार रहन नहिं दियो-ना, ४३०९ । (ख) ता दिलतें 








[ १६२६ ] 


उर-भौन भयो सखि सिव-रिपु को संचार--र८८८ । 
-- (३) चलाने की क्रिया। (४) ग्रह का एक राशि से 
दूसरी में जाना। 
संचारक--वि. [सं.] (१) चलानेवाला। (२) फैलानेवाला। 
(३) ग्रचार करनेवाला । 
संचारना, संचारनो--क्रि. स. [सं. संचारण] (१) फैलाना। 
(२) प्रचार करना। (३३ (अस्त्र-शस्त्र) चलाना । (४) 
जन्म देना, उत्पन्न करना । 
संचारिका--संज्ञा स्त्री. [सं.] कुटनी, इती। 
वि. (१) चलानेवाली । (२) फैलानवाली। (३) 
प्रचार करनेवाली । 
संचारित --वि. [सं.] जिसका संचार किया गया हो । 
संचारी- संज्ञा. पुं. [सं, संचारिन्‌] (१) वायु, हवा । (२) 
संगीत में पहला या स्थाई पद या उसका कुछ अंश 
पुनः भिन्‍न रीति से कहने को क्रिया या भाव। (३) 
काव्य के ३३ संचारी भाव। 
वि. संचरण करनेबाला, गतिशील । 
क्रि. स. [हिं. संचारना] फंलायो, संचारित को। 
उ.-बन बरुही चातक रटै द्रुम द्युति सघन संचारी 
“--२२९६ । 
संचारी भाव--संज्ञा पूं. [सं.] सहित्य में वे भाव जो रस 
के उपयोगी होकर, मुख्य भाव की प्रुष्टि करते और 
स्थायो भाव की तरह स्थिर न रहकर, अत्यन्त चंचलता 
पूर्वक सब रसों में संचरित होते रहते हैं । इनको 
“व्यभिचारी भाव! भी कहते हैँ । इनकी संख्या ३३ हे 
--अपस्मार (मूर्च्छा), अमर्ष (क्रोध या असहनशोलता), 
अलसता या आलस्य, अवहित्या (मनोभाव का दुराव- 
छिपाव), असूया या अनसुया (ईर्ष्या), आवेग, उग्रता, 
उन्माद, औत्सुक्य या उत्सुकता, गबे, ग्लानि, चपलता, 
चिता, जड़ता, दीनता या देन्य, धृति, निद्रा, निर्वेद 
(निराज्ञा-जन्य खिन्‍नता या,विरक्ति), मति, मद, मरण, 
मोह, लज्जा या ब्रीड़ा, वितक, विबोध(जागना, जागरण), 
विषाद, व्याधि, शंका, श्रुम, संत्रास (अहित-अशंका- 
जनित चिता या भय), स्मृति, स्वप्न और ह॒ुषे। 
संचारधो, संचारधौ--क्रि. स. [हिं. संचारना] एकत्र किया । 
उ.--ईं घन दौरि दौरि संचारयो--१० उ.-५२। 


संचालक-वि. [सं.] (१) चलाने या गति देनबाला, 
परिचालक । (२) अपने निरीक्षण-निर्देशन में कार्ये- 
विशेष चलाने या करानेवाला । 

संचालन--संज्ञा पूं. [सं.] (१) चलाने की. क्रिया, परि- 
चालन । (२) वह प्रबंध या व्यवस्था जिससे कार्य 
होता रहे । (३) देख-रेख, नियंत्रण, निर्देशन । 

संचालित--वि, [सं,] जिसका संचालन किया गया हो या 
किया जा रहा हो । 

संचि--क्रि, स. [हिं. संचना] एकत्र या संग्रह करके । उ.-याहू 
सौंज संचि नहिं राखी, अपनी,धरनि धरी--१-१३० । 

संचित--वि. [सं.] (१) एकत्र या संग्रह किया हुआ । 
(२) ढेर लगाया हुआ। 

सँचिबो, सँचिवौ--संज्ञा पुं. [हिं. संचना] एकत्र या संग्रह 
करने का भाव । उ.--सतगुरु कह्यौ, कहाँ तोसों हाँ, 
राम-ताम-धन सँचिवौ । 

संचु--संज्ञा पूं. [हि. सच] (१) खुल । (२) हे । 

सँचे--क्रि, स. [हिं. संचंना] एकत्र या संचय करे । उ,-- 
सुमति सुरूप सँचे स्रद्धा-विधि--२-१२। ह॒ 

सँच्यो, सँच्यो--क्रि. स. [हिं. संचना] उ.--एकत्र या 
संचय किया । उ,--(क) देखत आनि सेच्यौ उर अंतर 
दे पलकनि कौ तारौ री--१०-१३५॥। (ख) सुख संच्यो 
स्रवन दुआर--३२४३ । 

संजम--संज्ञा पुं. [सं, संयम] इंद्रिय-निग्नह । उ.--(क्र) 
गनिका किए कौन ब्रत संजम सुक-हित नाम पढ़ावै-- 
१-१२२ । (ख) नौमी नेम भली बिधि करे । दसमी 
कौं संजम बिस्तरे--९-५॥ 

संजमी--वि. [सं. संयमी] (१) संयम से रहनेवाला । (२) 
इंद्रियनिग्रही । 

संजय--संज्ञा पूं. [सं.] धृतराष्ट्र का एक सन्‍्त्रो जिसने 
दिव्य-दृष्टि-संपन्न होने के कारण हस्तिनापुर में बेठ- 
बेठे उनको क्रक्षेत्र के महाभारत-युद्ध का यथार्थ 
विवरण सुनाया था। 

संजात--वि, [सं.] (१) उत्पन्न (२) प्राप्त 4 

संजाफ---पंज्ञा स्त्री. [फ़ा. संजाफ़] झालर, गोट । 

संज्ञा पुं. घोड़ा जो आधा लाल और आधा हरा या 

सफेद हो । 


[ १६२७ ] 


संजाफी--वि. [फ़ा. संजाफ़ी] गोट या झालरदार । 
संजाब--संज्ञा पूं. [फ़ा, संजाफ़] संजाफ घोड़ा । 
संजीदगी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा. संजीदगी] गंभीरता । 
संजीदा--वि, [फ़ा, संजीदा] (१) गंभीर । (२) बुद्धिमान । 
संजीवनि, संजीवनी--वि. स्त्री. [सं. संजीवनी] जीवन, 
प्राण या शक्ति-दायिनी | 
संज्ञा स्त्री, एक कल्पित औषधि जिसके सेवन से 
मृतक भी जो उठता माना गया है। उ.--(क) दौना- 
गिरि पर आहि सँजीवन ब द सुषेन बताई--९-१४९। 
(ख) श्री रघनाथ सँजीवनि कारन मोकों इहाँ पठायो 
-7९%१५५ । 
संजुक्त--वि, [सं., संयुक्त] (१) जुड़ा हुआ । (२) मिला 
हुआ । (३) संबद्ध । (४) साथ, सहित । 
संजुग--संज्ञा पुं. [सं. संयुत] युद्ध, संग्राम । 
संजुह - वि. [सं. संयुक्त] साथ, सहित।॥ उ.--(क) ललित 
कन-संजुत कपोलनि लसत कज्जल अंक--२५३ । 
(ख) कटि किकिति चंद्रमनि-संजुत--६२५ । 
सँजोइ--क्रि. स. [हिं. सेजोना] सजाकर, संजोकर । उ.-- 
चौक चंदन लीपि के धरि आरती सेजोइ-- १२-२६ । 
क्रि. वि. [सं. संयोग] संग या साथ में । 
सैज्ोइल--वि. [हिं. सजोना] (१) सजा-सजाया, सुसज्जित । 
(२) एकतन्न या संग्रह करनेवाला । 
सेजोऊ--वि, [हिं. सँजोतना] (१) सजाने या सुसज्जित 
करनेवाला । (२) एकत्र या संग्रह करनेवाला। 
संज्ञा पुं. (१) तेथारी । (२) सामान,सामग्री । 
सजोग--संज्ञा पुं. [सं. संयोग] (१)संयोग । उ.-- (क) रवि- 
ससि राहु संजोग बिना ज्यों लीजतु है मत मानि-- 
२-३८ । (ख) तड़ित-घन संजोग मानौ--६२७ । (२) 
संबंध, लगाव, चेतना | उ,-- उहाँ जाइ कुरुपति बल- 
जोग, दियो छाँड़ि तन कौं संजोग--१-२८४ | (३) 
इत्तिफाक, अकस्मात घटित होना । उ--नीके पहुँचे 
आइ तुम, भलौ बन्यौ संजोग--४३७ । 
यौ०--बिधि-संयोग--विधाता की देन या व्यवस्था 
(से)। उ.--(क) बिधि-संयोग टारत नाहि टरैं-- 
९-७७ .। (ख) तीनि पुत्र भए बिधि-संजोग--९-१७४। 
संजोगिनि, संजोगिनी--बिं, सं. संयोगिनी ] जो (सन्नी) पति 


या प्रेमी के साथ हो । 

संजोगी--वि. [सं. संयोगिन्‌] (१) मिले हुए, संयुक्त । (२) 
जो प्रिया या प्रेमिका के साथ हो । 

सेंजोना, सँजोनो--क्रि. स. [सं. सज्जा] सजाना, सज्जित 
या अलंकृत करना । 

क्रि. स. [सं, संचय] इकट्ठा करना । 

सँजोवन--संज्ञा पूं. [हि सँजोना] सजाने की क्रिया । 

सँजोवना-क्रि. स. [सं. सज्जा. हिं. सँजोना] सज्जित या 
अलंकृत करना । 

क्रि, स, [सं, संचय, हि. संजोना] इकट्ठा, एकत्र या 

संग्रह करना । . 

सँजोबल, सँजोवस -वि. [हिं. सँजोना] (१) सुसज्जित, 
अलंकृत । (२) सेना-सहित । (३) सजग, सावधान । 

सँजोवा--संज्ञा पुं. [हि. सँजोना] (१) सजावट, श्टंगार । 
(२) जमाव, जमघट । 

संज्ञक--वि. [सं.] नाम या संज्ञा वाला । 

संज्ञा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) चेतनाशक्ति । (२) बुद्धि। . 
(३) ज्ञान । (४) नाम । (५) वह विकारी शब्द जो 
किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव कां बोधक हो। (६) 
संकेत + (७) सात तत्वों में एक | उ.--पृथिवी अप 
तेज ,वायु नभ संज्ञा शब्द परस अरू गंध--सारा 
८ । (८) सूर्य की पत्नी जो विश्वकर्मा की पुत्री और 
यम-यमुना की माता थी । 

संज्ञाहीन-वि. [सं.] बेहोश, अचेत । 

सँमला--वि. [प्रा० संझा] संध्या-संबंधी । 

सेमबत्ती--संज्ञा स्त्री. [प्रा. संझा-|- हि. बत्ती] (१) संझा 
को जलत या जलाया जानेवाला दीपक । (२) संभा 
को गाया जाने वाला गीत । 

संमा--संज्ञा स्त्री. [सं. संध्या, प्रा. संझा] शाम, संध्या । 

संभावलि--संज्ञा स्त्री. [हि. संझा] राधा की सखी एक 
गोपी का नास | उ,--कज्जल ले आई संझावलि--- 
२३१२॥। 

सँमिया, सँकैया--संज्ञा पुं. [हि. संझा] शास का भोजन 

सँजोखा--संज्ञा पुं. [हिं. संझ्ा] शाम का समय । , 

सँठिया, संटी--संज्ञा स्त्री. [देश.] पतला बेंत या डंडी । 
उ,«- (क) माता सैटिया हैक लगाए--३९१ । (ल) 





[ १६९८ ] 


सैट्था ले मारत जघ लागी--५६१ | 

संठ--संज्ञा स्त्री. [सं. ज्ञांत] ज्ञांति, निस्तब्धता । 

वि, [सं. शठ5] (१) धूते । (२) नीच । उ.--सुनि 

अरे संठ दसकंठ--९-१२९ | 

संड--वि. [हिं. संडा] म्ोटा-ताजा । 

संडमुसंड--वि. [हिं, संडा न॑झ्ठसंडा (अनु )] मोटा-ताजा, 
हट्टा-कट्टा (व्यंग्य) ॥ « * 

संडसा--संज्ञा प्रुं. [सं. संदंश] लोहे का एक औजार। 

संडसी- संज्ञा स्त्री. [हिं. सेंडसा] छोटा सेंडसा । 

संडा--वि, [सं. शंड] मोटा-ताजा । 

संडामके, संडामर्का--संज्ञा पुं. [सं शंडामकं] प्रहलाद के 
छिक्षा-गुरु। उ---पाँच बरस्र की भई जब आइ, संडाम- 
कंहि लियौ बुलाइ।''" । संडाम्क रहे पचि हारि, 
राजनीति कहि बारंबार। तब सं डामर्का संकाइ, 
कह्मोौं असुर-पति सौं यों जाइ-- ७-२ | 

संडा-मुसंडा--वि.[हिं.संडा + मुसंडा (अनु.)] मोदा-ताजा, 
हृट्टा-कट्ठा (व्यंग्य) । 

संडास--संज्ञा पुं. [देश.] कुएँ-जेसा बना गहरा_पाखाना, 
झोचक्प | 

संत--वि. [सं. सत्‌ ] (१) संन्यासी, महात्मा, त्यागी । उ. 
--(क) उद्धव संत सराह्यो--सारा. ५५८ । (ख) सूर 
स्यथाम कारन यह पठवत हू आबेंगे संत--२९२१। (२) 
हरि-भक्‍त । * 

संज्ञा पुं. (१) संन्‍्यासी, महात्मा। उ,--सादर संत 

देखि मन मानौ प्रेखें प्राण हरै--२८०८॥। (२) हरि- 
जक्‍्त । उ.--भक्त सात्क्‍क्की सेव संत, लखे तिन्‍हें 
मूरति भगवंत--३-१३ । 

संबत--अव्य, [सं.] (१) सदा, सर्वदा । उ.--(क) संतत 
निकट रहत हो । (ख) संतत सुभ चाहत-- १-७७ । (२) 
बगातार, निरंतर । 

संतति---संज्ञा स्त्री, [सं.] बाल-बच्चे, संतान । 

संतपन--संज्ञा. पुं. [सं.] साधुता, महात्मापत । 

संतप्त--वि, [सं.] (१) खूब जला या तपा हुआ। (२) 

.. बहुत दुखी या पीड़ित । 

संतरणु--संज्ञा पुं. [सं.] अच्छी तरह तेरने या तैरकर पार 

होने की क्रिया । 


वि. तारने या पार उतारनेवाला । 

संतरा-- संज्ञा पुं, [पुर्तें. संगतरा या फा, संगतरः] एक 
प्रसिद्ध फल जो मीठा होता है । 

संतान--संज्ञा पूं., स्त्री. [सं.] (१) बाल-बच्चे, संतति। 
उ,--सुत-संतान-स्वजन-बनिता-रति घन समान उनई 
--१-५० । (२) कुल, वंश । 

संताप--संज्ञा पुं. [सं.] (१) आँच, जलन, ताप । (२) मान- 
सिंक कष्ट या दुख । उ.- (क) आनंद-मगन राम-ग्रुन 
गाव, दुख-संताप कीक्राटि तनी--१-२९। (ख)प्रगट पाप 
संताप सूर अब कापर हठे गहौं३-२ । (ग) बिछुरनकौ 
संताप हमारौ तुम दरसन दे काट्यौ--९-८७॥ (.) 
शत्रु । ; 

संतापन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) जलाना। (२) दुख या कष्ट 
देना । (३) कासदेव का एक वाण जो विरही को संतप्त 
करता है । 

वि, (१) जलानेवाला । (२) दुखदायी । 

संतापना, संतापनो--क्रि, स. [सं. संताप] (१) जलाना, 
दग्ध करना । (२) दुख या कष्ट देना । 

संतापित-- वि, [सं.] (१) जला हुआ, दग्ध । (२) दुखी । 

संतापी--वि. [सं. संतापिन्‌] (१) जलाने या दग्ध करने- 
वाला । (२) दुख या कष्ट देनेवाला। उ.--घातक, 
कुटिल, चबाई, कपटी महा कुटिल संतापी -- १-१४० । 

संतापै--क्रि, स, [हिं. संतापना ] दुख या कष्ट पहुंचाता है। 
उ.--(क) अरु पुनि लोभ सदा संतापै। (ख) हरि- 
माया सब जग संत्ञापू---३-१३ । (ग) सुख-दुख तनिकौ 
तिहि न सँताप --३-१३ । 

संति, संती--अव्य. [सं, संति ? ] बदले या स्थान में । 

संतुलन--संज्ञा पुं.[सं.] (१) तौल या भार बराबर होना या 
करना। (२) दो पक्षों का बल बराबर होना या करना । 

संतुष्ट--वि. [सं.] (१) जिसे संतोष हो गया हो (२) जो 
सहमत हो गया हो । 

संतोख, संतोष--संज्ञा पुं. [सं. संतोष | (१) हर स्थिति में 
प्रसन्न रहता और अधिक की कामना न करना । उ,-- 
सील-संतोष सखा. दोउ मेरे तिन्‍्हेैं बिगोवति भारी-- 
१-१७३। (२) जी भर जाना, तृप्ति । उ.--(क) बहुते 
काल भोग मैं किए, पै संतोष न आयो हिए--९-२ । 


[ १६२९ ] 


(ख) बहुत काले या भाँति बितायौ, पै रिषि-मन संत्तोष 
5 मे आयौ--९-८॥ (३) हर्ष, सुख, आनंद । 
संतोषना, संतोषनो--क्रि. स. [सं, संबोष] (१) तृप्त 
करना । (२) प्रसन्न या सुखी करना। . 
+ क्रि. अ. (१) तृप्त होना । (२) असन्न होना । 
संतोषि -+क्रि. स. [हिं. संतोषना] संतोष देकर, संतुष्ट 
करके । उ.---तिन्हैं संतीषि कह्यौ, देहु माँग हमैं, 
बिष्तु की भक्ति सब चित्त धारौ---४-११ । 
संतोषित--वि. [हिं. संतोष] संतुष्ट । 
संतोषी--वि. [सं. संतोषिन्‌| जो सदा संतोष रखता हो । 
संतोख्यो, संतोख्यौ--क्रि, स. [हिं- संतोषता] संतोष 
दिया । उ.--धनुर्भजन जज्ञ हेत बोले इनहिं और डर 
नहीं सबन कहि संतोख्यौ--२५०३ । 
संत्रास--संज्ञा पुं. [सं.] (१) भय । (२) अहित की 
आशंका से उत्पन्त चिता या भय जिसको “त्रास भी 
कहते हें और जो एक संचारी भाव हैँ । 
संथा--संज्ञा पुं. [सं. संहिता ?] एक बार में पढ़ा या 
पढ़ाया हुआ पाठ या अंश । 
संदंश--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सेंडसी । (२) चिसटी | 
संद--संज्ञा पुं. [सं. संधि] छेद, बिल, दरार । 
: संज्ञा पुं, [सं. चंद्र ] चंद्र, चंद्रमा । 
संज्ञा पुं. [देश.] दबाव । 
संद॒हिं---संज्ञा पूं' सबि, [देश. संद] दबाव से । उ.--मनौ 
सुरग्रह ते सुर-रिपु कन्या सौते आवति ढरि संदहि । 
संदभे--संज्ञा पुं. [सं.] (१) रचना, बनावट । (२) 
प्रबंध, निबंध । (३) वह आकर ग्रंथ जिसमें अनेक 
प्रकार की विशिष्ट बातें लिखी हों । (४) संबंधित 
प्रसंग या वणित विषय । 
संदश्शेन--संज्ञा पुं. [सं.] भली-भांति देखना । 
संदल--संज्ञा पुं. [फ़ा.] चंदन, श्रीखंड । 
संदली--वि. [फ़ा. संदल] (१) चंदन का (बना हुआ), चंदन 
से संबंधित। (२) चंदन जंसे हल्के पीले रंग का। 
संज्ञा पुं, (१) एक तरह का हल्का पीला रंग । (२) 
एक तरह का हाथी । (३) एक तरह का घोड़ा । 
संदि--संज्ञा स्त्री. [सं. संधि] मेल ,संधि । 
संदिग्ध--वि. [सं.] (१) जिसमें संदेह या संशय हो । (२) 


जिस पर द्वाक या संदेह हो | 
संज्ञा पुं. एक प्रकार का व्यंग्य । 

संदिग्धता- संज्ञा स्त्री: [सं.] संदिग्ध होने का भाव । 

संग्दिधत्व- संज्ञा पुं. [सं.] (१) संदिग्ध होने का भाव। 
(२) एक काव्य-दोष जो अर्थ के अस्पष्ट होने था 
तत्संबंधी संदेह बने रहने पर माना जाता है। 

संदिष्ट--वि. [सं.] कहा हुआ, कथित । 

संदी--संज्ञा स्त्री. [सं.] पलेंग, शैया । 

संदीपक--वि. [सं.] उद्दीपनकारो, उद्दीपक । 

संदीपन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) उद्दीप्त करने की क्रिया, 
उद्दीपन । (२).भीकृष्ण के गुरु जिनको श्रीकृष्ण ने "रु- 
दक्षिणा में मृतक पुत्र ला दिये थे । उ.--संदीपन सुत 
तुम प्रभु दीने विद्यागपाठ करधो--१-१३३ | (३) 
कामदेव के पाँच वाणों में एक । 

वि. उद्दीपन करनेवाला । 

संदूक--संज्ञा पुं. [अ. संदूक] लकड़ी, टीन या लोहे का 
बना पिदारा, पेटी, बकस । उ.--(क) संदूकनि भरि , 
धरे ते न खोले री--१ ५४९ । (ख)'कज्जल कुलुफ मेलि 
मंदिर में पलक संदूक पर अटके--पृ. ३२९(८५) । 

संदूकची, संदूकड़ी--संज्ञा स्त्री, [हि. संदूक +ची, ड़ी] 
लकड़ी, टीन या लोहे की छोटी पेटी । 

संदूर--संज्ञा पुं. [हि. सिंदूर] सिंदूर । 

संदेश- संज्ञा पुं. [सं,] (१) समाचार,संवाद । (२) उद्देश्य- 
विशेष से कही या कहलायो गयो बात। (३) एक 
प्रकार को बंगला सिठाई । 

संदेशहर--संज्ञा पुं. [सं, संदेश -+हर] संदेश पहुँचाने- 
वाला, दूत, बसीठ । 

संदेस, संदेसा--संज्ञा पुं, [सं, सदेश] किसी के द्वारा 
कहा या कहलाया गया समाचार या संदेश । 3,-- 
(क) तब दारुक संदेस सुतायौ--१-१८४ (ख) हाथ 
मुद्रिका प्रभु दई संदेस सुनायौ - ९-७२ । 

संदेशी, संदेसी--संज्ञा वि. [सं. संदेशिन्‌] संदेश पहुँचाने- 
वाला, दूत, बसीठ। . 

सँदेसो, संदेसो, संदेसौ--संज्ञा पुं, [सं. संदेश] किसी के 
द्वारा कहलायो गया समाचार | उ,--(क) कहियौ नन्‍्द 
सँदेखी इतनौ जब हम वे इक थान--९-८३। (ख) 


[ १६३० ] 


कहाँ सँदेसौ पति'कौ--९-८४ । (ग) सँदेसो देवकी सं 
कहियौ--नता. ३७९३ । 

संदेह--संज्ञा पुं. [सं.] (१).शक, संशय, शंका । उ.--(क) 
रघुपति, मन संदेह न कीजै---९-१४८ | (ख) सूरदास 
प्रभु अंतर्यामी भक्त संदेह हरघौ--२५५२। (२) एक 
अर्थलिंकार । 

संदेहात्मक--वि. [सं,] (१) जिंसके प्रूति संदेह हो । (२) 
जिसके कारण संदेह हो । 

ंदेहास्पद्‌ू--वि, [सं. संदेह + आस्पद_] (१) जिसमें संदेह 

हो । (२) जिसके कारण संदेह हो |... 

संदेहैं---संज्ञा पुं. सवि [सं. संदेह] संशय को उ,--तेरे सब 
संदेह देहौं--२३.१३ । 

संदोल--संज्ञा पूं. [सं,] 'कर्णफूल' नाम का गहना । 

संदोह--संज्ञा पुं. [सं.] (१) दूध दुहना। (२) वस्तु का 
पूर्ण रूप । (३) झुंड, समूह । (४) ढेर, राशि । 

संघ--संज्ञा स्त्री, [सं, संधि] जोड़, संधि । उ.--जरासंघ 
की संधि जोरबो हुतौ, भीम ता. संघ को चीर 
डारबो--१० उ०-५१। 

संधना, संधनो--क्रि, अ. [सं. संधि] जुड़ना । 

संधान--संज्ञा पुं. [सं,] (१) धनुष पर वाण चढ़ाकर 
निज्ञाना लगाने को क्रिया, लक्ष-वेध | उ,--(क) 
सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी कर छूट्यौ संधान-- 
१-९७ | (ख) दिति दुर्बल अति अदिति हृष्टवचित, 
देखि सूर संघान--९-२० । (ग) तबे सूर संधान 
सफल हौ रिपु कौ सीस उतारौं--९-१३७ । (घ) 
भाल-तिलक श्रुव चाप आप लै सोइ संधान संधानत-- 
पृ, ३३६ (६१)। (२) खोजने-ढूँढ़ने का व्यापार। (३) 
मिलाना, योजन । (४) जमा-खर्च करना | (५) मेल 
या जोड़-तोड़ बेठाना । (६) संधि । (७) काँजी । (८) 
अचार । (६) मदिरा । 

संधानत--क्रि, स. [हिं. संधानना] निशाना लगाता या 
लक्ष्य साधता है । उ,--भाल तिलक श्रुव चाप आप 
ले सोइ संधान संधानत--प. ३३६ (६१) । 

संधानति--क्रि. स. [हि संधानना] निश्ञाना लगाती था 
लक्ष्य साधती है । उ.--सूर सुंदरी आपु ही कहा तू 
शर संधानति--२२५१ । 


संधानना, संधाननो--क्रि, स. [सं. संधान-|-ना, नो] 
(१) धनुष पर वाण चढ़ाकर निशाना लगाना या 
लक्ष्य पर तीर छोड़ना । (२) प्रयोग करने के लिए 
किसी अस्त्र को ठीक करना। (३) जोड़ना । 
संधाना--संज्ञा पुं. [सं, संघानिका] अचार। 
सँधाने--क्रि. स. [हि. संधानना] धनुष पर तीर चढ़ाकर 
निशाना लगाया या लक्ष्य पर तीर छोड़े ॥ उ.-- (क) 
मनु मदन धनु-सर सँधाने देखि घन-कोदंड---१-३०७। 
(ख) काम-बाण पाँचौं संधाने--१० उ.-१०५ । 
संज्ञा पूं. [हि. संधान] अचार । उ.--अंब आदि 
दे सबे सँधाने । सब चाखे गोबर्धन राने--३९६॥। . 
सँधानीं--संज्ञा पुं. [हिं. संधान] अचार । उ.--तुमकौं 
 भावत पुरी सँधानौ--१०-२११॥। 


“संधि--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) दो चीजों का मेल, संयोग । 


उ.--जैसे खरी कपूर दोउ यक समय यह भई ऐसी संधि 
--२९१२ | (२) दो चीजों के मिलने का जोड़ । (३) 
दो राजाओं या राज्यों के बीच होनेवाला मेत्री-संबंध। 
(४) सुलह, मित्रता । (५) शरीर में दो हड्डियों 
के मिलन का जोड़ या गाँठ। (६) व्याकरण में दो 
अक्षरों के मेल से होनेवाला विकार। (७) नाठक 
में प्रयोजन-विशेष के साधक कथांशों का अन्य से 
होनेवाला संबंध जो पाँच प्रकार का होता है--- 
मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श या अवमर्श और निर्बहण.। 
(5) सेंघ, छेद | (६) एक काल, युग या अवस्था के 
अंत और दूसरे के आरंभ के बीच का समय । उ.-- 
वैस-संधि सुख तजी सूर हरि गए मधुपुरी माँहीं-- 
३२४४ । (१०) (दो चीजों के बीच की) खाली जगह, 
अवकाश । उ.---धरनि आकास भयौ परिपूरत नैंकु 
नहीं कहुँ संधि बचायौ--५९१। (११) भेद, रहस्य । 
संधि-थली--संज्ञा स्त्री, [सं. संधि-+ स्थल] संधि के निकट 
का खाली स्थान | उ.--मनहूं बिबर ते उरग रिग्यो 
तकि गिरि के संधि थली--२०७१ । 
संधि राग -संज्ञा पूं, [सं,] सिंदूर, सेंढुर । 
संधि-विच्छेद्‌--संज्ञा पुं. [सं.] (१) समझौता तोड़ना या 
दूटना । (२) व्याकरण में किसी पद की संधि तोड़कर 
शब्द अलग करना । 


[ १६३१ | 


संध्या--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) ज्ञास, सायंकाल। उ.- 


(क) संध्या समय निकट नहि आयो, ताके ढूँढ़न कौ 
- उठि धायौ--५-३ । (ख) संध्या समय होन आयौ-- 
७-६। (२) भारतीय आर्यों को एक उपासना जो प्रातः, 
मध्याह्न और सायंकाल को होती है (३)सीसा । 
संन्‍्यस्त--वि. [सं. संन्यास ] (१) जिसने संन्यास लिया हो । 
(२) काम में अत्यधिक सैलग्न । 
संन्‍्यास--संज्ञा पुं. [सं.] (१) भारतीय आर्यो' के चार 
आश्षमों में अंतिम जिसमें सब कार्य निष्काम भाव से 
किये जाते हैं | (२) क्षेत्र अथवा सीमा-विशेष में ही 
- रहकर कार्य करने का ब्रंत या निश्चय । 
संन्‍्यासी--संज्ञा पुं. [सं. संन्यासिन्‌] संन्यास-आश्रम में 
रहने और उसके नियमों का पालन करनेवाला । 
संपजना--क्रि, अ, [सं.-सम--उपजना] (१) उगना, पैदा 
: होना | (२) प्रकाशित होना । 
संपत, संप्रति, संपत्ति--संज्ञा स्त्री, [सं. संपत्ति ] (१) धन- 
दौलत, जायदाद। उ.--(क) ते धन-दारा सुख- 
संपति बिछुरत लगे न बार---१-८४। (ख) सूरदास 


मोहन दरसन बिनु सुख-संपति सपना--२५४७ । (२) 


ऐड्वर्य, वेभव । (३) कोई बहुमूल्य लाभ या प्राप्ति, 
परस निधि । उ.--(क) सत संजम-तीरथ-ब्र त कीनहैं, 
तब यह संपति पाई--१०-१६ (ख) जे पद-कमल संभु 
की संपति--५६८॥। (४) लक्ष्मी जिसकी उत्पत्ति समुद्र 
से सानी गयी हैं। उ,--कहौ तौ लंकु उखारि डारि 
देउँ जहाँ पिता संपति को--९-5४ । 

संपद, संपदा--संज्ञा स्त्री. [सं, संपद्‌] (१) बेभव, ऐश्वर्य । 
उ,--देखि ब्रज की संपदा कौं फूल सूरजदास-१०-२६। 
(२) धन, पूँजी । उ,--ऐसी विधि हरि पूर्जे सदा । 
हरि-हित लावै सब संपदा--९-५ । (३) सिद्धि । (४) 
सौभाग्य । उ.--सू रदास संपदा-आपदा जिनि कोऊ 
पृतिआइ--१-२६५ । 

संपन्‍न--वि. [सं, (१) पूण या सिद्ध किया हुआ । (२) 
सहित, युक्त। उ.,--सत्य-सील-सपन्‍न सुमूरति-- 
१-६९ । (३) धन-धान्य से पूर्ण । (४) धनी । 

संपर्क--संज्ञा पुं. [सं.] (१) लगाव, संस, संबंध । (२) 
मेल, संयोग । (३)स्पर्श । 


संपा--संज्ञा स्त्री. [सं,] बिजली, विद्युत । 

संपात--संज्ञा पुं. [सं.] (१) एक साथ गिरना। (२) 
संगस, समागस । (३) संगम-स्थान। (४) वह स्थान 
जहाँ एक रेखा दूसरी रेखा से मिले या उसको 
काटे । 

संपाति, संपाती - संज्ञा पुं. [सं. संपाति] एक गीध जो 
. गरुड़ का ज्येष्ठ पुत्र और जटायु का बड़ा भाई था। 
सीता की खोज सें गये हुए बानर-दल को संपाती ने 
ही उनका पता बताया था। उ.--आए तीर समुद्र 
के, कछ सोधि न पायौ । सूर सँपाती तहँ मिल्यौ, यह 
बचन सुनायौ--९-७२ । 

संपादक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) काम पूरा या संपन्न करने 
वाला। (२) किसो पत्र-पत्रिका या पुस्तक के कस, 
पाठ आदि को व्यवस्थित करनेवाला। 

संपादकत्व--संज्ञा पुं. [सं.] संपादन करने का भाव । 

संपादकीय--वि. [सं.] (१) संपादक-संबंधी । (२) झंपा- 
दंक का लिखा हुआ । 

संपादन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) काम पूरा करना। (२) - 
पत्न-पतन्निका या पुस्तक का क्रम, पाठ आदि व्यवस्थित 
करना ! 

संपादित--वि, [सं.] (१) पूर्ण किया हुआ। (२) जिसका 
ऋरम, पाठ आदि व्यवस्थित किया गया हो । 

संपीड़ेन--ज्ञंज्ञा पुं. [सं. सम्पीडन] (१) खूब दबाना, 
मलना या निचोड़ना। (२) बहुत पीड़ा या दुख । .. 

संपुट--संज्ञा पु. [सं.] (१) कटोरे या दोने के आकार 
की कोई वस्तु । उ.--जलज संपुट सुभग छबि भरि 
लेत उर जनु घरनि--१०-१०९। (२) पत्ते का बना 
दोना । (३) डिब्बा, पिटारी । (४) अंजुली । (५) 
फूल का कोश । (६) मुंहबंद पात्र । 

सँपुटी--संज्ञा स्त्री. [सं. संपुट] कटोरी, प्याली । 

सँपूरन--वि. [सं संपूर्ण] (१) पूर्ण, संपूर्ण | उ.-- अष्टम 
मास संपूरन होइ--३-१३। (२) सफल, सिद्ध । 
उ.--भयो पूरब फल सँपूरन लक्याँ सुत दैतारी-- 
२६२७ ।(३) समाप्त । उ.--एक भोजन करि सँपुरत 
गई वैसेहि त्यागि--पृ८ ३३९ (८४) । 

संपूर्र--वि. [सं.] (१) खूब भरा हुआ। (२) सब, 





[ १६३२ ] 


सारा । (३) खतम, समाप्त । 
संज्ञा पुं. बह राग जिसमें सातों स्व॒र लगते हों । 

संपूर्णत:-- क्रि. वि. [सं.] पूर्ण रूप से । 

संपूर्णतया--क्रि. वि. [सं.] भली भाँति । 

संपूर्णता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) पूरा या सम्पूर्ण होने का 
भाव। (२) अंत, समाप्ति । 

संप्रक्त--वि. [सं.] (१) संस या संबंध सें आया हुआ, 
संबद्ध । (२) मिला हुआ। 

सेपेरा- संज्ञा पुं. [हि. साँप] साँप पालने और उसका 
तमाशा दिखानेवाला मदारी । 

संपे--संज्ञा स्त्री. [सं. संपत्ति] धन-संपत्ति |. 

सैंपोला--संज्ञा पुं. [हि. साप-+-ओला] साँप का बच्चा । 

सेपोलिया--संज्ञा पुं. [हिं. संपोला - इया] साँप का बहुत 
छोटा बच्चा । 

संपोषणु--संज्ञा पुं. [सं.] भली भाँति पालन-पोषण करने 
की क्रिया या भाव । ह 

संप्रज्ञात--संज्ञा पुं. [सं.] वह समाधि जिसमें विषयों के 
बोध से सर्वथा निवृत्त न होने के कारण आत्मा को 
अपने स्वरूप का पूरा-पूरा ज्ञान नहीं होता । 

सेप्रति - अव्य. [सं,] इस समय, आजकल, अभी । 

संप्रदू--वि. [सं.] देनेवाला, दाता । 

संप्रदान--संज्ञा पुं. [सं.] (१) (दान आदि) देने की क्रिया 
या भाव । (२) शिष्य को मंत्र या दीक्षा देना | (३) 
(व्याकरण सें) वह कारक जिसमें कोई शब्द “देना' क्रिया 
का लक्ष्य होता है । 

संप्रदाय--संज्ञा पुं. [सं.] (१) कोई विशेष धर्म-संबंधी 
मत । (२) किसी सिद्धांत या मत के अनुयाय्रियों का 
बर्गे था समूह ।(३) मार्ग, पथ । (४). परिपाटी । 

संप्राप्त- वि. [सं.] (१) आया या पहुँचा हुआ, उप- 
स्थित। (२) पाया हुआ। (३) जो हुआ हो, घटित । 

संप्रे ज्ञक--संज्ञा पुं. [सं,.] देखनेवाला, दर्शक । 

संप्रे ज्षए--संज्ञा पुं. [सं,] जाँच या निरीक्षण करना । 

संबंध--संज्ञा पुं. [सं.] (१) साथ-साथ बँधना, जुड़ना 
या सिलना। (२) वास्ता, लगाव, संपर्क । (३) 
रिश्ता, नाता । (४) बहुत मेल-जोल । (५) विवाह 
या उसका निश्चय । (६) (व्याकरण. में) एक कारक 


जिससे एक शब्द के साथ दूसरे का लगाव या संदंध 
सूचित होता है । 

संबंधातिशयोक्ति--संज्ञा स्त्री, [सं,] 'अशियोक्ति' अलं- 
कार का एक भेद । 

संबंधित--वि. [सं. संबंध] संबंध-युक्‍्त । 

संबंधी--वि. [सं. संबंधिन] (१) लगाव या संपर्क रखने 
वाला । (२) सिंलसिले या प्रसंग का, विषयक । 

संज्ञा पं. रिश्तेदार, नातेदार । 

संबत--संज्ञा पुं. [सं. संवत्‌] साल, वर्ष, संवत्सर । उ.-- 
(क) द्वापर सहस एक की भई । कलियुग सत संबत 
रहि गई--१-२३० (स्र) सत संबत मानुष की आड़ । 
आधो तो सोवत ही जाइ--७-८ | 

संबद्ध--संज्ञा पुं. [सं,] (१) जिससे संबंध हो । (२) बँध 
या जू ड़ा- हुआ । (३) संयुक्‍त, सहित । 

संबर--संज्ञा पूं. [सं. शंबर] (१) एक देत्य जो कामदेव 
का शत्रु था। (२) एक शस्त्र । (३) युद्ध । 

संबल+- संज्ञा पुं. [सं,] (१) राह का भोजन । (२) बह 
साधन जिसके भरोसे पर कोई काम किया जाय। (३) 
सहारा, आश्रय । 

संबाद--संज्ञा पुं. [सं, संवाद] वार्तालाप, संबाद । उ.--- 
कपिलदेव बहुरो याँ कहचौ । हमैं-तुम्हें संबाद जु 
भयौ--३-१३ । 

संबुद्ध-वि. [सं.] जिसे ज्ञान हो गया हो । कर 

संज्ञा पुं. (१) गौतम बुद्ध । (२) (जनियों के) 

जिन देव । 

संबोधन - संज्ञा पुं. [सं.] (१) जगाना (२) पुकारना। 
(३) समझाना-बुझाना। (४) जताना, विदित कराना। 
(५) धीरज या सांत्वना देना। (६) (व्याकरण में) 
वह कारक जिससे शब्द का किसी को पुकारना या 
बुलाना सूचित हो । (७) (नाटक में) आका श-भाषित । 

संवोधना, संबोधनो--क्रि, स. [सं. संबोधन] समभाना- 
बुभाना, प्रबोधना । 

संबोधित--वि, [सं.] जिसे पुकारा जाय। 

संभर--वि. [सं.] भरण-पोषण करनेवाला । 

संभरण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पालन-पोषण की व्यवस्था 
या साधन । (२) योजना । 








! रै६३े३ 


सेभरना, सैभरनो, सेभलना, सँभलनो--क्रि. अ. [हि, | 


संभलना] (१) बोझ्न आदि का थामा या रोका जा 
सकना । (२) सहारे या आधार पर ठहर सकना। 
(३) सचेत या सावधान होना। (४) गिरने, चोट 
खाने था हानि होने से बचना। (५) बुरी दशा या 
स्थिति से बचे रहना। (६) निर्वाह हो सकना। (७) 
स्थास्थ्य-लाभ करना न्‍ 

संभव--संज्ञा पुं. [सं. सम्भव] (१) उत्पत्ति । (२) संयोग, 
समागम । (३) हेतु, कारण । 

वि. (१) उत्पन्न । (२) हो सकने योग्य । 

संभवत :--अव्य [सं.] संभव है कि । 

संभवत--क्रि. अ. [हि. संभवना] संभव होता या हो 
सकता है, सधता है । उ.--धर्म-स्थापन-हेतु पुनि धारघों 
नर अवतार । ताको पुत्र-कलन्न सों नहिं संभवत 
पियार--१० उ,-४७ | 

संभवतया--अव्य, [सं.] संभव है कि । 

संभवना, संभवनो- क्रि. स. [हिं. संभव -+ ना] पैदा या 
उत्पन्त करना । 


क्रि, अ. (१) पैदा या उत्पन्न होना । (२) हो सकना। 


संभवनीय-- वि, [सं.] जो हो सकता हो । 
सेंभार--संज्ञा पूं. [हिं. सँभालना] (१) होज्ञ-हवास, 
ध्यान, (तन-बदन की) सुध । उ.--(क) ब्याकुल 
भई गोपालहि बिछुरे गयो गुन ज्ञान सँभार--३२१५। 
(ख) भोजन-भूषत की सुधि नाहीं, तनु|की नहीं 
सँभार--पृ. ३३९ । (5३) । (ग) मैमत भए जीव- 
जल-थल के तनु की सुधि न सँभार--पृ. ३४७। 
(५२)। (२) निगरानो, देखरेख | उ.--सूरदास प्रभु 
अपने ब्रज की काहे न करत सँभार--२८२०। (३) 
पालन-पोषण । 
यो. सार-सँभार--पालन-पोषण, देखभाल । 
(४) वच्ञ में रखने का भाव, रोक, निरोध । 
क्रि, अ. सावधानी के साथ, सचेत होकर | उ.-- 
प्रबल सत्रु आहै यह मार । यातैं संतो, चलौ सभा र--- 
१-२२९ । 
संभार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) इकट्ठा या एकत्र करना, 
संचय । (२) तैयारी, साज-स।मान । (३) भांडार, 


आगार । (४) सजावट । (५) धन-सम्पत्ति। (६) 
फलन-पोषण । (७) देख-रेख, रखबाली। (८) प्रबंध । 
संभारत--क्रि. स. [हि. सभालना] (१) सचेत या साव- 
धान होता है । उ.--कर्म सुख-हित करत, होत दुःख 
नित, तऊ नर मूढ़ नाहीं सँभारत--८-१६। (२) 
रक्षा करता या बचाता है, देखरेख रखता है । उ.-- 
क्यों न सँभारत ताहि--१-३२५ । 
सेंभारति-क्रि, स, [हिं. सँभालना] रोक या पकड़ में 
रखती है, सेंभालती है । उ,--अंचल नहीं सँभारति -- 
२५६२ । 
सँभारना, सेभारनो--क्रि. स. [सं, संभार] (१) यार वा 
स्मरण करना । (२) सँभालना । 
संभारहि--क्रि. स. [हि. संभालना] सचेत या सावधान 
हो जाना । उ.--तातें कहत सँभारहि रे नर, काहे कौं 
इतरात--२-२२ । 
पैँभारि--क्रि, स. [हि. सँभारता] (१) स्मरण द्वारा 
संचित करके । उ.--(क) चतुरानन बल सँभारि - 
मेघनाद आयो--९-९६। (ख) पूरब प्रीति सँभारि. 
हमारे तुमको कहन पठायौ--३०६३ । (२) नष्ड 
होने, खोने था बिगड़ने से बचाओ | उ.--पाछें भई 
सु भई सूर जन अजहुँ समुझि सँभारि-२-३१। 
प्र. सके सभारि--बचा सकता या रक्षा कर 
सकता हैं । उ.--घालति छरी प्रेम की बानी, सूर- 
दास को सके सभारि--११६४ । 

(३) संभल जा, सावधान हो जा। उ,--क्ह्मौ 
अधुर, सुरपति सँभारि । ले करि बज् मोहिं पर- 
डारि--६-५ । (४) रोककर, काबू या नियंत्रण में 
रखकर । 

समुहा०--सकी सँभारि--सम्हाल सकी । उ.-- 
कठिन वचन सुनि स्रवन जानकी, सकी न वचन 
सँभारि--&-७६ । मुख सँभारि--वाणी पर नियं- 
त्रण रखकर । उ.--ये सब ढीठ गरब गोरस कं, मुख 
सँभारि बोलति नहिं बात--१०-३०८ | 

क्रि. वि. संभालकर, सावधानी के साथ । उ.>- 
और संँभारि मनोरथ धरै--१० उ.-१०५। 

संज्ञा स्त्री, [हिं. संभार] होश-हवास,चेत, तन- 


[ १६३४ ] 


बदन की सुध। उ.--(क) काम-अंध कछु रहिन * 


सँभारि। दुर्बासा रिषि कौं पग मारि- ६-७। (ख) 
अंग अभरन उलटि साजे, रही कछ न सँभारि-- 
पृ, ३३० (९३) । “ 
संभारी--वि. [सं. सम्भारिन्‌] भरा हुआ, पूर्ण । 
क्रि, स. [हिं. सँभाइता] चेते या ध्यान किया । 
मुहा.--सुधि सेभारी--चेंतना या ध्यान ठीक 
रखा । उ.-जमुना जू थकित भई, 
सेभारी--६४९ । 
सभारे--क्रि, वि. [हिं. सँभालना] सावधानी के साथ । 
उन -बंधू, करियौ राज सँभारे--९-५४ । 
क्रि. स. याद या स्मरण किया । उ,--(क) जे पद- 
पदुम तात-रिस त्रासत मन-क्रम-बच प्रहलाद सँभारे-- 
१-९४ । (ख) तब तैं गोविंद वर्यों न सँभारे-- १-३३४॥। 
सँभारे--क्रि. स. [हिं. सँभालना] रक्षा, देखभाल या रख- 
बालो करे । उ.-- (क) ऐसे बल बित कौन सँभारै-- 
१०५८ । (ख) बिबस भई तनु न सँभारै री-- 
११८४ | (२) रोके, वश या काबू में रखे, सावधान 
रहे । उ.--बिरही कहाँ लौ आपु सँभारै--३१८९ । 
सँभारौ--क्रि. स. [हि. सँभालना] (१). याद या स्मरण 
| किया। उ.-राग-हेष बिधि अविधि असुचि सुचि 
जिहि प्रभु जहाँ सँभारौ ।; कियो न कबहुँ बिलंब कृपा 
निधि, सादर सोच निवारौ--१-१५७। (२) स्मरण 
या याद करके एकत्र करो । उ.--द्विरद कौ दंत उप- 
ठाय तुम लेत हौ, उहै बल आजु काहे न सँभारौ -- 
२६०२ । रोक, पकड़ या काबू में रखो। 
मुहा०--बात करि मुख,सँभारौ- वाणी पर नियं- 
त्रण रख कर बात करो ।“उ.--बा रन हों करों बारन 
सहित फटकिहौं, बावरे, बात कहि मुख सँभारौ-- 
२६९० । 
“(३ ) आक्रमण के लिए ग्रहण किया। उ.--दुरबासा 
कौ चक्र सँभारौ--१-७२। (४) सचेत या सावधान 
होकर -अपनी रक्षा का प्रबंध करो । उ,--जग्य मार्हि 
. तुम पसु जे मारे। ते सब ठाढ़े सस्त्रनिः धारे । जोहत हैं 
वे पंथ तिहारी । अब तुम अपनी आप सँभारी+-- 


४०१२॥। 


नहीं सुधि 


सेंभारधो, सँभारघो--क्रि, स. [हिं. सभालना] (१) 
(अहार करने को) लिया, उठाया, थामा । उ.--जब 
जब भीर परी संतनि कौं चक्र सुदरसन तहा सँभा- 
रघौ--१-१४। (२) स्मरण या याद किया। उ.-- 
अंध-अचेत-मूढ़मति बौरे ! सो प्रभु क्‍यों न सँभा- 
रघौ--१-३२३६। 

मुहा०--बर सँभारधौ--पिछले बेर का स्मरण 
करके बदला लेने को प्रवृत्त हुआ । उ.-- गरजि 
गरजि घन बरसन लागे, मानो सुरपति निज बैर 
सभारधभौ--२८३२ । 

(३) रक्षा की, बचाया । उ,--काल तहीं तिहि 
पकरि सँभारधो । सखा प्रानपति तठ न सँभारधौ-- 
४-१२ ।' (४) भार ऊपर लिया, भार उठाये रहा। 

“-धरनि सीस धरि सेस गरब धरथौ, ईहिं भर 
अधिक सँभारचौ--५६७ । 

सभाल--संज्ञा स्त्री. [सं. सम्भार] (१) रक्षा (२) भरण- 
पोषण । (३) देखरेख । (४) प्रबंध, व्यवस्था | (५) 
होश-हवास, चेत, तन-बदन की सुध । 

सेभालना, सँभालनो--क्रि, स. [सं, संभार] (१) भार 
ऊपर ले सकना या रखे रहना । (२) रोक, पकड़ या 
काबू में रखना। (३) हटने, गिरने या खिसकने से 
रोकना, थासता। (४) सहारा देना। (५) रक्षा 
करना। (६) बुरी दशा होने से बचाना ।. (७) 
पालन-पोषण करना । (5) देखरेख करना । (६) 
प्रबंध या व्यवस्था. करना। (१०) निर्वाह करना। 

> (११) रोग, व्याधि आदि की रोक-थास करना। 
हि (१२) सहेजना । (१३) मनोवेग को रोकना । 
सेभाला- संज्ञा पुं. [हिं, सँमलना] मरने के पहले सहसा 
चेतना-सो आ जाना । 

मुहा०--सँभाला लेना--मरने के पहले रोगी का 
सचेत होना या सँभल जाना । 

संभावना--संज्ञा स्त्री. [सं. सम्भावना] (१) अनुमान, 
कल्पना । (२) हो सकना, मुसकिन होना । (३) 
एक काव्यालंकार । (४) क्रिया, कार्य । 

संभावित - वि. [सं. सम्भावित] (१) जो हो सकता हो । 
(२) ध्यान या कल्पना के योग्य । (३) सस्माने का 


[ १६३५ ] 


ध्यान रखनेवाला, स्वाभिसानी 

संभाव्य--वि. [सं, सम्भाव्य] (१) जो हो सकता हो। 
(२) अनुमान या कल्पना के योग्य । 

संभाषण, संभाषन--संज्ञा पुं. [सं. सम्भाषण] बातचीत, 
कथोपकथन । उ.--नैन सैन संभाषन कीन्‍हौ, प्यारी 
की उर तपनि मिटाई--७०१ | 

संभाषी--वि. [सं. सम्भाषिन] बात .करनेवाला । 

'संभीत--वि, [सं सम्भीत] डरा हुआ, भयभीत । 

संभु-संज्ञा पुं. [सं. शम्भु] शिव, महादेव | उ,-- (क) 
संभु की सपथ, सुनि कुकपि, कायर, कृपन, स्वास, 
आकास बनचर उड़ाउँ- ९-१२९ । (ख) जे पद 
कमल संभु को संपति--५६८ | 

संभु-भूषण, संभु-भूषन--संज्ञा पुं. [सं. शम्भु-भूषण] 
चंद्रमा । उ,--मनहुँ सोभित अश्र-अंतर संभु-भुषत 
बेष--६३४ । 

संभूत वि. [सं, सम्भूत] (१) उत्पन्न । (२) एक साथ 
उत्पन्न होनेवाले । (३) युक्त, सहित । 

संभूय - अव्य. [सं सम्भूय] एक साथ, साभे सें । 

संभूत--वि. [सं. सम्भूत] (१) एकत्र । (२) पोषित । 

संभेद---संज्ञा पुं. [सं. सम्भेद] (१) मिले. हुए प्राणियों, 
पदार्थों आदि का वियोग या अलगाव । (२) विरोध 
कराने की नीति। (३) किस्म, प्रंकार । 

संभोग--संज्ञा पुं, [सं, सम्भोग] (१) वस्तु आदि का सुख- 
पुर्वंक उपयोग या व्यवहार । (२) रतिक्रीड़ा। (३) 
संयोग श्यृंगार । (४) भोग-बिलास की सामग्री या 
साधन । उ.- जदपि कनकमय रची द्वारका सखी 
सकल संभोग--६१० उ>१०२ । 

संभोगी--वि. [ हि. संभोग] संभोग करनेवाला । 

संभोग्य वि. [सं, सम्भोग्य] (१) जिसका सुख भोगा 
जाय । (२) व्यवहार या उपयोग के उपयुक्त । 

संभ्रम---संज्ञा पुं. [सं, सम्भ्रम] (१) उत्तावली, आतुरता । 
(२) भ्रम में पड़ने की घबराहट या व्याकुलता। (३) 
दौड़धूप, प्रयत्न | (४) उत्कंठा । (५) आदर, मान । 

क्रि.वि, उतावली या आतुर होकर । उ.-सूर 

सुनत संभ्रम उठि दौोरत, प्रेम-मगन, तत वसा 
बिसारे-- १-२४० । 


संभ्रमना, संभ्रमनो-क्रि. अ, [सं. सम्भ्रम] (१) उत्तावली 
या आतुरता होना (२) श्रम में पड़ने की घबराहट 
या व्याकुलता होना । (३) उत्कंठा होना । 

संभ्रम्यो, संभ्रम्यौ--क्रि. भ. [सं. सम्प्रम] श्रम में पड़ने 
से घबराहट या व्याकुलता हुई । उ,.--जगत पितामह 
सं भ्रम्यो, गयोौ लोक फिरि आइ -४९२। 

संभ्रांत--वि. [सं. सम्भ्रान्त] (१) श्रम में पड़ने से घब- 
राया हुआ या व्याकुल । (२) सम्मानित, प्रतिष्ठित । 

संज्राजना, संभ्राजनो-- क्रि. अ. [सं सम्भ्राज] पूर्णतया 
सुशोभित होना। 

संमत--वि. [सं. सम्मत] मान्य, सम्मति-युक्त | उ. -- 
यह प्रप्तिद्ध सबहीं को संमत-«बड़ौ बड़ाई पावे - 
१-१९२। 

संयंता--संज्ञा पुं. [सं. संयंतृ ] संयमी, निग्नही । 

संयत--वि. [सं.] (१) बँधा हुआ, बद्ध । (२) पकड़ या 
दबाव सें रखा हुआ। (३) व्यवस्थित, नियमबद्ध । 
(४) निग्नही, संयमी । (५) सीमा या भर्यादा के 
भीतर रहनेवाला । 

संयम-- संज्ञा पुं. [सं,] (१) रोक, दाब (२) निग्रह, चित्त- 
वृत्ति-निरोध का कार्य । (३) बुरी या हानिकारक बातों 
से बचने का भाव या कार्य | (४) बाँधना, बंधन । 
(५) सीमा या औचित्य के भीतर होना या रहना । 
(६) योग में ध्यान, धारणा और समाधि का साधन] 

संयमन--सज्ञा पुं. [सं,] (१) दाब, रोक। (२) चित्त- 
वृत्ति-निरोध, निग्नहद। (३) बाँधना, कसना। (४) 
खींचना, तानना । (५) यम॒पुर । 

संयमनी संज्ञा स्त्री, [सं.] यमपुरी । 

संयमित--वि. [सं.] (१) रोक या दाब में रखा हुआ । 
(२) दमन किया हुआ । (३) बँधा या कसा हुआ । 
(४) संयस या निग्रह के द्वारा रोका हुआ । 

संयसी--विः [सं. संयमिन्‌] (१) मनोभावों को वश्ञ में 
रखनेवाला, आत्मतिग्रही । ( ) बुरी या हानि- 
कारक बातों से बचनेबाला । 

संयुक्त - वि, [सं.] (१) जुड़ा, सटा या लगा हुआ । (२) 
मिला हुआ। (३) साथ रहकर या मिलकर काम करने- 
वाला । (४) साथ, सहित । (५) पूर्ण, समन्वित । 








[ १६३६ |] 


-संयुग--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मेल, मिलाप | (२) भिड़ंत । 
(३) लड़ाई, यद्ध 

संयुत-- वि. [सं.] (१) जुड़ा, बेंधा या लगा हुआ। (२) 
साथ, सहित, संबद्ध । उ--मनो मर्कत कनक संयुत 
खच्यो काम संवारि--१५६४ । 

संयूत--वि, [सं.] साथ, सहित, संयुक्त । उ.--जहाँ 
आदि निजलोक महानिधि रमा_सहस संयूत--सारा. 
१४ । 

संयोग--संज्ञा पुं. [सं,] (१) मिलावट, सिश्रण। (२) 
मिलाप, संभोग, समरागम (णहंगार)। (३) लगाव, 
संबंध । उ.-- (क) तदपि मनहिं बसत बंसीवट ललिता 
के संयोग--१० उ.-६०२ । (४) सहवास, रति- 
क्रोड़ा । (५) मतेक्‍्य । (६) जोड़, योग । (७) दो या 
कई बातों का सहसा एक साथ हो जाना, इत्तफाक । 
उ.--सबे संयोग जुरे हैं सजनी हठि करि घोष 
उजारबो--२८३२ । 

महा.--संयोग से-- बिना पूर्व निश्चय या किसी 
योजना के, अकस्मात । 
(८) अवसर । उ.- आवंत जात डगर नहिं पावत 

गोबद्धत पूजा संयोग--९१९ । 

संयोग श्वृंगार--संज्ञा पुं. ,सं.] शइंगार रस का वह 
विभाग जिससें प्रेमियों के मिलन या संयोग आदि का 
वर्णन हो ६ 

संयोगी--वि. [सं. संयोगिन] (१) मिला हुआ। (२) 
मिलने या सिलानेवाला । (३) जो प्रिया या प्रेसिका 
के साथ हो। उ.--अधर सुधा-रस सुक्ृत पान दै, 
कान्‍ह भए अति भोगी ॥//'//' तासों रहत सँयोगी-- 
सारा ५६७। 

संयोजक--संज्ञा पुं, [सं.] (१) जोड़न या मिलानेवाला । 
(२) व्याकरण में दो शब्दों, उपवाबयों या वाकक्‍यों के 
बीच में आकर उन्हें जोड़नेवाला शब्द । (३) समिति 
का बह सदस्य जिसे बेठक बुलाने ओर उसकी अध्य- 
क्षता करने का अधिकार दिया जाय । 

संयोजन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) जोड़ने या मिलाने की 
क्रिया । (२) आयोजन, व्यवस्था । 

संयोजित--वि, [सं.] जोड़ा या मिलाया हुआ । 


संयोज्य--वि. [सं.] (१) जोड़ने या मिलाने योग्य । २) 
जो जोड़ा या मिलाया जाने को हो । 

संयोना - क्रि. स, [हिं सँजोना] सजाना । 

संरक्षक - संज्ञा पुं. [सं.] (१) देखरेख या रक्षा करने 
बाला । (२) पालन-बोषण करने और आश्रय में रखने 
वाला । (३) अभिभावक । 

संरक्षण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) हानि, विपत्ति आदि से 
रक्षा करना। (२) आश्रय या देखरेख सें रखकर पालन- 
पोषण या संदर्द्ध/ करना । (३) देखरेख, निगरानी । 
(४) अधिकार । 

संरक्तित--वि, [सं.] (१) सेभालकर रखा या बचाया 
हुआ । (२) देखरेख या संरक्षा में लिया हुआ । 

संलक्षण--संज्ञा पुं. [सं,] लखना, पहचानना । 

संलक्षित--वि, [सं.] (१) लखा या पहचाना हुआ | (२) 
लक्षणों से जाना हुआ। 

संलक्ष्य- वि. [सं.] जो देखने में आ सके । 

संलच्ष्य-क्रम-व्यंग्य---संज्ञा पुं. [सं.] वह व्यंजना जिसमें 
वाच्यार्थ के उपरांत व्यंग्या्थ-बोध का क्रम लक्षित हो । | 

संलग्न--वि, [सं.] (१) लगा था सठा हुआ । (२) जुड़ा 
हुआ, संबद्ध । (३) जो अन्त में जुड़ा या लगा हो । 

संलाप - संज्ञा पुं. [सं,] (१) बातचीत, बार्तालाप। (२) 
आप ही कुछ बोलना या बड़बड़ाना जो पूर्व राग को 
दस दक्शाओं के अंतर्गत एक दशा है । (३) नाठक,का 
बह संवाद जिससें क्षोभ या आवेग न होकर 
घीरता हो । 

संल्ञापक--संज्ञा पुं, [सं.] (१) संलाप करनेवाला। 
(२) नाटक का वह संवाद जिसमें धोरता हो । (३) 
एक प्रकार का उपरूपक । 

संवत, संवत्‌ संज्ञा पुं. [सं, संवत्‌) (१) साल, वर्ष । 
उ- सत संवत आयु कुल होई--१० उ.-१०३। 
(२) चालू वर्ष-गणना का कोई वर्ष । (३) महाराज 
विक्रमादित्य के समय से प्रचलित वर्ष-गणना का 
कोई वर्ष । 

संवत्सर - संज्ञा पुं. [सं] साल, वर्ष । उ---स रस संवत्सर 
लीला गाव जुगल चरम चित लावै--सारा. ११०७। 

सेंबर--संज्ञा स्त्री. [सं. स्मृति] (१) स्मरण। (२) 


[ १६३७ ] 


हाल, समाचार, व्‌ त्तान्त । 
संवर- संज्ञा पुं. [सं.] (१) रोक, परिहार । (२) निग्रह । 
(३) चुनना, पसंद करना। (४) कन्या का वर 
या, पति चुनना । 
संज्ञा पुं. [सं, संबल, (१) मार्ग का भोजन । (२) 
सहारा, साधन । रं 
संवरण--संज्ञा पुं. [सं,] (१, रोकना, दूर करना । (२) 
छिपाना# ग्रोपन करना। (३) विचार, इच्छा या 
चित्तवृत्ति को रोकना या दबाता। (४) अंत या 
समाप्त करना । (५) चुनना, पसंद करना। (६) 
कन्या का बर या पति चुनना । 
सँवरना, सँवरनो--क्रि, अ. [हिं. सेवारना का अक.] 
(१) बनना, ठीक होना । (२) सजना, अलंकृत होना। 
क्रि, स. [हिं. सुमिरन] याद यथा स्मरण करना । 
सँवरा, सँवरिया--वि. [हिं. साँवला] श्याम । 
संवर्त -- संज्ञा पूं. [सं ] (१) श्रलय काल के सात मेधों में 
एक । (२) इंद्र का अनुचर एक मेध जिससप्ते बहुत जल 
. बरसता है । 
संवत्त न - संज्ञा पुं, [सं.] फेरा देता, लपेटना । 
संबद्ध क--पि. [सं.] बढ़ानेनाला । 
संबद्ध न--संज्ञा पुं. [सं,] (१) बढ़ना, वृद्धि होना | (२) 
पालना-पोसना । (३) बढ़ाना । 
संवहन--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) ढोना । (२) दिखाना । 
संवाद--संज्ञा पुं, [सं.] (१) बातचीत । (२) समाचार, 
वृत्तांत । (३) कथा-प्रसंग । 
संबादी--वि. [सं. संवादिन्‌] (१) बातचीत करनेवाला । 
(२) अनुकूल या मेल में होनेदाला । 
संज्ञ। पुं, संगीत में वह स्वर जो बादी के साथ 
मिलकर उसकी मधुरता बढ़ाता हो । 
सेवार--संज्ञा स्त्री, [सं, संवाद] सम!चार । 
संज्ञा स्त्री, [हि. सँवारना ] सजाने या सेंवारने की 
क्रिया या भाव । 
क्रि, सं. सजाकर, सज्जित करके । उ,- ज॑से कोऊ 
. गेह सँचार-- १० उ.-१२९ । 
संवार-संज्ञा पुं. [सं,] शब्दोच्चारण का वह प्रयत्न 
जिसमें कंठ सिकुड़ता हे । 


संवारण--संज्ञा पुं, [सं,] रोकता, निषेध करना । 

सँवारत--क्रि, स, [हि. सँवारना] (१) रक्तते, सजाते या 
अलंकृत करते हें। 3,--गोबर्धन पर बेनु बजावत, 
फूलन भेष सँवारत-- सारा. ४७२ (२) शस्त्रादि तेज 
करते हैं । उ.--कहुँ कर लेके सस्त्र सँवारत--सारा, 
६६६। 

सँवारति क्रि, स. [हि. सँवारना] सजाती या अलंकृत 
करतो है। उ,--जयुमति राधा कूँतवरि सेंवारति-- 
७०४॥ 

सेंवारन - संज्ञा पुं, [हिं, संवारना |(काम) बनाने या सेभालने 
वाले । उ.--कैपानिधान दाति दामोदर सदा सँवारन 
काज--१-१०९ | 

सँवारना, सँवारनो--क्रि, स. [सं. सँवर्णत] (१) ठीक 
करना । (२) सजाना, अलंकझृत ३.रता। (३) कऋ्रमबद्ध या 
व्यवस्थित करना । (४) सुचारु रूप से काम करना । 

संवारना - क्रि. अ. [सं. संवारण] रोकना, सनां करना। 


सँवारि--क्रि, स. [हिं. सेवारना] (१) (अस्त्र-शस्त्र) तेज 


करके । उ, - राख्यो सुफन्न सँवारि सान दे कैसे तिफल 
करौं वा बानहि ९-९५। (२) सजाकर, अलंकृत 
करके । उ, - (क) भवन सँवारि नारि रस लोभ्यौ-- 
१-२१६ । (ख) गाइ-बच्छ सँवारि लाए--१०-१६ । 
(३) बनाकर, रचकर । उ,--(क) कंठ कंठुला नील 
मनि अंभोजमाल सँवारि-१०-१६९। (ख) सीध 
सचिक्कन केस हो बिच सीमंत सँवारि--२०६५ | 
(४) ब्यंजत आदि ठीक से बनाकर । उ.-- यह सुनर्ताह 
मन ह॒ुष॑ बढ़ायों कियो पक्रवान सवारि--९९२ | 
सँवारी-क्रि. स. [हिं. सँवरारता] (१) बुरी दशा का 
सुधार कर लो । उ:--पतित उधारन बिरद जानिके 
बिगरी लेहु सँवारो-- १-११८ । (२) (व्यंजन आदि) 
सावधानी से बनाकर । उ,- तुरत करौ सब भोग 
सेवारी--१००७। (३) रची था बनायी हुई । 
सहा. दई सँवारी-बिधाता की बघढ़ी हुई 
(व्यंग्य) । उ.--जुबती हैं सब दई सँवारी घर बनहँ 
में रहति भरो--१६१७ । 
सँवारे--क्रि. स. [हिं सवारना] (१) बना दिये, सुधार 
दिये, ठीक कर दिये। उ.--(क) सबके काज सँँवारे--- 








[_ १६३८ ] 


१-२५ | (ख) जिन हमरे सब काज सँवारे --१-२८६ | 
(२) पकाये, पका कर तेयार किये। उ.--अरु खुरमा 
सरस सँवारे---१०-१८५३ । 

सँवारै--क्रि, स. [हिं. सँवारना] १) रचती या बनाती 
हैं। उ.-मुडली पटिया पारि सँवारे ३०२६। 
(२) सजाती है । उ--चुलिता रुचिकरि धाय आपने 
सुमन सुगंबनि सेज सँवार--१९%३० । 

सँवारी-क्रि. स. [हि सँवारना] (१) बनाओ, निर्मित 
करो । उ,--(क) हाड़नि कौ तुम बज्ञ सँवारौ-- 
६-५ । (ख) तब ब्रह्मा यह बचन उचारौ । मय माया- 
मय कोट संँवारौ - ७-७ । (२) सुधारो । 

सुद्दा. परलोक सँवारी - ऐंसी वेद-विधि से क्रिया- 

कंर्स करो जिससे उनकी गति सुधर जाय। उ.-- 
राजा कौ परलोक घँवारो--९-५० । 

सँवारघो, सँव[रघो--क्रि.स. [हिं. सँवारना] (१) सजाया। 
उ.--झ्ूठ-साँच करि माया जो री रचि-पचि भवन सँवा- 
रघौ -- १-३३६ । (२) (सुस्वाद) बनाया । उ,--सुरस 
निमोननि स्वाद सँवारभौ--२३२१। (३) (काम) 
बना दिया। उ.--सूरदास प्रभु की यह लीला ब्रज 
कौ काज सँवारभौ--४३३ । 

संवास--संज्ञा पं. [सं.] (१) साथ-साथ रहना। (२) 
सार्वजनिक निवसस्थान। (३) घर, मकान । 

संवाहक-वि.*[सं.] ढोनेवाला । 

संवाही वि. [सं,] ढोनेवाला । 

संविद्‌--वि, [सं.] चेतन, चेतनायुक्त । 

संविदू--संज्ञ। स्त्री, [सं.] (१) चेतना । (२) बोध, समझ। 
(३) अनुभूति । (४) वृत्तांत । (५) नाम, संज्ञा । 

संविदा--संज्ञा स्त्री. [सं.] समझौता, ठेका । 

संविधान--संज्ञा पु. [सं.] , १) व्यवस्था । (२) रचना । 
(३) शासन का विधान । (४) रीति, विधि । 

संवुत--वि, [सं.] (१) ढका या बंद किया हुआ। (२) 
दबाया या दमन किया हुआ (३) रक्षित । 

: संवुद्ध--वि. [सं.] (१) बढ़ा हुआ । (२) उन्नत । 

संवृद्धि--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) बढ़ती । (२) समृद्धि । 

संबेग--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पूर्ण तेजी या वेग । (२: 


७ 


घबराहट । (३) भय । (४) अतिरेक । 


संतेद--संज्ञा पुं. [सं-] बोध, ज्ञान । 

संवेदन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) विशेष चेतना या अनभूति 
होना, सुख-दुख आदि का अनु भव करना । (२) जताना, 
बोध कराना (३) बोध, ज्ञान । 

संवेदता-संज्ञा स्त्री, [सं, संवेदना] (१) मत का बेध्ध या 
अनुभव । (२) किसी का कष्ट देवकर सन में होने 
वाला दुख, सहानुभूति । 

संवेद्य--वि. [सं.] (१) बोध या अनुभव करने योग्य । 
(२) बताने या जताने योग्य । 

यो.--स्वसंवेद्य जो स्वयं ही अनुभव किया जा 

सके, दूसरे को बताया न जा सके । 

संशय--संज्ञा पुं. [सं.] (१) संदेह । (२) आशंका । 

संशया[त्मक--वि. [सं.] जिसमें संदेह हो । 

संशप्रात्मा--वि. [सं ] जिलके मन में संदेह या अवि३ आस 
बना रहे या शेष हो.। 

संशयालु - वि. [सं.] संदेह करनेबालः ।- 

संशयी--वि., [सं. संशयिन्‌] जो प्रायः संशय या संदेह , 
करता हो, दकक्‍्की । न्‍ 

संशुद्ध--वि. [सं.] शुद्ध किया हुआ । 

संशोधक-वि, [सं.] (१) ठीक या शोधन करनेवाला । 
(२) बुरी दक्षा सुधारनेवाला । 

संशोधन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शुद्ध करना । (२) ठीक 
करना, दोष दूर करना। (३) प्रस्ताव आदि में घटांने- 

: बढ़ाने का सुझाव । 

संशोधित - वि. [सं.] (१) शुद्ध किया हुआ। (*) ठीक 
किया या सुधारा हुआ । 

संभ्रय - संज्ञा पुं, [सं.] (१) मेल, संयोग । (२) लगाव, 
संबंध । (१) सहारा, आश्रय । 

संश्रित--वि, [सं.] (१) जुड़ा या सिला हुआ । (२) शरण. 
में आया हुआ । (३) आश्रित । 

संश्लिंब्ट -- वि. [सं,] (१) मिला या सटा हुआ । (२) 
मिश्चित, सम्मिलित । (३) आलिगित । 

संश्लेषणु - संज्ञा पुं. [सं.] (१) सटाना, सिलाना । (२) 
कार्य-कारण आदि का मिलान या विचार क्रना, 
“विश्लेषण” का विपरीतार्थक । 

संस, संसइ---संज्ञा पुं. [सं, संशय] संशय, आशंका। 





[ १६३९ |] 


उं,--करुंता करी छांड़ि पग दीन्हौ, जाति सुरनि मन 
संस--१०-६४ । (ख) सूरस्याम के मुख यह सुनि तब 
मन मन कीनहौ संस--११२७ । 
संसक्त-वि. [सं,] (१) सदा या लगा हुआ । (२) संबद्ध । 
(३) लीन, लिप्त । (४) प्रवृत्त, अनु रक्त । 
संसक्ति - सज्ञा स्त्री. [सं.] (१) मिलान, सटान। (२) 
जोड़, संबद्धता । (३) लीनता (४) प्रवृत्ति, अनु रक्ति । 
संसद--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सभा, मंडली । (२) राजसभा । 
(३) श्रजा के प्रतिनिधियों की राजतभा । 
संसय--सन्ञा पुं. [सं. संशय] संदेह, संशय | उ.--यह वर 
दें हरि कियौ उपाइ। नारद मन संसय उपजाइ -- 
१-२२६ । (ख) तेरे हृदे न संसथ राखौं--२-३७ । 
संसरणु--सज्ञा पुं. [स.] (१) चलना, गमन करना । (२) 
संसार, जगत । (३) सड़क, मार्ग । 
संसग--संज्ञा पुं. [सं,] (१) लगाव, संबंध। (२) मिलाप, 
संयोग । (२) साथ, संगति । ,४) सहवास, समागम । 
संस दोष--संज्ञा पुं, [सं.] संगत का दोष । 
संसर्गी --वि. [सं. संसगिन्‌] लगाब रखनेवाला । 
संस -संज्ञ। पुं. [सं, संशय ] संदेह, संशय । 
संसार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) दुनिया, जगत, सृष्टि । उ,-- 
(क) हरि बिन अपनों को संसार-- १-८४ | (ख) यह 
संसार विषय-बिष-सागर, रहत सदा सब घेरे-- 
१-८५। (२) इहलोक, मर्त्यलोक । (३) माया-जाल । 
(४) घर-गृहस्थी । 
संसार-तिलक--संज्ञा पुं. [सं.] एक तरह का चावल । 
संसार-भावन---संज्ञा पुं. [सं,] संसार को दुखभय जानना । 
संसारी वि. [सं. संसारिन्‌] (१) लोकिक, सांसारिक । 
(२) संसार की माया में फेंसा हुआ । उ.--(क) हरि 
हीं महा अवम संसारी-१-२७३ । (ख) भजन-रहित 
बूड़त संसारी--१०-२१९। (३) बार-बार जन्‍्मने- 
- बाला । (४) लोक-व्यवहार में कुशल । 
संसिक्त--वि. [सं.] (१) जो खूब भीगा हुआ हो । (२) 
जो खूब सींचा हुआ हो । 
संसी--संज्ञा स्त्री, [हि. सँड़सी | सेड्सी । 
संघृति--संज्ञा स्त्री [सं. संसार, जगत । 
संसुष्द--वि. [सं.] (१) मिश्चित, संश्लिष्द । (२) 


संबद्ध । (३) अंतर्गल, सम्मिलित। (४) संगृहीत । 
संसाध्ट - संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) मिलावट, मिश्रण । २) 
संबंध, लगाव । (३) रचना, संयोजन । (४) संग्रह । 
(५) साहित्य में दो या अधिक अलंकारों का इस प्रकार 
आना कि सब स्वतंत्र हों, एक दूसरे के आश्रित नहीं। 
संस--संज्ञा पुं, [सं. संशय] संदेह, आशंका । 
संसौ--संज्ञा पु. [सं, इ्वास] (१) साँस, श्वास, । (२) 
प्राण, जीवन-दक्ति । 
संज्ञा पुं, [सं. संशय] संदेह, आशंका । 
संस्करण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शुद्ध या सुधार करना। 
(२) सुंदर या परिष्कृत करना । (३) बिहित रूक््कार 
करना । (४) पत्र-पत्रिका या पुस्तक की एक बार की 
छपाई, आवृत्ति । 
संस्कर्ता -संज्ञा पुं. [सं.] संस्कार करनेबाला । 
संस्कार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) छुधार, शुद्धि ॥ (२) परि- 
व्कार। (३) स्वभाव का शोधन । (४) शिक्षा, उप- 
देश, संगत, वातावरण आदि का मन पर पड़ा हुआ- 
प्रभाव । (५) पूर्व जन्म का प्रभाव जो अनश्वर 
आत्मा के साथ लगे रहने से नये जन्म में भी स्वभाव 
का अंग. बन जाता है । (५) परंपरा से चला आने 
बाला कृत्य जिसका विधान अवसर-विशेष के लिए 
हो । (७) हिंढुओं में शुद्ध और उन्नत करनेवाले 
वे कृत्य जिनकी संख्या किसी ने बारह और किसौ ने 
सोलह बतायी हू गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्‍्नयन, 
जातकमं, नामकरण, निष्क्रमण, अल्नप्राशन, चूड़ाकर्म, 
उपनयन, मुंडन या केशांत, यज्ञोपवीत या सम्ावत्तंन 
और बिज्वह्‌ । (5) मृतक का क्रिया-कर्म । 
संस्कारक--वि. [सं.] (१) शुद्ध या परिष्कृत करनेवाला। 
(२) संस्कार करनेवाला । 
संस्का री--वि, [सं, संस्कारिन्‌] (१) संस्कार करनेवाला । 
(२) जो अच्छे गुणों या संस्कारों से युक्त हो । 
संस्कृत--वि. [सं,| (१) शुद्ध किया हुआ, जिसका संस्कार 
हुआ हो । (२) परिभाजित, परिष्कृत । (३) सुधारा 
या ठीक किया हुआ 4 (४) सजाया-सँवारा हुआ। 
(५) जिसका उपनयन य्रा समावत्तन संस्कार हुआ हो । 
संज्ञा स्त्री, भारतीय आर्यों को प्राचीन साहित्यिक 








[ १६४० | 


भाषा, देववाणी । 

संस्कृति--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) सफाई, शुद्धि। (२) 
सुधार, संस्कार, परिष्कार। (३) व्यक्ति, जाति 
अथ ग राष्ट्र आदि के जीवन-व्यापार की वे बातें जिनसे 
उसके आचार-विचार, कला-कौशल, बौद्धिक विक्रास, 
सभ्यता आदि का परिचय मिल सके । 

संस्तवन--संज्ञा पुं [सं.] (१) स्तुति या प्रशंसा करता । 
(२) कीति या यश बखानता । 

संस्तुत--वि, [सं.] (१) परिचित, ज्ञात । (२) जिसकी 
सिफारिश या प्रशंसा की गयो हो । 

संस्तुति - संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सिफारिश । (२) प्रशंसा । 

संस्था संज्ञा पुं. [सं.] (१) ठहरने की क्रिया या भाव, 
स्थिति । (२) व्यवस्था, रूढ़ि, मर्यादा । (३) जत्था, 
गिरोह, समूह । (४) कोई संघटित समाज, मंडल या 
बर्ग । (५) जीवन के क्षेत्र-विशेष से संबंध रखनेवाला 
परंपरागत विधान या नियम । 

संस्थान--संज्ञा पुं. [सं.] (१) ठहरने की क्रिया या भाव, 
ठहराव, स्थिति । (२) बेठाना, स्थापन। (३) जीवन, 
अस्तित्व । (४) ठहरने का स्थान। (५) बस्ती, 
जनपद । (६) सार्वजनिक स्थान जहाँ सर्वताधारण 
एकत्र हो सके । (७) प्रबंध, व्यवस्था । (5) साहित्य, 
कला, विज्ञान आदि की उन्नति के लिए स्थापित 
संस्था, संडल या वर्ग । 

संस्थापक- वि. [सं] (१) भवन आदि स्थापित 
करनेवाला (२) नयी बात चलानेवाला, प्रवरतंक । (३) 
संस्था, आदि स्थापित करनेबाला। (४) रूप या 
आकार देनेवाला । 

संस्थापन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) भवन आदि उठानाया 
निर्मित करना | (२) स्थित या प्रतिष्ठित करना । 
(३) नयी बात चलाना । (४) रूप या आकार देना । 
(५) संस्था या मंडल आदि स्थापित करना । 

संस्थापित--वि. [सं.] (१) भवन आदि उठाया हुआ या 
निर्मित । (२) स्थित किया हुआ, प्रतिष्ठित । (३) 
चलाया हुआ, प्रवरतित । (४) (संस्था मंडल आदि) 
स्थापित । 

संस्पशै--संज्ञा पुं. [सं.] (१) भली भाँति स्पर्श का भाव । 


(२) गहरा लगाव, घनिष्ठ संबंध । 

संस्पर्शी --वि, [सं. संस्पशिन्‌] स्पर्श करनेवाला । 

संस्पृष्ट--वि. [सं,] (१) सटा या लगा हुआ। (२) 
परस्पर जुड़ा हुआ या संबद्ध । 

संस्मरण--संज्ञा पुं, [ं.] (१) भली भाँति स्मरण । (२) 
भली भाँति सुमिरना या नास लेना। (३) किसी 
व्यक्ति के स्वभाव आदि पर प्रकाश डालनेवाली 
स्मरणीय घटनाएँ या उनका उल्लेख । 

संस्मरणीय--वि, [सं,] (१) भली भाँति स्मरण करने 
योग्य । (२) नाम जपने या सुमिरने योग्य । (३) 
जिसकी याद सदा बनी रहे। (४) जिसके संस्मरण 
उल्लेखनीय हों । (५) जिसका स्मरण मात्र रह गया 
हो, अतीत । 

संस्मारक--वि, [सं] याद दिलाने या स्मरण करानेवाला । 

संहंता--वि. [सं, संहंतू | बध करनेवाला । 

संहृत--वि, [सं.] (१) खूब जुड़ा या सटा हुआ, संबद्ध । 
(२) सहित, संयुक्त । (२) कड़ा, सख्त । (४) गठा * 
हुआ, घना । (५) एकत्र । (६) घायल, आहत । 

संज्ञा पु. नृत्य की एक मुद्रा । 

संहति--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) मेल, मिलान। (२) 
इकट्ठा होने का भाव। (३) राशि। (४) कुंड, 
समूह । (५) गठन, घनत्व । (६) जोड़, संधि । 

संहर - संज्ञा पुं. [सं, संहार | नाश, वध । 

संहरण संज्ञा पुं. [सं.] (१) संग्रह या एकन्र करना। 
(२) (फेश का) एक साथ बाँधना या गूंथना । (३) 
नाश, संहार या ध्वंस करना । 

संहरना, संहरनो--क्रि, स, [सं. संहार] नाश या वध 
करना । 

क्रि आ, नाश या वध होना । 

संहरि क्रि, स, [हिं. सिहरना] मसरवाकर । उ,--नातरु 
कुटुँब सकल संहरि के कौन काज अब जीजे -- १:६६९। 

संहरी--क्रि, स. [हि. संहरना] वध कर दिया । उ.-- 
जब नृप ओर दृष्टि तिहि करी । चक्र सुदरसन सो 
संहरी--९-५ । 

संहर--क्रि. स. [हिं. संहारता] वध या नाश करते हें। 
उ.--(क) ताकी सक्ति पाइ हम करीं। प्रतिपालैं 


[ १६४१ ] 


बहुरो संहरैं-४-३ । (ख) ऐसे असुर किते संहरैं-७-२ । 


संहर--त्रि. स, [हि संहरना] मारता या वध करता है । | 


उ,- मंत्री कहै, अखेट सो कर । विषय-भोग जीवन 
संहरै--४-१२। 


संदुर्ता - संज्ञा पु. [सं, संहतं | (१) इकट्ठा था एकत्र. 


करनवाला ! (२) नाश या वध करनेवाला । 

संहषे--.संज्ञा पुं. [सं.] (६) उमंग से रोओं का खड़ा होना, 
पुलक । (२) स्पर्धा, होड़ | (३) ईर्ष्या । (४) संघर्ष । 

संहात -संज्ञा पुं. [सं,] समूह, जमावड़ा । 

संहार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बडोरना, समेटना, इकड्ठा 
करना । (२) संग्रह, संचय । (३) (केश) बाँधना या 
गूँथना । (४) छोड़ा हुआ वाण अपनी ओर लौटाना। 
(५) अंत, समाप्ति। (६) नाश, ध्वंस । उ.-- अब सबकौ 
संहार होत है--५९५। (७) (युद्ध आदि में) मारे 
.डालना (८) (अस्त्र आदि को) व्यर्थ करना । 

क्रि. स, [हि. संहारना] वध कर दो, मार डालो । 

उ.--परसुराम सौं यौं कही, माँ कौं बेगि सँहार-- 
९-१४। ह 

संहारक--वि, [सं.] (१) मार डालनेबाला। (२) नाश 
या ध्वंस करनेवाला । 

संहारकर्ता--वि, [सं.] (१) मार डालनेवाला। (२) नाश 
या ध्वंस करनेबाला। 

संहारकारी--वि, [सं. संहारकारिन्‌] (१) नाश या ध्वंस 
करनेवाला। (२) वध करनेवाला । 

संहारकाल--संज्ञा पुं. [सं.] संसार के समस्त प्राणियों के 
नाश का समय, प्रलयकाल । 

सँहारत, संहारत--क्रि. स, [हिं. संहारना] नाश या घ्वंस 
करता है । उ.--(क) पालत, सूजत, संहारत, सैंतत अंड 
अनेक अवधि पल आधे--९-५२ | (ख) जंग सिरजत 
पालत संहारत पुनि व्यों बहुरि करबो--१० उ.- 
१३२१॥। 


संहारन, सहारन--वि, [हिं. संहारना] सारने या वध . 


करनेवाले । उ.--(क) असुर-सँहारन भक्तनि-तारन 
पावन-पतित कहावत*बाने-- ३८० । (ख) अघा बका 
संहारन ऐई --२५८१ । 

संज्ञा पुं. वध या नाश करने (के लिए)। उ.-- 


 असुर सहारन आए--२५५१। 
संहारना, संहारनों-क्रि. स. [सं. संहार] (१) मार 
डालना, वध करना । (२) नाश या ध्वंस करना । 
संहारि-क्रि. स, [हिं. संहारना] वध करके, मारकर । 
उ.-- (क) असुर-कुलहि संहारि धरनि कौ भार 


उतारौं--४३१। (ख) अधा-बका संहारि--५५९। 


(ग) योथा सुभट संहारि- २६२५ । 

संहारिक--वि. [सं ] मार डालनेवाला। (२) नाश या 
ध्वंस कर देनेवाला । 

संहारी--क्रि. स. [हिं. सेहारना] मार डाली । उ. - सुन्यौ 
कंस पूतना सेंहारी, सोच भयौ टाके जिय रपरी-- 
१०-५५ । 

सहारे, संहारे--क्रि, स. बहु. [हिं. संहारना] मार डाले । 
उ,--(क) ये बालक तैं बृथा सेहारे--१-१८९ | (ख) 
सुनि पुकार निश्तिचर बहु आए, कूदि सबन संहारे - 
सारा. ६८४। 


संहारेउ क्रि, स. [हि, संहारता] मार डाला। उ.-- 
सहस कवच इक असुर सँहारेउ--सारा, ६५। 

संहार-क्रि, स, [हि संहारना] मारे, मारता है। उ,-- 
जीव नाना संहारै--४-१२ । 

सहारो, संहारो--क्रि, स. [हिं. संहारना] वध करो । 
उ,---दसकंघेर कौं बेगि संहारो--सारा, २५९ । 

संहारौं--क़ि. स. [हिं. संहारना] मार डाल, वर्धे कर 
दूँ। उ,--बेगि संहारों सकल घोष-सिसु--१०-४९। 

संहारोौ--क्रि. स. हि. संहारना] मार डाला। उ.-- 
चोंच फारि बका संहारौ--४२७ । 

संहार्य - वि. [सं. संहाय्य॑] (१) संग्रह योग्य। (२) निवा- 
रण या परिहार के योग्य । 

संहारयो, संहारयो क्रि. स. [हिं. संहारना] मार डाला, 
वध किया | उ.--सकटा तृत इनहिं संहा र्घो-६५८१। 

संहित वि. [सं.] (१) एकत्र किया हुआ । (२) जड़ा या 
लगा हुसा, संबद्ध। (३) सम्म्रिलित। (४) सहित, 
संयुक्त । (५) विधि या नियम की संहिता के रूप में 
प्रस्तुत किया हुआ । 

संहिता - संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) मेल, मिलावट । (२) 
(व्याकरण से) संधि । (३) बह ग्रंथ जिसका पाठ 


ह 


[ १६४२ |] 


प्राचीन काल से गृहीत चला आता हो । (४) विधि- 
नियम आदि का संग्रह। (५) बेदों का मंत्र-भाग | 
उ,--तातें हरि करि ब्यासअब्रतार । करी संहिता बेद 
बिचार--१-२३० । 
संहृत--वि. [सं.] (१) एकत्र किया हुआ, सेंगृहीत । 
(२ नष्ठ, ध्वस्त । (३) समाप्त । (४) (अस्त्र आदि) 
रोका हुआ, निवारित। रं 
संह्ृति- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) समेटने की क्रिया । (२) 
संग्रह । (३) नाश, ध्वंस । (४) अंत, समाप्ति । (५) 
रोक, परिहार । (६) प्रलय । (७) छीनना, हरण । 
स--संज्ञा पुं. [सं.] (१) संगीत में पड़ज स्वर का सूचक 
अक्षर । (२) पिगल में 'सगण' का सूचक अक्षर या 
उसका संक्षिप्त रूप । 
उप. एक उपसग्ं जो दाब्दारंभ में जुड़कचर “सह 
(जैसे सजीव, सपरिवार), 'स्व' या “एक ही” (जंसे 
सयोत्र), 'सु' (जंसे सपुत) आदि अर्थ सूचित करता है । 
सइ- अव्य, [सं, सह] से, साथ । 
ह अव्य. [प्रा० सुंतो] एक कारक-चिहक्न जो करण 
और अपादान में लगता है, से, हरा । 
सइना--संज्ञा स्त्री, [सं. सेना | फौज, सेना । 
सइयो--संज्ञा स्त्री. [सं. सखी ] सहेली, सजनी । 
सइबर, सइबर संज्ञा पुं. [सं. शैवल] सेवार, शेवाल । 
उ,.--चिकुर प्इबर निकरि अरुझति सकति नहिं निरु- 
वारि--२० २८ । 
सर्उं--अव्य. [हिं- सों] करण या अपादान कारक का 
चिह्न, से, द्वारा । 
सउजा--संज्ञा पुं. [सं. शावक] शिकार । 
सउत--संज्ञा स्त्री. [हि. सौत_] सपत्नी । 
सउतेला--वि. [हिं. सौतेला_] विमाता से उत्पन्न । 
सक--संज्ञा पुं. [सं. शक] 'शक' जाति। 
संज्ञा पुं. [अ. शक़ ] संदेह, शंका । 
संज्ञा स्त्री. [सं. शक्ति] शक्ति । 
सकट-- संज्ञा पुं. [सं. शकट] गाड़ी, छकड़ा । उ.---(क) 
सकट कौ रूप धरि असुर लीनन्‍्हौ--१०-६२। (ख) 
सहस सकट भरि कमल चलाए---५5३। 
सकटा--संज्ञा पुं. [सं. शकट] (१) गाड़ी, छकड़ा । उ,-- 


' 


सब गोपिनि मिलि सकटा साजे--४०२ । (२) 
शकदासुर जिसे श्रीकृष्ण ने सारा था ॥ उ.--नेंकु 
फटक्यो लात, सबद भयौ आधात, गिरचौ भहरात, 
सकटा संहारचौ-- १०-६२ । 
सकटासुर--संज्ञा पुं. [सं. शकट + असुर कंस का अनुचर 
एक दंत्य जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। उं,--प्रथम 
पूतना सारि काग सकटासुर पेख्यौ--५५९ । 
सकट--संज्ञा पुं. सवि. [हिं. संकटा | सकटासुर ने । उ,-- 
मुहाँचुही सेनापति कीन्‍्हीं, सकटें गव॑ बढ़ायौ-- 
१०-६१ । हे 
सकत---संज्ञा स्त्री, [सं, शक्ति] (१) बल । (२) संपत्ति । 
क्रि. अ. [हिं. सकना] सकता है । 
प्र०--राखि सकत-- रख सकता हैँ । उ,--देखि 
साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस- १-१०६। 
सकत दिखाइ-- (दूसरे को) दिखा सकता है। उ.-- 
चाँपी पूँछ लुकावत अपनी, जुवतिनि कौं नहिं सकत 
दिखाइ-- ५५५ । 
सकता--संज्ञा स्त्री [सं, शक्ति] बल, सांसथ्ये । 
सकति--संज्ञा स्त्री. [सं. शक्ति] बल, सामयी । 
क्रि. अ. [हिं. सकना] सकती हैं। उ.--(क) बुद्धि 
रचति तरि सकति न सोधा, प्रेम बिबस ब्रजनारि-- 
६३६। (ख) चिकुर सइबर निकरि अरुझ्षति सकति 
नहिं निरुवारि--२०२८। 
सकती--संज्ञा स्त्री. [सं शक्ति] (१) 'शक्ति” अस्त्र । (२) 
बल ! 
सकना, सकनो-क्रि. अ. [सं. शक्‌ या शक्‍्य] कुछ 
करने में समर्थ या योग्य होना । 
क्रि, अ. [सं. शंका] डरना, शंकित होता । 
सकपकाना, सकपकानों, सकवब॒काना, सकबकानों-- 
क्रि, अ. [अनु. सकपक, सकबक ] (१) अचरज करना। 
(२) आगा-पीछा करना, हिचकना । (३) लज्जित 
होना । (४) ऐसी चेष्टा करना जिससे प्रेम, लज्जा, 
शंका आदि भाव सम्मिलित रूप से व्यंजित हों । 
सकरना, सकरनो--क्रि. अ. [सं, स्वीकरण] (१) मंजूर 
या स्वीकृति होना ।(२) माना जाना । 
सकरूुण -- वि. [सं.] जिसमें दया हो । 





[ १६४३ ] 


सकर्ंक--वि, [सं.] बह 'क्रिया' शब्द, वाक्य में जिसका 
“कर्म' भी वर्तमान हो । 

सकसेक क्रिया--पंज्ञा स्त्री. [सं]. वह 'क्रिया! शब्द 
जिसका कार्य 'कर्म' पर समाप्त हो । 

सकल- विं. [सं,] सब, समस्त । उ.--(क) बाँघे सिंधु 
सकल सेना मिलि---९-११०। (ख) मीड़त हाथ 
सकल गोकुल जन--२५३६ । « 

संज्ञा पुं, (१) समस्त वस्तु, संबंध आबि। उ.-- 

सकल तजि, भजि मन चरन मुरारि--२-३१ । (२) 
निर्गुण ब्रह्म और सगुण प्रकृति । 

सकलकल--वि. [सं.] सोलहों कलाओं से युक्त । 

सकलात--संज्ञा पुं. [देश. ] (१) ओढ़ने की रजाई, दुलाई। 
(२) सोगात, उपहार । (३) मखमल (कपड़ा) । 

सकलाती--वि. [हिं. सकलात] (१) उपहार-रूप में देने 
योग्य । (२) अच्छा, बढ़िया, उत्तम । 

सकलौ--वि. [सं. सकल] सारा, समस्त । उ,--बिनसि 
जात तेज-तप सकलौ-- ६-५ | 

सकसकात--क्रि. अ. [हि. सकसकाना] डर से काँपता है। 
उ.--सकसकात तन भीजि पसीना---७४८ । 

सकसकाना, सकसकानो-क्रि. अ. [अनु.] बहुत डर 
कर काँपने लगना । 

सकेसकी--संज्ञा स्त्री, [हि. सकसकाना] बहुत डर से होने 
वाली कँपकंपी । उ.--आए हो सुरति किए ठाठ 
करख लिये सकसकी धकधकी हिए-- २००६ । 

सकसंना, सकसनो, सकसाना, सकसानो--क्रि, अ. 
(अनु. ] (१) डरना, भयभीत होना । (२) अड़ना, 
अटकना । (३) फँसना । 

सका---संज्ञा पुं. [अ. सबक़ा ] भिह्ती । 

सकाए--क्रि. अ. [हि. सकाना] डरे, भयभीत हुए । उ.-- 
प्रबल बल जानि मन में सकाए--२६०८ | 

सकाद--क्रि, अ. [हिं. सकाना] (१) संदेह या शंका 
करते हैं। उ.--देखि सन ब्रज लोग सकात--१०६७ । 
(२) डरता है । उ.--मुक्ता मनौ चुगत जुग खंजन 
0602 । मानौ सूर सकात सरासन उड़िबे कौं 
अकुलात---३६६ । (३) (भय से) संकोच करता या 
हिचकता है। उ.--इहै बड़ौ दुख गाँव-बास को 


चीन्हे कोउ न सकात--- १०८७ । 
क्रि, अ, [हि. सकना] सकता हैँ । उ,--बोंलत है 
बतियाँ तुतरौहीं चलि चरननि न सकात--१०-२९४॥। 
सकान--क्रि. अ. [हिं. सकाना] डरा, भयभीत हुआ । उ-- 
अति ही कोमल अजान सुनत नृपति जिय सकान तनु 
बिनु जनु भयौ प्रान मल्लनि पैं आए--२६००। 
सकाना--क्रि, अ. [सं, शंका] (१) संदेह या शंका करना । 
(२) डरना, भयभीत होना। (३) डर या भय से 
संकोच करना या हिचकना । (४) दुखी होना । 
सकाने--क्रि, अ. [हिं. सकाना] डरे, भयभीत हुए। उ.-- 
(क) बालक बृच्छ धेनु सब मन अतिहिं सकाने - 
४३१ । (ख) गये अकुलाइ धाइ मो देखत नेकहूँ नहीं 
सकाने --पृ. ३२२ (१५) । 
सकानै--क्रि. वि. [हिं. सकाना] डरकर, भयभीत होकर। 
उ---मानौ भन्मथ फंद त्रास ते फिरत क्रंग. सकाने 
+--२०५३। 


'सकानो, सकानौ--क्रि. अ. [सं. शंका] संदेह या शंका - 


करना । (२) डरना, भयभीत होना । (३) डर या भय 
से संकोच करना या हिचकना । (४) दुखो होना । 
सकान्यो, सकान्यौ--क्रि.अ. [हि. सकाना] डर या भय से 
काँपने लगा। उ.- थरथराइ चानूर सकॉान्यो-- 
२६०६ । 
सकाम - वि. [सं.] (१) जिसे किसी बात की कामना या 
इच्छा हो । (२) जिसको कामना या इच्छा पूरी हो 
गयी हो । (३) जिसमें कासवासना हो। (४) जो 
किसी स्वार्थ या फल की इच्छा से काम करे। (५) 
प्रेम करनेवाला । 
सकामा--वि. [सं.| जिस (स्त्री) में काम-बासना हो । 
सकामी--वि. [सं, सकामिन्‌] (१) जिसमें कामना या 
इच्छा हो। (२) जिसमें काम-बासना हो, विषयी । 
(३) फल के लोभ से कार्य करनेवाला । उ.--भक्त 
सकामी दूजों होइ, क्रम-क्रम करिके उधरै सोइ-- 
३-१३ । 
सकार--संज्ञा पु. [सं.] (१) 'स! अक्षर । (२) 'सं! वर्ण 
जैसी ध्वनि। 
क्रि, वि, [सं. सकाल] सबेरे, प्रातःकाल | उं.--- 


है... उान्‍क- ४ ८० ५....>.लनननन-म-%--«+++++++3++++3+3+3+3+3+3+++++++---+ओ 4 आता कक कक जीनिननजिल्‍कीलन-+.- + 3० आलम ऑन, आन... जल कक कली छा ््४<४<(<॒र॒रऑरऑरऑर्र-्_्र-्र-्र-<ऊ२्र्र्र्-<््<खञ<ज<्<-जञखञ्<कञ्जञजखजख्र्र्ऊ्ऊ््र_ 


[ १६४५ | 


किया। उ.--जहाँ गयौ तहँ भलौ न भावत सब कोऊ 
सकुचानो--१-१०२ । 

सकुची--क्रि. अ. [हिं. सकुचना] मूँदी या संपुटित हो 
गयी । उ.--कुमुदिनि सकुची--१०-२३३ । 

सकुचीला, सकुचौहॉ---वि. [हिं संकोच] - संकोच करने- 
वाला, लजानेवाला, संकूरेची । 

सकुचैं-- क्रि, अ. [हि. सकुचना] संफोच या ख्याल करें। 
उ,--ब्रज की ढीठी;गुवारि, हाट की बेचनहारि, सकुचे 
न देत गारि झगरत हँ--१०-२९५ । 

सकुचेए--क्रि, अ, [हिं. सकुचना] लज्जा या संकोच 
कीजिए । उ,--गुरु-पितु-गृह बिनु बोलेहु जैए । है यह्‌ 
नीति नाहिं सकुचेए-- ४-५ | 

सकुच्यो, सकुच्यौ--क्रि, अ. [हिं. सकुचना] लज्जित या 
संकुचित हुआ । उ..,..सुफलकसुत मन हीं मन सकुच्चो 
करों कहा अब काजा--१० उ.-२७। 

सकुन--संज्ञा पुं. [सं, शकुंत] चिड़िया, पक्षी । 

संज्ञा पुं. [सं, शकुन] शुभ लक्षण । 


पक्कुनि, सकुनी--संज्ञा स्त्री, [सं. शकुंत] पल्लेरू, पक्षी । - 


संज्ञा पुं. [सं, शकु नि] गांधारी का भाई जो कौरवों 
का मासा था और जिसके कपट से पांडबों की जुए में 
हार हुई थी। उ.--भीषम द्रोन करन अस्थामा सकुनि 
सहित काहू न सरी -- १-२४९ । 
सकुपना, सकुप्तो-क्रि, अ. [हिं. कोपना] क्रोध या रोष 
करता । 
सकुल्य वि, [सं.] एक ही कुल या गोत्र का । 
सकूनत--संज्ञा स्त्री. [अ,] रहने की जगह । 
सके--क्रि. अ. [हिं. सकता] (काम करने में) समर्थ हुए । 
प्र.--रहि त सके--(अपने को) रोकलने में समर्थ 
न हुए । उ.--रहि न सके नरसिंह रूप धरि, गहि 
कर असुरु पछारभौ--१-१०९ । 
सकेत--संज्ञा पुं. [सं. संकेत] (१) इश्चारा, संकेत । (२) 
प्रेमी-प्रेमिका-मिलन का निर्दिष्ट स्थान । 
वि. [सं. संकीर्ण | सेकरा, संकुचित । 
संज्ञा पुं. दुख, कष्ट, विपत्ति । 
संकेतनां, सकेतनो--क्रि. अ. [हिं. संकेत] सिकुड़ना, 
सिमठना, मुंदना, संकुचित होना । 


सकेती--संज्ञा स्त्री, [हि. सकेत] कष्ट, विपत्ति । 

सकेरना, सकेरनो--क्रि. स. [हिं. समेटना] समेटना । 

सकेरा संज्ञा पुं. [सं, सकाल] शीघ्नता १ 

सकेल-क्रि. स, [हिं. सकेलना] इकट्ठा करके । 

सकेलत-क्रि. स. [हि, सकेलना] बबाता है। उ.-- 
बिदरि चले घन प्रलय जातिके, दिगपति दिगर दंतीनि 
सकेलत-- १०-६३ । 

सकेलना, सकेलनो--क्रि. स, [संकलन] (१) इकट्ठा या 
एकत्र करना । (२) कसना। (३) दबाना । 

सकेला--संन्ना स्त्री, [अ, सैक़ल] एक तरह की तलवार । 

सकेलि--क्रि. स, [हिं. सकेलना] एकत्र करके । उ.--धर 
सकल सकेलि घर के--१० उ.-५२। 

सकेले--क्रि, स, [हि. सकेलना] इकट्ठा या जमा किये। 
उ,--जो बनिता सुत-जूथ सकेले हय-गय बिभव घततेरो 
“5: है"२६६ । 

सके--क्रि. अ. [हि. सकता] (कुछ करने में) समय हो । 
उ.--(क) खाइ न सक--९-२९ | (ख) ऐसी को - 
सकी करि बिनु मुरारी--५-१७ | 

सकोच-- संज्ञा पुं. [सं, संकोच] (१) घ्िकुड़ने को क्रिया । 
(२) सज्जा ।-(३) हिचकिचाहुट । 

सकोचति--क्रि. स. [हिं, सकोचना] सिकोड़ती है । 

सकोचना, सकोचनो--क्रि, स. [हि. सकोचना] (१) 
सिंकोड़ना । (२) लजाना । (३) हिचकिचाना । 

सकोडना--क्रि. स. [हिं. सिकोड़ना] (१) समेटना। (२) 
संकुचित करना । (३) तंग या सकरा करना । 

सकोपना,सकोपनो--क्रि. अ. [हिं. कोपना] गुस्सा, कोप 
या क्रोध करना । 

सकोपित--वि. [सं. स-+कुपित] नाराज, ऋवृध । 

सकोरना, सकोरनो--क्रि, स. [हिं. सिकोड़ना ] (१) समे- 
टना। (२) संकुचित करता | (३) तंग या सँकरा 
करना । 

सकोरा--संज्ञा पुं, [हि, कसोरा] मिट्टी, की चौड़ी 
कटोरी की तरह का एक पात्र । 

सकोरत--क्रि. स. [हि. सकौड़ता] संकुचित करता हैं । 
उ.--कसें बदन सकोरत है--१३११२। 

सकीरति--क्रि, स. [हिं. सकोड़ना] संकुचित करती है। 


[ १६४६ ] 
२ 


उ,--भौंह सक्ोरति--१२३३ । 
सकोरि--क्रि. स. [हिं. सकोड़ना] संकुचित करके । उ. 
--बंदन सकोरि भौंह मोरत है--5५६ । 
सकोर--क्रि, स, [हिं. सकोड़ना] संकुचित करती या 
सिक्रोड़ती है । उ.--कबहुँ श्रू निरखि रिस करि सकोरे 
“पृ. ३१६ (५८) । 


सकोरधो, सकोरचो-- क्रि.स. [हिं.*सकोड़ना] संकुचित 


किया । उ.---(क) सूरदास प्रभु अंग सकोरचो ब्याकुल 
देख्यो ब्याल--५५६ | (ख) बार-बार तुम भौंह सको- 
रघो--११५०. । 

सक्करपारा--संज्ञा पुं, [हिं. शक्कर -+ पाग] शक्कर में पगा 
हुआ मेंदे का बना एक पकवान। उ.--सक्‍्करपारे 
सद पागे---१० १८३ । 

सको--क्रि, अ. [हिं. सकना] (कुछ करने सें) समर्थ हो । 

--नाथ, सकौ तो मोह! उधारौ--१-१३१ । 

सकरी--संज्ञा स्त्री. [सं, श्करी] 'शकरी' नामक छुंद । 

सक्का--संज्ञा पुं. [फ़ा, सक्‍क़ा] भिह्तो, सशकवाला । 

सक्त--वि. [सं.] (१) आसक्त (२) संलग्न । 

सक्ति--संज्ञा स्त्री, [सं. शक्ति] बल, शक्ति । उ.--ताकी 
सक्ति पाइ हम करे, प्रतिपालें बहुरौ संहरे--४-३ । 

सकतु---संज्ञा पुं. [सं. शक्‍तु | सत्तू । 

सकक्‍यो, सक्‍यौ--क्रि. अ. [हि. सकना] (कुछ करने में) 
समर्थ हुआ | उ,--(क) वाते दूनी देह धरी, असुर न 
सक्‍यौ सम्हारि--४३१ । (ख) सरिता-जल चल न 
सक्‍्यो--६२३-। 

सक्र--संज्ञा पुं. [सं, शक्र | (१) इंद्र । (२) सेघ । 

सक्रधन---संज्ञा पुं. [सं. शक्रधन] इंद्रास्त्र, बचज्च । 


सक्र-सरोवर--संज्ञा पुं. [सं, शक्र-सरोवर] 'इंद्रकुंड' तामक 


स्थान जो ब्रज में है । 
सक्रारि-संज्ञा पुं. [सं. शक्रारि] इंद्र का शत्रु मेघनाद । 


सक्रिय--वि. [सं.] (१) जिसमें क्रिया या क्रियाशीलता 


भी हो । (८) जो क्रिया-रूप में हो। (३) जिसमें कुछ 
करके दिखाया जाय । 

सक्रियता--संज्ञा स्त्री, [सं.] 'सक्तिय' या क्रियाशोल होने 
का भाव । 

सक्षम- वि. [सं.] (१) जिसमें क्षमता हो । (२) जो कुछ 


सखीसंप्रदाय--संज्ञा. पूं, [सं,] 


करने में समर्थ हो । 
सखनि--संज्ञा पुं. सवि, [हि. सखा+नि] सखाओं को । 
“ये बसिष्ठ कुल-पूज्य हमारे पालागन कहि सखनि 
सिखावत--९-१६७ । 
संखर--वि. [हिं. स+खर ] (१) तेज धारवाला, पैना (२) 
तेज, ज्ग्न। (३)- प्रबल । 
सखरी--संज्ञा स्त्री. [हि. निखरी से अनु.] कच्ची रसोई । 
संज्ञा स्त्री, [सं. शिखर पहाड़ी । 
सखा--संज्ञा पुं. [सं, सखिन्‌] (१) सदा साथ रहनेवाला, 
संगी । उ.--धूम बढ़चयौ लोचन खस्यौ सखा. न सूझचो 
संग--१-३२५ । (२) दोस्त, मित्र । उ.--सखा बिप्र 
दारिद्र हरधो--१-२६ । (३) साहित्य में “नायक का 
सहचर जो सुख-दुख में उसके साथ रहता है और जिससे 
बह मन की सब बात कहता है । ये 'सखा/ चार प्रकार 
के होते हें--पीठमर्द, विट,-चेट और विदृषक । 
सखाई--संज्ञा पुं. [हिं. सखा] संगी, साथी, सहचर । 
उ.--मधुकर, तुम हौ स्याम सखाई--३३४४ । 


* सखार--वि. [सं, स--हिं. खार (क्षार)] (१) खारा। 


(२) क्षारयुक्त । 

सखिनि--संज्ञा स्त्री, सवि, [सं, सखी] सखियों को । उ. 
आहछो दिन सुनि महरि जसोदा सखिनि बोलि सुध गान 
करबौ-- १०-८८ | 

सखियनि---संज्ञा स्त्री, सवि. [सं, सखी] सखियों ने । उ 
ऐपन की सी पूतरी सब सखियनि कियौ सिगार - 
१००४० | 

सखी--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सहेली, सहचरी । उ,*- 
हरषी सखी सहेलरी (हो) अनँद भयी सुभ-जोग-१०- 
४० । (२) मित्र (स्त्री)। (३) साहित्य सें नायिका 
की सहचरी जिससे वह हृदय की भी बात कहती हो । « 
इसके चार कार्य हें--मंडन, शिक्षा, उपालंभ और 
परिहास । (४) एक छंद । 

वि, [अ, सखी] दाता, दानी । 

सखीभाव- संज्ञा पुं. [सं,] वेष्णव भक्ति का एक प्रकार 
जिसमें भक्त स्वयं को इष्ट था आराध्यदेव की पत्नी 
या सखी सानकर उसकी सेवा-उपासना करता हैं।' 

चंष्णव भक्‍तों का बहू 


5 
. संप्रदाय जिसमें सखी भाव की सेवा, उपासना या आरा- 
धना की जाती हो । 
सखुन--संज्ञा पुं.[फ़ा. सखू न] (१) बातचीत, वार्तालाप । 
(१) कौल, वचन । 
मुहा.- सखून देता--वचन देना ॥ सखुन डालना 
-- (१) कुछ चाहना या थाचना करना । (२) कोई 
बात या प्रइन पूछना । 5 
(३) कथन, उक्ति । (४) कविता, काव्य । 
सखुनतकिया- संज्ञा पुं, [फ़ा.सख्‌.न + तक्रि या] वह शब्द 
या वाक्यांश जो कुछ लोगों की जबान पर ऐसा चढ़ 
जाता है कि बात करते समय बार-बार कहा जाता है, 
तकियाकलाम । 
सख्त--वि, [फ़ा, सख्त] (१) कड़ा, कठोर । (२) कठिन । 
(३) कड़ा या कठोर बर्ताव या व्यवहार करनेबाला । 
सख्य--संज्ञा पुं. [सं,] (१) 'सखा' होने का भाव, सखा- 
- पन्र। (२) दोस्तो, मित्रता । (३) भक्ति का वहु रूप 
जिसम इष्टदेव को सखा मानकर सेवा-उपासना की 
- जाथ | उ.-बंदन दासपनों से करे, भकतनि सख्य- 
भाव अनुसरै--९-५ । 
सख्यता--संज्ञा स्त्री, [सं, संख्य | सख्य-भाक। 
सगणु--संज्ञा पुं. [सं.] छुंदशास्त्र में वह गण जिसमे प्रथम 
दो वर्ण लधु ओर अंतिम दीर्घ (॥७) हो । 
संगत, सगति, सगती--संज्ञा स्त्री, [सं. शक्ति] (१) बल, 
सामर्थ्य । (२) शिव-शक्ति, पार्वती । 
सगदा--संज्ञा पुं. [देश.] एक मादक द्रव्य । 
सगन--संज्ञा पुं. [सं. सगण] सगण । 
संज्ञा पुं. [सं. शकुन] सगुन । 
सगनौती--संज्ञा स्त्री. [सं, शकुन] (१) शगुन बिचारने की 
क्रिया या भाव । (२) मंगलपाठ । 
सगपहती--संज्ञा स्त्री. [हिं. साग + पहती -- दाल] साग 
मिलाकर बनायी गयी दाल । 
संगबग--वि. [अनु.] (१) तरबतर, लथपथ । (२) द्रवित । 
(३) भरा हुआ, परिपूर्ण । 
क्रि. वि, चटपट, शीघ्र, तुरंत । 
सगंबगाना, सगबगानो--क्रि. अ. [है. सगवग] (१) तर- 
बतर या लथपथ होना । (२) -शंकित या भयभोत 


१इ४७ ] 


हु होना । (३) चकित होना । 
क्रि, स. (१) तरबतर या लथपथ करना । (२) 
शंकित या भयभीत करना । (३) चकित करना । 
सगर---संज्ञा पुं. [सं.] अयोध्या के एक सुर्यवंशी राजा 
जिनके साठ हजार पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर 
दिया था। राजा भगीरथ और श्रो रामचन्द्र उन्हीं के 
वंशज थ । उ.--तातो मात्र सगर सायर सौं कुस- 
साथरी परचौ--९-१२२ । 
वि. [हिं. सगरा] सब । 
सगरा--वि, [सं, सकल] सब, समस्त, सकल । 
संज्ञा पुं. [सं. सागर] (१) बड़ा जलाशय । (5) 
-9समुद्र, सागर, सिधु। 
सगरी- वि. [हिं. सगरा] सब, सारी | 3.--(क) उरहन 
ले आवति हैं सगरी--१०-३१६ । (ख) सूर स्याम 
जहूँ तहाँ खिझावत जो मनभावत, दूरि करों लंगर 
सगरी--१०४५ । (ग) हाँ जानति हों फौज मदन की 
लूटि. लई सगरी--२१०६ । . 
सगरो, सगरौ--वि. [हिं. सगरा] सारा का सारा, सब 
का सब । उ.---(क) दूध, दही, माखन ले डारि देत 
सगरौ--१०-३३६ । (ख) अनबोहनी तनक नह 
देहौँ, ऐसेहि छीनि लेहु बर सगरौ--प्रृ. २३५ (३१) । 


- सगभे--वि. [सं.] सहोदर (भाई) । 


सगर्भा--वि. [सं.] (१) गर्भवती । (२) सहोदरा । “ 

सगल वि. [सं. सकल_] सब, सारा । 

सगलगी--संज्ञा स्त्री. [हिं- सगा-+लगना] (१) बहुत 
समापन या आत्मीयता दिखाने की क्रिया या भाव | 
(२) बुशासद, चापलूसी । 

सगला, सगलो--वि. [सं, सकल] सब, कुल, सारा । 

सगा-- वि, [सं. स्वक्‌ ] (१) एक साता से उत्पस्त, सहो 
दर । (२) निकठ संबंध का । 

सगाइ, सगाई--संज्ञा स्त्री, | हि. सगा-+आई (भ्रत्य,)] 
(१) सगे होने का भाव, सगापन, आत्मीयता । (२) 
पारिवारिक या आत्मीयता का संबंध, नाता, रिव्ता । 
उ.--(क) त्रियनि कहयौ, जग झूठ सगाई-5९६ । (ख) 
सूर स्थाम वह गई सगाई वा मुरली के संग---२७२९। 
(ग) दिवस चारि करि श्रीति सगाई रस ले अनत गए 





[ रैईंडंद | 


--२९९३। (घ) सूर जहाँ लगि स्याँम गात हैं तिनसे 
कत कीजिए सगाई-- ३०५३ । (ड) सूरदास प्रभु रंगे 
प्रेम रेंग जारों जोग सगाई --३१०९ | (च) उनसों 
हमसों कौन सगाई---३२०८ । (३१ एक या समान 
वर्ग का होने का भाव या उसकी अवस्था । (४) 
मेंगनी, विवाह का निश्चय । उ,--तासों तेरी भई 
सगाई--१० उ.---३२ । (५) विधवा या परित्यक्त 
के साथ पुरुष का वह संबंध जो कुछ जातियों में विवाह 
के समान ही माना जाता है । 
सगापन--संज्ञा पु, [हि, सगा -+ पन | गा या आत्मीय 
होने का भाव । 
सगारत--संज्ञा स्त्री, [हि. सगा - आरत (प्रत्य,) | सौ या 
आत्मीय होने का भाव । 
संगी--वि. स्त्री. [हि, सगा] निकट संबंधवाली, आत्मी- 
यता का परिचय(देनेवाली । उ.--+बह मूरति, वह सुख 
दिखराबे सोई सूर सगी---२७९० । 
सगुणु--संज्ञा पुं, [सं.] (१) ब्रह्म का बहू रूप जो सलू, रज 
और तम गुणों से युक्त होने के कारण साकार साना 
जाता है ।(२) वह भक्ति-संप्रदाय जिसमें ब्रह्म को 'सगुण' 
मानकर उसके अवतारों की पूजा-उपासना होती हुं । 
सूरदास, तुलसीदास आदि भक्त इसी वर्ण के थे। 
सगुणता--संज्ञा स्त्री, [सं] सगुण होने का भाव। 
सगुणी--वि. [सं, सगुण] सगृण । 
सगुन--संज्ञा पुं, [सं. सगुण] सगुण । उ.--सोइ सगुन हल 
नंद की दाँवरी बँधावै--१-४ । 
संज्ञा पुं. [सं, शकुन] शकुन । उ.--(क) इतनौ 
कहत नैन उर फरके सग्रुन जतायौ अंग--९-८३ | 
(ख) निकसत संगरुन भले नहिं पाए--३७० । 
सगुनई--संज्ञा स्त्री. [सं, सगुण+अई (प्रत्य.)] सगुण 
होने का भाव, सगुणता। उ.---सूर सग्रुनई जात 
सधुपुरी निर्गुन नाम भए--३०९० । 
. सगुनता--संज्ञा स्त्री. [सं. सगुणता ] सगुण होने का भाव, 
सगुणता । 
संगुनाई--संज्ञा स्त्री, [सं. सगुण-+आई (प्रत्य.!] सगुण 
होने का भाव, सगुणता । उ.--बिछरत तनु नाम ज्यों 
हृढि तिहिं छिन गई नहीं सग्रुनाई--२७८४ । 


सगुनाना, सगुनानो--क्रि. स. [हिं. सग्रुंन-+आनों 
(प्रत्य.) | (१) सगुत या शकुन बतलाना। (२) सगरुन 
या शकून देखना या निकालना । * 


संगुनावे--क्रि, स. [हिं. सगुन--आना (अत्य,)] शकुन 


बताता है । उ.--भौं रा इक चहुँ दिसि ते डड़ि-उड़ि 
करन लागि कछ गावे । उत्तम भाषा- ऊँचे चढ़ि चढ़ि 
अंग अंग सगुनावै--२९४६। 

सगुनिया--वि, [हि, सग्रुन +इया (प्रत्य,)] शकुन बिचा - 
रने और बतलानेवाला । 

सगुनोती--संज्ञा स्त्री, [हिं, सगुन-+ औती (अत्य)) (१) 
भावी झ॒ भाशुभ या शकून विचारने की क्रिया । उ.-- 
बैठी जनति करति सग्रुनीती । लखिमन राम मिले 
अब मोकौं दोउ अमोलक मोती--९-१६४ । (२) 
मंगलपाठ, मंगलाचरण । 

संगुरा--वि. [हि. स+ गुर] (१) जिसने गुरु से दीक्षा ली 
हो । (२) जिसने गुरु से कार्य-विशेष की सम्यक्‌ शिक्षा 
पायी हो । 

सगे--वि, बहु, [हि. सगा] निकट या घनिष्ठ संबंध या 
आत्मीयता रखनेवाले । उ.--जानति नहीं, कहूँ तहिं 
देखे, भिलि गई मनहुँ सगे---१३१८ | 

सगोती, सगोत्र, सगोत्रिय- संज्ञा पुं, [सं, सगोत्र] (१) 
एक गोत्र के लोग । (२) नाते-रिश्तेदार, भाई-बंधु । 

सगौ--वि. [हिं. सगा] प्रेम या आत्मीयता का संबंध 
रखनेवाला । उ,-- तौ लगि यह संसार सगौ है जो 
लगि लेहि न नाम-- १-७६ । 

सर्गोंती--संज्ञा स्त्री. [देश-] खाने का सांस । 

सम्गा--वि, [हिं. सगा ] घनिष्ठ संबंधी । 

सघन-वि, [सं,] (१) घना, गेँझा हुआ, अविरल |. उ, 
--(क) सधने बुन्दाबन अगम अति जाइ कहेुँ न भुलाइ 
--६१०। (ख) चर्रात धेनु अपने अपने रँग,अतिहि सघन 
बन चारौ--६११ । (२) घनघोर, अट्ट, अबिरल । 
उ,--(क) सघन गुंजत बैठि उन पर भौंरहूँ बिरमाहि 
--१-३३८ । (ख) गते पतंग राका ससि बिय सँग, 
घटा सघन सोभात--२१5५५ । (ग) निसि अँधेरी, 
बीजु चमक सघन बरषे मेह--१०-५। (३) ठोस । 

सघनता--संज्ञा स्त्री, [सं.] सघन होने का भाव। 





[ १६४९ ] 


सच--वि, [सं, सत्य] (१) जेसा हो बेसा (कहा या लिखा 
हुआ) । (२) यथार्थ, वास्तविक । (३) सही, ठीक । 

सचन-- संज्ञा पुं. [सं.] सेवा करने की क्रिया या भाव । 

: सचना, सचनो--क्रि, स, [सं. संचयन] (१) इकद्ठा या 
एकन्न करना । (२) पूरा या संपादित करना । (३) 
बनाना, निर्माण करना ।. (४) बचाना, रक्षा करता । 

क्रि. अ, [हिं. सजना | सजनाः । 
कि, स. सजाना, सज्जित करना । 

सचमुच-- अव्य, [हिं. सच-+मुच (अनु.)] (१) वास्तव में, 
यथार्थ रूप में । (२) अवश्य, निशचय, निस्संदेह । 

संचरना, सचरनो--क्रि, अ. [सं. संचरण] (१) (किसी 
बात का) फेलना या संचरित होना। (२) (किसी वस्तु 
या प्रथा का) प्रचलित या व्यवहृत होना। (३) प्रवेश 
या संचार करता । 

सचराचर - संज्ञा पुं. [सं,] संसार के चर-अचर या स्थावर- 
जंगम, सभी पदार्थ और प्राणी । 

सचरे--क्रि, अ, [हिं. सचरना] प्रविष्ट हुए, संचार किया । 
उ.--[क) जा दिन ते सचरे गोपिनि मैं, ताही दिन ते 
करत लेंगरैया--७३५ । (ख) कुटिल अलक अ्रुव चारु 
नैन मिलि सचरे स्रवन समीप सुमीति--+२२२३ । 

सचल-वि. [सं.] (१) जो अचल न हो, चलता हुआ, 
गतिशील, जंगम । (२) चंचल । 

सचाई--संज्ञा स्त्री. [सं, सत्य, प्रा. सच्च] (१) सच्चापन, 
सत्यता । (२) यथार्थता । 

सचान--संज्ञा पुं. [सं. संचान] बाज पक्षी, इ्येन । उ.-- हों 
अनाथ बैठबौ द्रुम डरिया पारधि साधे बान । ताके 
डर में भाज्यौ चाहत, ऊपर ढुबचौ सचान-- १-९७ । 

सचारना, सचारनो-्रि. स, [हिं. सचारना] (१) (किसी 
बात को) फंलाना या संचरित करना । (२) (किसी 
वस्तु या प्रथा को) प्रचलित या व्यवहत करना। (३) 
प्रवेश या संचार कराना। 

सचावट--संज्ञा स्त्री.[हि. सच-| आवट (प्रत्य,)] सच्चाई, 
सच्चापन, सत्यता। 

सचिेत--वि, [सं,] जिसे चिता हो, चितित । 

सर्चि-क्रि. स. [हिं. सचना] एकत्र या संग्रह करके, बचा- 
कर | 3,--हम शर घात ब्रजनाथ सुधानिधि राखे 


बहुत जतन- करि सचि सचि--२९०२ । 

सचिक्ण, सचिकन-- वि. [सं, सचिवकण] बहुत चिकन 
या स्निर्ध। उ.-- सीस सचिक्क्रन केस हो बिच सीमंत 
सेवारि--२०६५। 

सचितु--वि, [सं.] ज्ञान या चेतनायुक्त । 

सचित्त--वि, [सं,] जिसका ध्यान एक ही ओर हो । 

सचिरे--क्रि, अ. [हिं. सचरना] प्रविष्ठ हुए.। उ.-- 
अंगन सर सचिरे--३१७९ । 

सचिव--संज्ञ। पुं. [सं,] (१) मित्र । (२) बजीर, मंत्री । 
उ, - कहौ तो सचिव-सबंधु सकल अरि एकहिं एक 
पछारौं--६- १०८ । 

सची--संज्ञा स्त्री. [सं, शची] इंद्र-पत्नी, इंद्राणी | उ. -- 
सची नृपति सौं यह कहि भाषी। नृप सुतिक हिरदे मेँ 
राखी--६-७ । 

क्रि, स. [हि. सचना) सजायी, सज्जित की । उ. 

--जों कछु सकल लोक की सोभा लै द्वारका सची री 
-+-१० उ.5६ । 

सची-सुत--संज्ञा पुं. [सं, शची +-सुत] जयंत । 

सचु--संज्ञा पुं. [देश,] (१) सुख, आनन्द । उ,--(क) 
सहज भजे नँदलाल कौं सो सब सचु पावै--२-९। 
(ख) जौ लै मीन दूध मैं डारै बिनु जल नहिं सचु पावे 
--२-१० । (ग) कब वह मुख बहुरौ देखौंगी कब 
वेसो सचु पैहाँं--२५१० । (घ) कानन भवन रैनि 
अरु बासर कहूँ न सचु लहिए---२८९२ । (२) खुशी, 
प्रसन्‍नता। (३) संतोष । 

सचुपाना--क्रि. अ, [हि. चुपाना] चुप या मौन होना । 

क्रि, स. चुप या मौन करना या कराना । 

सचेत--वि. [सं. सचेतन] (१) चेतनायुक्त । उं.--ऐरा- 
बत अमृत क॑ प्याए, भयौ सचेत इंद्र तब धाए-- ६-५ । 
(२) समभझवार । (३) सजग, सावधान। 

सचेतन--वि. [सं,] (१) जिसमें ज्ञान या चेतना हो। (२) 
जो जड़ न हो, चेतन । (३) समझदार, चतुर। (४) 
सजग, सावधान । _- 

सचेती--संज्ञा स्त्री. [हि. सचेत] (१) सचेत होन का 
भाष । (२) सजगता, सावधानी । 

सचेष्द--वि. [सं.] (१) जिसमें चेष्टा हो। (२) जो- चेष्टा 








[ १६४० ] 


कर रहा हो । 

. सचे--क्रि, स. [हि. सचन] जमा करता है, संग्रह या 
संचय करता हैं। उ--जाकी जहाँ प्रतीति सूर सो 
सर्वेस तहाँ सच री---२२७० । 

सचेन--क्रि. वि. [हिं. स+चैन] सुख के साथ, सानंद । 
उ.--सू रदास प्रभु सब ब्धि नागर पीवत हों रस परम 
सर्चच- २०८७॥ ., 

स्चेयत - संज्ञा स्त्री. [हि. सच्च +ऐयत (प्रत्य,) | सच्चाई, 
सच्चापन, सत्यता । 

सच्चरित, सच्चरित्न - वि. [सं,] अच्छ चाल-चलनवाला, 
सदाचारी । 

. संज्ञा पुं, अच्छा चालचलन, सदाचार । 
सच्चर्या--संज्ञा स्त्री. [सं. सच्चर्य्या] सदाचार । 
सच्चा--वि. [सं, सत्य] (१) सच बोलनेवाला । (२) 

* अथार्थ, वास्तविक । (३) जो झूठा या बनावटी न हो । 
(४) जैसा चाहिए उतना और वेसा। 
सच्चाई--संज्ञा स्त्री. [हि. सच्चा -+ आई (प्रत्य.) | सच्चा- 
पन, सत्यता ॥' 

सच्चापन--संज्ञा पुं, [हिं. सच्चा+पन] सत्य होने का 
भाव, सच्चाई, सत्यता । 

सच्चाहट--संज्ञा स्त्री, [हि. सच्चा -| हट (प्रत्य.) | सच्चा 
होने का भाव, सत्यता । 

सच्च्चिकन--कि* [सं, सचिक्कण] बहुत चिकना । 

सच्चचित--संज्ञा पु. [सं.] (सत्‌-च्रित्‌ से युक्त) ब्रह्म । 

सरिदानन्द--संज्ञा पुं. [सं.] (सत्‌, चित्‌ और आनंद से 
युक्त) ब्रह्म। 

सच्चचिन्मय--वि, [सं.] सत्‌ और चेतन्यस्वरूप। 

सच्छुंद--वि. [सं, स्वच्छंद] पूर्ण स्वतत्र । 

सच्छुत--वि, [सं. सक्षत] घायल । 

सच्छास्त्र--संज्ञा पुं. [सं. सद्‌+ शास्त्र] अच्छा या उत्तम 
शास्त्र । 

सच्छी--संज्ञा पूं. स्त्री. [सं, साक्षी] गवाह, साखी । 

' सच्यों, सच्यो-क्रि. स. [हिं. सचना] एकत्र या संचित 

था या किया। उ.--(क) सोधि-सकल गुन काछि 

दिखायौ अंतर हो जो सच्यौ--१-१७४ । (ख) यह 
सुख अबलों कहाँ सच्यौ--पृ. ३५० (६७) । (ग) हरि- 


मुख-कमल सच््यो रस सजनी अति आनंद पियूष पिये 
' “२०३५१ 

सछोलि--क्रि. स, [हिं, छोलना] छोलकर। उ.-टेंदी 
टेंट सछोलि कियो पुनि--२३२१। 

सज--संज्ञा स्त्री, [हिं. सजावट] (१) सजन की क्रिया या 
भाव। (२) बनावट, गढ़न। (३) शोभा ।(४) सुन्दरता । * 

सजग--वि. [सं, सज्ञान] सचेत, सावधान । उ,--कुब- 
लिया मल्ल मुष्टिक चानूर सों होई तुम सजग कहि 
सबनि ऐंठ्यौ--२५६३ । 

सजगता--संज्ञा स्त्री, [हिं, सजग] (१) सजग रहने या 
होन को क्रिया या भाव। (२) सावधानी, सत्र । 

सजदार-वि, [हिं. सज-++फ़ा. दार] सुन्दर, सजीला । 

सजधज--संज्ञा स्त्री. [हि. सज+धज (अनु.)] बनाव- 
सिगार, सजावट । 

सजन--संज्ञा पुं. [सं. सत्‌ृ+जन_] (१) भला या सज्जन 
व्यक्ति । (२) पति । (३) स्वजन, घनिष्ठ संबंध वाले 
प्रिय व्यक्ति। उ.--(क) धरी इक सजन कुटुंब 
मिलि बैठे रुदन बिलाप कराहीं--१-३१९ । - 
(ख) सजन-क्रुटुँब परिजन बढ़े सुत-दारा-धन-धाम-- 
१-३२५ । (ग) सजन प्रीतम नाम लै लै दे परस्पर 
गारि - १०-२६ | (४) प्रियतम, उपपतति । 

वि. [सं.] जिसमें लोग हों, जन सहित ॥ 

सजना क्रि. अ, [सं. सज्जा] (१) सज्जित या अलंझृत 

होना, श्टंंगार होना, सजाया जाना । (२) भला लगना, 
. शोभा देना, शोभित होना । 
क्रि. स. सजाना, सुसज्जित करना । 

सजनी--संज्ञा स्त्री. [हि. सजन] सखी, सहेली । उ.-- 
(क) अब लौं कानि करी मैं सजनी बहुतै मूँड़ चढ़ायौ 
--पृ., ३२२ (१३) । (ख) मदन गोपाल देखत ही 
सजनी सब दुख सोक बिसारे--२५६९ । 

सजल--वि, [सं.] (१) जिसमें पानो हो, जल से पूर्ण या 
युक्त । उ.-- सजल देह, कागद तें कोमल किहिं बिधि 
राखे प्रान-- १-३०४ । (२) आँसू भरे या. अश्षुपूर्ण 
(नयन) । उ.--त्रास तें अति चपल गोलक सजल 
सोभित छोर--३५८ | 

सजला---वि. [हिं, मँझला से अनु, | चार सहोवरों में तीसरा 





[ १६१५१ ] 


जो दूसरे से छोटा परन्तु अन्तिम से बड़ा हो । 
वि, [सं. सजल] जल से भरी हुई । 
सजवना, सजवनो- क्रि. स. [हि सजाना] (१) अलंकृत 
करना । (२) यथाक्रम रखना । 
सजव॒ल--संज्ञा पुं. [हि. सजना] (१) सजावट । (२) 
सुन्दरता । (३) तेयारी, उपक्रम । (४) ठाटबाट । 
सजवाई--संज्ञा स्त्री. [हिं. सजना -६-वाई (अत्य.)] सज- 
वाने की क्रिया, भाव या मजदूरी । 
सजवाना, सजवानो--क्रि. स. [हिं. सजाता का प्रे.] सुस- 
ज्जित करवाना । 
सजा, सजाइ, सजाई-- संज्ञा स्त्री. [फ़ा. सज़ा, हि. सजा] 
(१) अपराध का दंड। 
प्र०--करों सजाई--दंड दूँगा। उ.--मेरी बलि 
और हि ले सौंपत, इनकी करौं सजाई--९ १६ । 
(२) कारागार में बंद रखने का दंड । 
सजाई--क्रि. स, [हिं. सजाना] सजाकर । उ.--बहुत धरे 
जल-माँझ सजाइ-- ५८२ । 


सजाई-- संज्ञा स्त्री. [ हि. सजाना + आई] सजाने की क्रिया, . 


भाव या सजदूरी । 

सजागर--वि. [सं.] (१) जो सोता न हो, जागता हुआ। 
(२) सजग, सतकं, सावधान । 

सजात--वि, [सं.] (१) जो साथ ही जन्मा हो । (२) जो 
एक ही स्थान पर जन्मे, पले और रहते हों । 

सजाति, सजातीय--वि, [सं.] (१) एक ही जाति या वर्ग 
के (लोग या पदार्थ) । (२) एक ही आकार-प्रकार या 
आक्षति-प्रकृति के (लोग या पदार्थ) । 

सजान--वि. [सं. सज्ञान] (१) जानकार, ज्ञाता। (२) 
होशियार, चतुर । 

सजाना, सजानो--क्रि. स. [सं. सज्जा] (१) यथाक्रम या 
यथास्थान रखना । (२) सॉँवारना, शंगार करना, 
अलंकृत करना । (३) तेयार करना । 

सजाय--संज्ञा स्त्री, [हिं, सजा] दंड । 

* सजायो--क्ि, स. [हि. सजाना] सजाकर या सँवारकर 
तेयार किया या रखा | उ.--सदं माखन घृत दही 
सजायौ-- १०१९० । 

सजाव--संज्ञा पुं. [देश,] एक तरह का दही । 


संज्ञा पुं,, स्त्री, [हि. सजाना] सजावट, बनाव । 

सजाव”- संज्ञा स्त्री, [हि, सजाना] (१) सज्जित या 
सज हुए होने का भाव या धर्म। (२) शोभा । (३) 
तैयारी, उपक्रम । (४) ठाठट । 

सजावना, सजावनो--संज्ञा पुं. [हि. सजाना] (१) सजाने 
या अलंकृत करने की क्रिया। उ.--स्फटिक सिंहा- 
सन मध्य राजत हाटक सहित सजावनो--२२८० । 
(२) तेयार या सुप्तज्जित करने को क्रिया । 

क्रि. स. [हि, सजाना] सजाना । 

सजावहु--क्रि. स, [हिं. सजाना] तंयार करो । उ, -- 
बल समेत तन कुसल सूर प्रभु हरि आये आरती क्षात- 
बहु--१० उ, २३ । 

सजि--क्रि. अ. [हिं. सजाना) (१) अस्त्रशस्त्र से सज्जित 
या प्रस्तुत होकर । उ.- ब्रज पर सजि पावस दल 
आयौ--२८१९ । (२) धारण करके । उ.--घन तन 
दिव्य कवच सजि--९-१५५ । (३) अलंकृत होकर । 
उ.--अंग सुभग सजि हल मधु मूंरति--१०-४९ । , 
(४) सजाकर, तेयार करके । उ,-अगम सिंधु जत- 
ननि सजि नौका हठि क्रम भार भरत--१-५५। 

सजियो-क्रि. स. [हि. सजाना] (सप्रेम या सरुचि) रखो 
या डाली जाय। उ.--नाहिन मीन जीवत जल बाहर 
गो धुत मैं सजियो--३ १४७ । 

सजी--क्रि. अ. [हिं. सजना] (१) (अस्त्र-शस्त्र से सज्जित 
होकर) प्रस्तुत हुई । उ.---जानि कठिन कलिकाल 
कुटिल नृप संग सजी अघ-संनी--९-११ । (२) संबद्ध 
को, सुशोभित की । उ.--मुरली अधर सजी बलबीर 
>--६५५॥ 

सजीब--वि. [सं. सजीव] (१) जिसमें प्राण हो । (२) 
ओजयुक्त, ओजस्वी । 

सजीला--[हिं. सजना-+ईला] (१) सजधज से रहने- 
वाला, छेल-छबीला । (२) सुन्दर, सुडौल । 

सजीव--वि. [सं.] (१) जिसमें प्राण या जीवन हो । (२) 
जिसमें ओज या तेज .हो । (३) जो बहुत तेज या 
फुर्तीला हो । 

'संज्ञा पुं. प्राणी, जीवधारी । 
सजीवता--संज्ञा स्त्री. [सं.] सजीव होने का भाव | 


[ १६५२ |] 


सजीवन, सजीवनि, सजीवनी--संज्ञा स्त्री, [सं, संजी- 
वन, हि. संजीवनी] (१) संजीवनो नामक बटी जो मरे 
हुए को भी जिलानेवाली कही जाती है । उ,-- सूरदास 
मनु जरी सजीवनि श्री रघुनाथ पठाई--९-८० । (२) 
- “वह व्यक्ति या पदार्थ जो संजीवनी के समान प्राण या 
जीवनदाता हो । उ.---कोउ कोउ उबरथौ साधु-संग 
. .. जिन स्याम-सजीवब्नि पायौ +रे२ । 
सजीवनमूर, सजीवनमूरी, सजीवनमूल, सजीवनमूली, 
सजीवनिमूर, सजीवनिमूरी, सजीवनिमूल, सजी- 
. बनिमूली - संज्ञा स्त्री, [हिं. संजीवनी +मूल] (१) 
संजीवनी नामक बूटी जो मृतकों को भी जिलानेवालो 
मानी जाती है। (२) अलंत प्रिय व्यक्ति या वस्तु। 
: संजीवनी मंत्र--संज्ञा पुं. [सं, संजीवन-मंत्र] (१) वह 
(कल्पित) मंत्र जो मृतक को भी जिला लेनेवाला माना 
जाता है । (२) वह मंत्र जिससे कोई कार्य सुगमता से 
. :« हो जाय। 
* सजुग-वि, [हिं. सजग] सचेत, सतके । 

'सजूरी--संज्ञा स्त्री, [देश, या अनु, खजूरी] एक तरह को 
सिठाई ॥ उ.--(क) माधुरि अति सरस सजूरी॥ (ख) 
घेवर मालपुआ मोतिलाड़, सधर सजूरी सरस सँवारी 
-77१०-२२७ । 

सजेया--संज्ञा संत्री. [हि. सजा] अपराध का दंड। 

प्र,-“करों सजेया--अपराध का दंड दूँ। उ.-- 

. आवन तौ घर देहुस्थाम को जैसी करों सजैया-८६२ । 

. सजोना, सज्ञोनो--क्रि, स. [हिं. सजाना] (१) सज्जित 
- करना । (२) सामान इकट्ठा करना । 

सजोयल --वि. [हिं. सेंजोना या सजाना] सजी हुई, ऋम- 
बदूध । उ.---स्थाम घटा गज असन बाजि रथ चित 
बगपाँति सजोयल--२८१९ । 

सज्ज---संज्ञा पुं, [हि. साज] (१) सजावढठ । (२) ठाढ- 
बाट । (३) सामग्री । 

सजब्जन--वि, [सं. सत्‌ +जन] (१) शरीफ, भला। (२) 
अच्छे वंश या कुल का । 

सज्जनता--संज्ञा स्त्री. [सं,] भलमंसी, सौजन्य । 

सज्जनताई--.संज्ञा स्त्री. [सं. सज्जनता] भलसंसी । 

सउता---संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सजाभे की क्रिया या भाव, 


सजावठ । (२) वेश-भूषा । (३) कार्य-विशेष से संबं 
घित साधन या उपकरण । (४) उन साधनों या उप- 
करणों को व्यवस्थित करना । 
संज्ञा स्त्री, [सं, शय्या ] (१) चारपाई, पलंग, शेया । 
उ.--आपुन पौढ़ि अधर सज्जा पर कर-पल्‍्लव पलुटा- 
वति--६५५ । 
! वि, [हिं. सारा] पूरा, साबुत । 
सज्जित--बि, [सं.] (१) स॒जां हुआ, अलंकृत । (२) 
आवश्यक साधनों से युक्त ! 
सज्जी--संज्ञा स्त्री. [सं. सजिका] एक तरह का क्षार । 
वि. स्त्री [हि. सज्जा] पूरी, साबुत । 
सज्जे--वि, बहु. [हिं. सज्जा -- पूरा] पूरे, साबुत । 
सज्ञान--वि. [सं.] (१) ज्ञानवान । (२) चतुर, सयाना । 
(३) विवेकयुक्त, बुद्धिमान । 
सज्या---संज्ञा स्त्री, [सं, सज्जा] (१) सजधज, सजावट । 
(२) वेश-भूषा । 


संज्ञा स्त्री, [सं, शय्या] पलेंग, शेया | उ, - भीषम- 


सर-सज्या पर परचौ--१-१७६ । 

सट--संज्ञा पुं. [सं,] जढा । 

सटक---संज्ञा स्त्री, [अनु, सट] (१) सटकने की क्रिया । 
(२) धीरे से या चुपचाप चल देना। (३) पतली 
छड़ी । (४) हुक्का पीने की लचीली नली ना नेचा । 

सटकन--संज्ञा स्त्री, [हि. सटकना] सटकने या चुपचाप 
चंपत होने को क्रिया । 

सटकना, सटकनो--क्रि, अ, [अनु. सट] धीरे से खिसक 
जाना या चंपत हो जाना । 

क्रि, स. अन्न की बालों से अनाज निकालने के लिए 

उन्हें कूटना-पीटना । 

सटकाना, सटकानो--क्रि, स. [हिं. सटकना] (१) छड़ी 
या कोड़े से 'सट' शब्द करते हुए सारना । (२) 'सट- 
सठ' करते हुए हुक्का पीना । 

सटकार--संज्ञा स्त्री, [अनु, सट] (१) सटकने, भटकने या 
फटकारने की क्रिया या भाव। (२) पशुओं को हाँकने 
की क्रिया | उ, --सारथी पाय रुख दये सटकार हय 
द्वारकापुरी जब निकट आई--१० उ.१५६ | 

सटकारना,, सटकारनो--क्रि, स, [हिं. सटकार] (१) 


[ १६५४३ )] 


पतली छड़ी या कोड़े से 'सटसट' दाब्द करते हुए 
सारना। (२) भटकारना । (३) पशुओं को हाँकना । 
सटकारा--वि. [अनु.] चिकने और लंबे (बाल) । 
सटकारी--.संज्ञा स्त्री, [हि. सटकार ] पतली-लंबी छड़ी । 
सटकि--क्रि, अ. [हिं. सटकना ).धीरे से चंपत होकर, चुप- 
चाप खिसककर । ्ँ 
प्र ०--गयौ सटकि--चुपचाप या घोरे से खिसक 
घमया । उ.--असुर यह घात तकि गयौ रन ते सटकि 
“-ै० उ-न३५॥ 
सटका--संज्ञा पुं, [अनु. सट] दौड़, भपट । 
मुहा,--सटकका मारना--दौड़ या भपट कर चले 
जाना । लि 
सटना, सटनो--क्रि. अ, [सं. स-स्था] (१) दो चीजों 
का इस प्रकार एक में सिलना या लगना कि दोनों 
पाइवे या तल एक दूसरे से लग जायें। (२) चिपकना। 
(३) साथ होना, मिलना । 
सटपट--संज्ञा स्त्री. [अनु.] (१) इधर-उधर की या व्यर्थ 
की बातें या काम । (२) शील, संकोच । (३) दुबिधा, 
असमंजस । (४) डर, भय । (५) सटपढाने को क्रिया, 
घबराहट, चकपकाहठ । 
सटपटाना, सटपढानो--क्रि, अ. [अनु.] (१) 'सटपरट' 
की ध्वनि होना । (२) घबराना । 
सटर-पटर--वि. [अंनु. सटपट] छोटा-मोटा, ठुच्छ या व्यर्थ 
का (काम) । 
संज्ञा स्त्री, (१) झंकट या उलभन का काम । (२) 
तुच्छ या व्यर्थ का काम । 
सटसट--क्रि, वि. [अनु,] (१) 'सठ' शब्द के साथ, सटा- 
सठ । (२) शो्न, तुरंत । 
सटा--संज्ञा स्त्री. [सं. सट या हि, जटा] (१) घोड़े या 
शेर को गरदन के बाल, अयाल, केसर । (२) जटा । 
(३) चोटी, शिखा । 
सटाक--संज्ञा पुं. [अनु.] 'सट' शब्द । 
सटान---संज्ञा स्त्री. [हि. सटना] (१) सटने की क्रिया या 
भाव । (२) सठने या मिलने का जोड़ । 
सटाना, सटानो - क्रि, स. [हिं. सटना] (१) दो चीजों को 
इतने समीप करना कि उनका तल या पादवे परस्पर 


सिल जाय । (२) सिलाना, जोड़ना, चिपकानां | 
सटाय--वि, [देश.] घटिया, खराब । 
सटाल--संज्ञा पुं. [सं.] सिंह, केसरी । 
सटियल - वि. [हि. सड़ियल (अनु.)] घटिया, खराब । 
सटिया--संज्ञा स्त्री, [हि. सटाना] (१) गुप्त रूप से कचक 
या षड्यंत्र रचकर किसो को अपनी ओर मिलाने की 
क्रिया । उ.--उनहूँ जाइ सौंह दे बूझौ, मैं करि पठयौ 
सट्या--१-१९२ । (२) एक तरह की चूड़ी । 
संज्ञा स्त्री, [हि. साँटी] पतली छड़ी । 
सटीक--वि, [सं.] जिसमें (मूल के साथ) टीका-व्यारूं:: 
भीहो। प 
वि. [हिं. ठीक] जैसा चाहिए ठीक बसा ही । 
सद्टा--संज्ञा पुं. [देश, ] (१) इकरारनामा । (२) खरीद- 
बिक्री का वह प्रकार जो केवल तेजी-मंदी के विचार से 
अतिरिक्त लाभ के लिए होता है। 
संज्ञा पुं. [हि, हाट या सट्टी] हाट, बाजार । 
सद्टा-बट्टा--संज्ञा पुं, [हिं. सटना-+भअनु, बढ्टा] (१) 
हेलमेल (२) अनुचित- संबंध । (३) चालबाजी । 
मुहा,--सट्ठा-बट्टा लड़ाना--कार्य-सिद्धि के लिए 
अनुचित चाल चलना । 
सट्टी--संज्ञा स्त्री. [हिं. हटूटी] हाट, बाजार । 


मुहा.--सट्टी मचाना-हाठ-बाजार जैसा शोर * 


करना । सट्टी लगाना--बहुत सी चीजों इधर-उधर 
बिखरा या फंला देना । 
सठ - वि. [सं, शठ ] (१) मूर्ख, बुद्धिहीन। उ,--(क) इते 
मान यह सूर महासठ हरि-नग, बदलि विषथ-बिष 
आनत--१-१ १४ | (ख) रे सठ, बिन गोंविंद सुख नाहीं 
--१-३२३ । (२) दुष्ट । 
सठई--संज्ञा स्त्री, [हिं. सठ] (१) दुष्टता । (२) मूर्ख ता । 
सठता--संज्ञा स्त्री. [हि. सठ] (१) मूर्खता। (२) शठता 
सठमति--वि, [सं, शठ-मति] (१) मूर्ख | (२) दुष्ट । 
सठियाना, सठियानो--क्रि. अ, [हिं., सा5--इयाना 


(प्रत्य)] (१) साठ वर्ष का होना । (२) बुड़ढ़ा होना | , 


(३) बढ़ा हो जाने से विवेक का कम हो जाना, बूढ़ा 
होकर बुद्धि खो-बेठना । 
सड़क--संज्ञा स्त्री, [अ, शरक़ ] चौड़ा सार्ग, स्जपथ । * 


/ 


#) 








| १६५४ | 


सडन--संज्ञा स्त्री. [हिं. सड़ता] सड़ने (विकार और दुर्ग थ 
आने) की क्रिया या भाव । 
सडना - क्रि, अ. [हि. सड़त] (१) किसी पदार्थ में विकार 
और दुर्गेंध आने लगना । (२) पानी मिले पदार्थ में 
खमीर उठना या आना । (३) बुरी, गिरी हुई या हीन 
दशा में रहना । रँ 
सड्सठ--संज्ञा पुं. [हि. सड़े (सात) + साठ] बह्‌ संख्या 
जो साठ से सात अधिक हो । 
सडाना--क्रि. स. [हिं. सड़ना] (१) किसी पदार्थ सें विकार 
और दुर्भध आने तक डाल रखना । (२) पानी मिले 
पदार्थ में खमीर उठाना। (३) बुरी या हीन दशा 
में डाल रखना । 
सडायँध-- संज्ञा स्त्री. [हि. सड़न-+गंध] किसी चीज के 
सड़ने पर उसमें से आनेवाली दुर्गंध । 
सडाव--संज्ञा. पुं. [हिं. सड़ना] सड़ने की क्रिया या भाव। 
सड़ासड - क्रि, वि. [अनु. सड़ ] ( १) 'सड़सड़' शब्द के 
साथ । (२) बहुत जल्दी-जल्दी । 
सडियल--वि. [हिं, सड़ना +-इयल (प्रत्य.)| (१) सड़ा- 
गला । (२) रद्दी, खराब । (३) तुच्छ, निकम्मा । 
सत--वि. [सं. सत्‌] (१) सत्य। उ.---(क) भीषम पर- 
तिज्ञा सत भाषी--५६९ । (ख) आध पैड़ बसुधा दे 
राजा, नातरु चलि सत हारी--5-१४। (२) साधु, 
सज्जन । (३) नित्य, स्थायी । (४) शुद्ध, पवित्र । (५) 
श्रेष्ठ, उत्तम । 
संज्ञा पूं, (१) सत्यतापूर्ण धर्म या आचरण । उ.-+ 
(क) सतजुग सत त्रेता तप कीजे द्वापर पूजा चारि-- 
२-२ । (ख) सत-संजम तीरथ-ब्रत कीन्‍्हैं--१०-१६॥। 
मुहा.--सत पर चढ़ना-पति के मृत शरीर के 
साथ पत्नी का सती होना । सत पर रहना (से न 
हटना)--षतिब्रता रहना । सत न टरई--सदा पाति- 
ब्रत-धर्म का आचरण करेगी, सती रहेगी, उसका 
पातिब्रत धर्म दृढ़ और अटल रहेगा। उ.-- श्री रघुनाथ- 
प्रताप पतिब्रत सीता सत न टरई -- ९-७८ । 
(२) भक्ति का एक रूप । उ.--माता, भक्ति चारि 
परकार । सत रज तम ग्रुत सुदधा सार-+-३-१३ । 
संज्ञा पुं. [सं. सत्व] (१) प्रकृति के तीन गुणों में 


एक जो सबसे उत्तम हे और जिसके लक्षण ज्ञान, 
शांति, शुद्धता ओदि हैं । (२) भूल तत्व, सार भाग । 
(३) जीवनी शक्ति । 
वि, [सं. शत] सौ । उ.-- (क) सत-सत अघ प्रति 
रोपमनि-- १-१९२ ।, (ख) धन्य सूर एकौ पल ईहिं सुख 
का सत कल्प जिएँ-- १०-९९ । 
वि. [हिं. सात] (१) 'सात' का संक्षिप्त रूप जो 
यौगिक शब्दों के आरंभ में प्रयुक्त होता हैं। (२) 
सात, जो संख्या में सात हो । 
घतएँ--अव्य, [हिं, सात] (जन्मकुंडली के) सातवें घर या 
स्थान में । उ.-- ऊँच नीच जुव॒ती बहु करिहैं सं... 
राहु परे हैं--- १०-८६ 
सतकार--संज्ञा पुं. [सं, सत्कार] आदर-सम्मान । 
सतकारना, सतकारनो--क्रि, स. [सं, सत्कार+ना] 
आदर-सत्कार करना । 
सतगुरु--संज्ञा पुं, [सं, सत्‌ + गुर ] (१) सच्चा और उत्तम 
गुरु या दीक्षक । उ,-- (क) सतगुरु कौ उपदेस हृदय .. 
धरि जिनि भ्रम सकल निवारचौ--१-३३६ | (लव) 
सब्दाह सब्द भयौ उजियारौ, सतगुरु भेद बतायौ-- 
४-१३॥। (ग) सतगुरु-क॒पा-प्रसाद कछुक तातें कहि आवे 
--४९२। (घ) माथे नहीं महावत सतगुरु अंकुस ध्यान 
कर टूटो--३४० १ । (२) परमात्मा । 
सतजुग--संज्ञा पुं. [सं. सत्ययुग] चार यूगों में पहला 
जिसे 'कृत युग' भी कहते हूँ । पुष्य और सत्यता की 
अधिकता के कारण यह युग सर्व-श्रेष्ठ माना जाता है । 
उ.--(क) सतजुग लाख बरस की आइ--१-२३० । 
(ख) सतजुग सत त्रेता तप कीजे द्वापर पूजा चारि-- 
रन्‍२। 
सतत--अब्य. [सं, | सदा, निरंतर। उ,--नैन चकोर सतत 
दरसन ससिकर अरचत अभिराम--२-१२ । 
सततगति--संज्ञा पुं. [सं,] हवा, वायु । 
सतदल--संज्ञा पूं. [सं, शतदल (सौ दलवावा)] कमल 
उ.--केनकबेलि सतदल सर मंडित हृद तर लता लबंग 
२३२७ । 
संतनजा--संज्ञा पुं. [हिं. सात + अनाज_] बहू मिश्रण जिसमें 
सात तरह के अनाज हों । 





[| (१६५५ | 


संतपतिया--वि. [हि. सात -+- पति] (१) जिसके सात पति 
हों । (२) व्यभिचारिणो । 

सतपदी--संज्ञा स्त्री, [सं, सप्तपदी] भाँवर, भेंवरी । 

सतपात--संज्ञा पुं. [सं. झतपत्र] कमल । 

सतफेरा---संज्ञा पुं, [हि. सात+ फेरा] भाँवर, भेंवरी । 

सतृभाई--क्रि, वि. [सं. संहभाव] सच्चे या अच्छे भाव 
से । उ,--जूठनि की कछु संक ने मानी बिदा किए सत 
भाई-- १-१३ | 

सतभाएँ--क्रि. वि, [सं. सदृभाव] (१) अच्छे भाव से । 
(२) सच्चाई के साथ, सत्यतापूर्वक । 

सतभामा--संज्ञा स्त्री, [सं, सत्यभांमा] सत्यभासा जो 
श्रीकृष्ण की एक पटरानी थी । उ.-- सतभामा करि 
सोक पिता को जदुपति पाप्त सिधाई--१० उ.-२७। 

सतभाय, सतभाव--संज्ञा पुं. [सं. सद्भाव] (१) अच्छा 
भाव। (२) सोधापन । (३) सच्चापन, सच्चाई । उ. 
--हँसत कहत कीधों सतभाव--१२४० । 

क्रि वि, (१) अच्छे भाव से । (२) सच्चाई के साथ । 


सतभौरी- संज्ञा स्त्री. [हिं. सात +- भेंवरी ] भाँवर, भेंवरी। 


सतम--वि. [सं, शत] सौवाँ । उ,--रिपिति कहचौ, तुब 
सतम जज्ञ आरंभ लखि इंद्र कौ राज-हित केंप्यौ हीयों 
#“8४»१६९-॥ 
संतमख-वि. [सं. शत-+ मख_] सौ यज्ञ करनेवाला । 
संज्ञा पूं. देवराज इन्द्र । 
सतमासा--वि. [हि. सात + मास] सातवें महीने जन्मने- 
वाला (शिशु) । 
संज्ञा पुं. बह रसम जो शिशु के गर्भ में आने पर 
सातवें महीने की जाती है। | ह 
संतयुग--संज्ञा पुं. [सं. सत्ययुग_] चार युगों में पहला जो 
'कृतयुग' भी कहलाता है । प्रुण्य और सत्य की अधि- 
कता के कारण यह युग अन्य तीनों युगों से श्रेष्ठ समझा 
जाता है । 
. सत्तरंग, सतरंगा वि. [हि. सात-+रंग] जिसमें सात रंग 
हों, सात रंगवाला । 
संज्ञा पुं. इच्रधनुष । 
सतरंज--संज्ञा स्त्री, [फ़ा, शतरंज | एक प्रसिद्ध खेल । 
संतरं--संज्ञा स्त्री. [अ, ] (१) लकोर, रेखा । (२) कतार, 


पंक्ित, अवली । 
वि. (१) टेढ़ा, बक्ष । (२) कुपित, ऋुदूध । उ,-- 
(क) हमश्नों सतर होत सूरज प्रभु कमल देहु अब जाइ 
--५३७ । (ख) कहा हमारौ मन यह राखे अरु हमहीं 
पर सतर गई--१२६७ । (ग) सतर होति काहे को 
माई--प. ३२३ (२७) । 
क्रि, वि. [सं, सत्वर] जल्दी से । 

सतरह--संज्ञा पुं. [हि. सत्त रह] (१) बह संख्या जो दस से 
सात अधिक हो । (२) सत्तरह की संख्या जो अष्टांग 
योग और नव्धा भक्ति की सूचक मानी जाती है । 
अथवा पासे के खेल का वह बाँव जिसमें दो छक्के ओर 
एक पंजा साथ-साथ पड़ते हें । उ,--राखि सतरह 
सुनि अठारह चोर पाँचों मारि--- १-३०९ । 

सतराइ--क्रि, अ, [हिं. सतराना] क्रोध करके, कुपित 
होकर । उ,--लाज नहीं तुम आवई बोलत जब सत- 
राइ--११३३ | 

सतराई---संज्ञा स्त्री. [सं. शत्रु +आई] दुश्मनी, शत्रुता । 
उ.-कोउ कहै होई करम दुखदाता । सो तौ मैं न 
कीन्ह सतराई । 

सतरात--क्रि, अ. [हिं, सतराना] कोप या क्रोध करता 
है । उ.--(क) काहे को सतरात, बात में साँची भाषत 
--१०१८ । (ख) आदि-बुन्यादि सबे हम जानति काहे 
को सतरात--११२४ । (ग) सुनहु सखी सतरात इते 
पर हम पर भौहैं तानत--पू, ३२८ (७७) । 

सतराति- क्रि. अ. स्त्री. [हिं. सतराना] कोप या क्रोध 
करती हो (हूँ)। उ,--(क) धन तुम लिए फिरति हौ, 
दान देत सतराति--१०३६। (ख) नित ही, नित 
बूझति ये मोसों में इत पर सतराति--१६१३ । (ग) 
बहियाँ गहत सतराति कौन पर--२०४७ | 

सतराना, सतरानो-क्रि, अ. [हिं. सतर] (१) कुढ़ना, 
चिढ़ना । (२) कोप या क्रोध करना । | 

सततरानी--क्रि. अ, स्त्री. [हिं. सतराना] कुपित या ऋुद्ध 
हुई । उ.--जाइ करीौ हाँ बोध सबनि को मोपर कत 
सतरानी--१८५३ । ५ 

सतराने - क्रि, अ. [हि, सतराना] कुपित या ऋुद्ध हुए । 
उ,--तुमहि उलटि हम पर सतराने--११३६ । 


१६५६ 


संतराहुए--संज्ञा स्त्री, [हि. सतराना-- हट ] (१) चिढ़, 
कुढ़त । (२) गुस्सा, कोप, क्रोध । 
सतरौहॉ--वि. [हिं. सतराता] (१) कुद्ध, कुपित । (२) 
कोप या क्रोध-सूचक । 
सतके - वि. [सं.] (१) तकंयुक्त । (२) सचेत । 
सतर्कता--संज्ञा स्त्री. [सं.] सावधानी । 
घतर्पना, सतर्पनौ--क्रि, स. [सं- सतर्पंण] भलो-भाँति 
तुष्ठ या तृप्त करना । ः 
सतलज--संज्ञा स्त्री, [सं. शत्रु | शतुद्र नदी जो पंजाब की 
पाँच प्रसिद्ध नदियों सें एक है । 
सतलड़ा-वि, [हि. सात + लड़] जिसमें सात लड़ें हों । 
संज्ञा पुं. हार जिसमें सात लड़ें हों । 
सतलड़ी--वि. स्त्री, [हि. सात+ लड़ी] जिसमें सात 
लड़ियाँ हों । 
संज्ञा स्त्री. सात लड़ियों की माला । 


सतबंती, सतव॒ती--वि. स्त्री. [हिं. सत्य+-वंती] सती, _ 


पतिन्नता । 
सतसंग--संज्ञा पुं. [सं. सत्संग] भली संगत, साधु-सज्जनों 
का साथ । उ.--सुनि सतसंग होत जिय आलस, बिष- 
थिनि संग बिसरामी--१-१४८ । 
सतसंगति--संज्ञा स्त्री. [सं, सत+ हि. संगत भलो संगत, 
साधु-सज्जनों का साथ, सत्संग । उ.-- अजहूँ मूढ़ करो 
सतसंगति, संतनि मैं कछु पैहै-- १-८६ । 
सतसंगी--वि. [सं. सत्संगी] सत्संग करनेवाला । 
सतसई - संज्ञा स्त्री, [हिं. सात- सं, शती] (१) एक हो 
तरह को सात सौ चीजों का समूह । (२) वह ग्रंथ 
जिसमें सात सो छंदों (विशेषतया दोहों) का संग्रह हो । 
सतसठ---वि, [हिं. सात-+ साठ | सड़सठ । 
सत-सार--संज्ञा पुं. [सं. सत्य+सार] (१) सार-तत्व। 
(२) प्राण या जीवन शक्ति । उ.---निसा निमेष कपाट 
लगे|बिनु ससि मूषत सत-सार--२ ४८८८ । 
सतह---.संज्ञा स्त्री. [अ.] वस्तु का ऊपरी तल । 
पतहत्तर---संज्ञा पुं. [सं, सप्तसप्तति, पा. सत्तसत्तति, प्रा, 
सत्तहत्तरि] सत्तर से सात अधिक को संरुया ॥ 
संतहरा--वि. [सं. सत्व+हि. हारना] जिसने सत्य (हार- 
कर) छोड़ दिया हो । 


सतांग--संज्ञा पुं. [सं, शतांग] रथ, याने । 

सर्ताए--क्रि, स. [हिं, सताना] पीड़ित किया (फियें)। 
उ.--(क) राज-धर्म सुनि इहै सूर जिहि प्रजा न जाहिं 
सताए---३३-६३ । (ख) सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन 
बिना मदन की ताप सताए--३३८३ । ५ 

सतानंद्‌--संज्ञा पुं, [सं.] राजा जनक के पुरोहित जो गौतम 
ऋषि के पुत्र थे । 

सताना, सतानो-- क्रि. स, [सं, संतापन, प्रा. संतावन ] तंग 
करना, कष्ट या दुख देना । 

सतायो, सतायौ--क्रि. स. [हिं. सताना] पीड़ित किया, 
दुख दिया । उ,--(क) दुरवासा अँबरीष सतायौ-- , 
३८ । (ख) कह्मौं सुरनि, तुम रिपिहिं सतायौ, तातैं 
कर रहि गयौ उचायौ--९-३ । (ग) इन नैननि मोहि 
बहुत सतायौ. पृ. ३२२ (१३)। ह 

सतावत--क्रि. स. [हिं. सतावना] कष्ट देता या पीड़ित 
करता है, डुख देता है । 3,.--ऊधौ, इतने मोहि 
सतावत--३०-७६ । 

सतावति--क्रि. स. [हिं. सतावना] कष्ट देती है । उ.-- 
प्रभु तुव माया मोहि सतावति--१-२२६ । 

सतावना, सतावनो--क्रि, स, [हिं, सताना] तंग करना, 
दुख या संताप देना । 

सतावे--क्रि. स. [हिं. सतावना] दुख या संताप देता है । 
उ,- चाहिनें ताथ जिय सोच वल-धरनि को, मरन सें' 
अधिक यह दुख सतावै--१० उ.-५० । 

सति--संज्ञा पुं. [सं, सत्य] सत्य । 

सतिभाइ--क्रि, वि, [सं, सत्य+ भाव] सद भाव से । उ. 
-- पवनपुत्र बोल्यौ सतिभाइ-- ९-१५५ । 

सतिभाउ, सतिभाऊ- क्रि, वि. [सं.डेसत्य-+ भाव] सब्‌- 
भावना के साथ । उ,-- की तू कहति बात हँसि मोसों 
की बूझति सतिभाऊ--१२६० । 

सतिभाएँ, सतिभायें--क्रि. वि, [सं, सत्य + भाव] सद्‌- 
भावना से । 3.--(क) पूछे समाचार सतिभाएँ--१- 
२८५४ । (ख) सुख सजनी सतिभायें सँवारी-- १० उ, 

३२९१। 

सती--वि, स्त्री, [सं.] (१)पति के अतिरिक्त किसी अन्य 

पुरुष का पतिभाव से ध्यान न करनेबाली, पतिक्षता, 





[ १६५७ ] 


साध्बी । उ,--सूरदास स्वामी सौं बिमुख हल सती 
कैसे भोग--१-३२१। (२) पति के शव के साथ अथवा 
उसके मरने पर किसी भी अन्य प्रकार से प्राण त्याग 
देनेवाली (स्त्री)। 

'._> संज्ञा स्त्री. (१) वक्ष प्रजापति की कन्या जो शिवजी 
को ब्याही थी । उ.--(क) सती दंच्छ की पुत्री भई। 
दच्छ सो महादेव कौं दरँ--.४-५ | 

वि. पुं, [सं. सत--ई] सच्चा, सत्यनिष्ठ। उ.-- 

जती सती तापस आराधैं--१-२६३ । 

सतीचौरा--संज्ञा पुं. [सं, सती-+चौरा] वह चबूतरा या 
बेदी जो किसो पतिब्रता के सतो होने के स्थान पर, 
उसको स्मृति में, बनाया जाता है । दे 

सतीत्व--संज्ञा पुं. [सं.] सती हीने का भाव, पातित्नत । 

सतीपन--संज्ञा पुं. [सं, सती,-+पन (प्रत्य.)] सतीत्व, 
पातिव्त धर्म । 

सतुआ---संज्ञा पुं. [हि. सत्तू ] सत्त्‌ 

सतून--संज्ञा पुं, [फ़ा. सुतून] खंभा, स्तंभ । 

सतूना -संज्ञा पुं. [हिं. सतून] बाज की वह ऋपट जिसमें 
बह शिकार के ठीक ऊपर से एक बारगी उस पर टूढ 
पड़ता है । 

सतृष्णु--वि. [सं.] जिसमें तृष्णा हो । 

सतोखना, सतोखनो--क्रि. स. [सं. सतोषण] (१) प्रसन्न 

या संतुष्ट करना । (२) धैर्य या सांत्वना देना । 
सतोगुणु--संज्ञा पुं. [सं. सत्वगुण] प्रकृति के तोन गुणों 
में सर्वोत्तम जो सत्कायों को ओर प्रवृत्त करता है । 
सतोगुणी--वि. [हिं, सतोगुण] जो सत्वगुण से युक्त हो, 
सात्विक । 
सतौसर--वि. [सं, सप्तसृक] सतलड़ा । 
सत्‌--संज्ञा पुं. [सं,] सत्यतापूर्ण धर्म । 
वि, [सं, शत] सौ । 
संज्ञा पुं. [सं, सत्व] (१) किसी पदार्थ का मूल तत्व, 
सार भाग । (२) जीवनी शक्ति । 


सत्कर्ता--वि, [सं. सत्कत्‌' ] (१) अच्छा कार्य या सके 


करनेवाला । (२) सत्कार करनेवाला । 
सत्करम-संज्ञा पुं. [सं, सत्कर्मन्‌] (१) अच्छा काम । (२) 
पुण्य, धर्मकाय । (३) अच्छा संस्कार । 


सत्कार--संज्ञा पुं, [सं.] (१) आनेवाले का आदर-सस्मान । 
उ.--सूरदास सत्कार किएँ तैं ता कछु घट तुम्हारौ-- 
१-२१५ | (२) धन आदि भेंट देकर किया जानेवाला 
आदर-सम्मान । (३) आतिथ्य । 
सत्कारक--वि, [सं.] सत्कार करनेवाला । 
सत्काये--संज्ञा पं. [सं. सत्कारय्य] उत्तम कार्य । 
सत्काय्ये--वि. [सं.] (१) सत्कार करने योग्य । (२) 
जिसका सत्कार करना हो । (३) जिस (मृतक) का 
क्रिया-कर्म करना हो । 
संज्ञा पुं. उत्तम कार्य । 
सत्काय्येवाद--संज्ञा पुं. [सं..बह दार्शनिक सिद्धांत जिसके 
अनुसार इस जगत की उत्पत्ति किसी मूल सत्ता से. 
मानी जाती है । . 
सत्कीर्ति--संज्ञा स्त्री, [सं, सत्कीत्ति ] उत्तम कीति। - 
सत्कुल--संज्ञा पूं, [सं.] उत्तम कूल । 
सत्कृत- वि, [सं.] (१) उत्तम रीति से किया हुआ । (२) 
जिसका आदर-सत्कार किया गया हो । 
संज्ञा पुं. (१) आदर-सत्कार । (२) सत्कर्म । 
सत्कृति -वि, [सं.] सत्कर्मो । 
संज्ञा स्त्री. उत्तम कार्य या कृति । 
सत्क्रिया--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) आदर-सत्कार । (२) 
आतिथ्य । (३) तेयारी । (४) सत्कर्म । 
सत्त--संज्ञा पुं. [सं. सत्व] (१) किसी पदार्थ का सार-भाग 
या तत्व । (२) जीवनी शक्ति । (३) जीव, प्राणी । 
(४) मन॒ष्य । (५) काम की चोज, तत्व । 
सज्ञा पूं. [सं, सत्य] (१) सत्य । उ,--धर्म-सत्त 
मेरे पितु माता--१-१७३ । (२) सतीत्व, पातिन्नत । 
वि. [हि, सात] सात (संख्या) । 
सत्ता--संज्ञा पुं. [सं. सप्तति, प्रा, सत्तरि] साठ और दस 
की संख्या । 
संत्तरह--संज्ञा पुं. [सं, सप्तदश, प्रा, सत्तरह] (१) दस 
ओर सात की संख्या। (२) पासे के खेल का वह दाँव 
जिसमें दो छबके ओर एक पंजा साथ-साथ पड़ते हैं । 
या अष्टांग योग और नवधा भक्ति का योग-सूचक 


अंक । उ.--राखि सत्तरह (सतरह) सुनि अठारह चोर - 
पाँचों मारि---१-३०९ । 





[ १६५८ |] 


सत्ता--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) विद्यमान होने का भाव या 
उसको अवस्था,अस्तित्व । (२) शक्ति, साम्थ्यं ॥ (३) 
अधिकार, प्रभुत्व। - 
मुहा.--सत्ता चलाना या जताना--शक्ति य। अधि 
कार दिखाना या सिद्ध करना । 
संज्ञा पूं. [हिं. सात] ताश का वह पत्ता जिसमें सात 
बूटियाँ हों । ४ 
सत्ताईस--संज्ञा पुं. [सं, सप्तविशति, प्रा. सत्ताईसा] बीस 
और सात की संख्या । 
सत्ताधारी--वि. [सं.] जिसके हाथ में शक्ति, सामर्थ्य या 
अधिकार हो, अधिकारी । 
सत्तानबे--संज्ञा पुं. [सं. सप्तनवति, प्रा. सत्तनवइ] नब्बे 
और सात की संख्या । 
सत्तावन--संज्ञा पुं. [सं, सप्तपंचाशत प्रा, सत्तावन्ना] 
पचास- और सात की संख्या । 
सत्ताशास्त्र--संज्ञा पुं. [सं.] बह दर्शन जिसमें पारमारथिक 
सत्ता का विवेचन हो । 


सत्तासी--वि. [सं, सप्ताशीति, प्रा. सत्तासी | अस्सी और 


सात की संख्या । 

सत्त्‌ -संज्ञा पुं. [सं. सकक्‍तुक्त, प्रा. सत्तुअ] भुने हुए जो, 
चने, लावा आदि का चूर्ण । 

मुहा---सत्तू बाँधकर पीछे पड़ना-- (१) पूरी 

तेयारी के साथ किसी काम को करने में लगना । (२) 
सब काम-धंधा छोड़ कर किसी के विरुद्ध प्रयत्त करना। 

सत्पध--संज्ञा पुं. [सं.] (१) उत्तम सार्ग । (२) उत्तम 
आचार-व्यवहार, सदाचार । (३) श्रेष्ठ सिद्धांत । 

सत्पात्र---संज्ञा पुं. [सं.] (१) श्रेष्ठ और सदाचारी व्यक्ति । 
(२) (कन्या के य्येग्ट) उत्तम वर । (३) दान आदि 
ग्रहण करने के योग्य उत्तम, सदाचारी और धर्सनिष्ठ 
व्यक्ति । 

सत्पुरुष--संज्ञा पुं. [सं,] सदाचारी और सज्जन व्यक्ति । 

' सत्यंकार -संज्ञा पुं [सं.] (१) वादा पूरा करना । (२) 
वादा निश्चित करने के लिए अग्निम दिया जानेवाला 
धन, अग्रिम । 

सत्य--वि, [सं.] (१) जिसके ठीक या यथार्थ होने में किसी 
प्रकार का संदेह न हो | उ.--ज्यों कोउ दुख-सुख 


सपने जोइ, सत्य मानिले ताकौं सोइ--३-१३ । (२) 
जैसा हो या होना चाहिए बसा । (३) असल, यथाथ्थे, 
वास्तविक । उ.--कौन सत्य कछू मम. न पावत--१० 
उन । ॥॒ 
संज्ञा पुं. (१) ठीक बात, यथार्थ या वास्तविक 
तत्व । (२) उचित या धर्म की बात। उ.--सत्य-सील 
सपन्‍न सुमूरति सुर-नर-मुनि भक्तनि भाव--१-६९ । 
(३) पारमाथिक सत्ता जो सदा ज्यों की त्यों रहे । (४) 
ऊपर के सात लोकों में सबसे ऊपरी । (५) चार यूगों 
में प्रथम जिसमें पुण्य और सदाचार की अधिकता 
रहना माना जाता है । (६) प्रतिज्ञा, शपथ । 
सत्यकाम--वि. [सं,] उत्तम, सत्य और सद्‌ बातों को 
कामना रखनेवाला या प्रेमी । 
सत्यत:--अब्य, [सं.] वास्तव में, यथार्थंतः । 
सत्यता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सत्य या यथार्थ होने का 
भाव । (२) नित्यता । 
सत्यधन - वि, [सं.] जिसे सत्य सर्वप्रिय हो । 
सत्यनारायणु--संज्ञा पुं, [सं,] विष्णु का एक नाम या रूप 
जिसकी कथा प्रायः पुणिमा को कही-सुनो जाती हे । 
सत्यपुरुष--संज्ञा. पूं. [सं.] ईश्वर, परमात्मा । 
सत्यप्रतिज्ञ--वि. [सं.] वचन का सच्चा । 
सत्यब्रत--वि. [सं. सत्यव्नत] जिसने सदा सत्य बोलने की 
प्रतिज्ञा या निश्चय फिया हो । 
संज्ञा पुं. एक राजा जिसने 'प्रलय' देखने की कामना 
या अभिलाषा की थी । उ.--सत्यब्रत कहयौ, परले 
दिखायौ--5८-१६ । 
सत्ययुग--संज्ञा पुं. [सं.] चार युगों में पहला जिसे 'कृतयुग' 
भी कहते हैं और जो पुण्य, धर्म तथा सवाचार के 
कारण अन्य तोनों युगों से श्रेष्ठ ससक्ा जाता है। 
सत्ययुगी-- वि. [सं, सत्ययुग] (१) सत्ययुग-संबंधो । (२) 
बहुत प्राचीन । (३) सज्जल, धर्मात्मा । 
सत्यलोक--संज्ञा पूं. [सं.] ऊपर के सात लोकों में सबसे 
' ऊपरी जहाँ ब्रह्मा का निवास कहा गया है । उ.-- 
सत्यलोक जनलोक, तप लोक और महर निज लोक--- 
सारा, २२। 
सत्यवती--वि. स्त्री, [सं.] (१) सच बोलनवालो | (२) . 





[ १६५९ ] 


सत्य-धर्म का पालन करनेवालो । 
संज्ञा स्त्री, (१) 'मत्स्यगंधा' नामक धीवर-फन्या 
जिसके गर्भ से कुमारी अवस्था में ही पराशर ऋषि 
के संयोग से कृष्णद्वपायन या व्यास को उत्पत्ति हुई 
थी । उ,-सत्यवती मच्छोदरि नारी ।” *”” । तहाँ 
प्रासर रिषि चलि आए। बिबस होइ तिंहि के मद 
छाए। रिपि कहचौ है।हि, दान-रति देहि ॥४४/“”४“। 
सत्पवती सराप-भय मानि, रिषि कौ बचन कियौ पर- 
मान |! । व्यासदेव ताके सुत भए---१-२२९ । 
सत्यवादी--वि. [सं. सत्यवादिन्‌] (१) सच बोलनेवाला । 
(२) वचन या धर्म पर दृढ़ रहनेवाला । 
सत्यवान, सत्यवान्‌--वि. [सं. सत्यवत्‌ ] (१) सच बोलने 
वाला । (२) प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहनेवाला । 
संज्ञा पं. शाल्व देश के राजा झुमत्सेन का पुत्र जो 
अत्पायु था; परन्तु जिसको पत्नी ने अपने पातित्रत्य के 
बल से जिसे मृत्योपरांत पुनः जिला लिया था। 
सत्यव्रत--वि. [सं] सत्य बोलने का निशचयो । 
संज्ञा पूं, (१) सत्य बोलने का प्रण, नियम या 
निशचय । (२) एक सूर्यवंशी राजा जिसके तप से प्रसन्न 
होकर परब्रह्म ने उसे दर्शन दिया था । उ.--सत्यब्रत 
राजा रविवंसी पहिलें भए मनु बंस | कीनौ तप बहु 
भाँति परम रुचि प्रगट भए हरि-अंस--सारा.९१ । 
सत्यसंध--वि. [सं.] सत्यप्रतिज्ञ 
संज्ञा पुं, श्रीरामचंद्र का एक नास । 
सत्या--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सच्चाई, सत्यता । (२) व्यास 
की मादा सरस्वती । (३) सीता का एक नाम । 
सत्याग्रह---संज्ञा पुं. [सं.] किसी न्‍्यायपूर्ण बात के लिए 
शांतिपूर्वक आग्रह करना । 
सत्याग्रही --वि. [सं.] किसी न्यायपूर्ण बात के लिए शांति- 
पूर्वक आग्रह करनेबाला । 
सत्याताश, सत्यानास--संज्ञा पुं, [सं. सत्ता + नाश] सटि- 
यामेठ, ध्वंस, सबंनाश । 
सत्यानाशी, सत्यानासी--वि. [हिं. सत्यानाश] सर्वनाश 
करनेवाला । 
सत्र-संज्ञा पुं. [सं.] (१) यज्ञ । (२) घर, गृह । (३) बह 
स्थान जहाँ दीनों को भोजन दिया जाता हो, छेत्र, सदा- 


वर्त । (४) बह काल या समय जिससे एक कार्य निरंतर 
समान गति से चलता रहे । 

सत्रह--वि. [हि. सत्तरह] दस और सात की संख्या का । 
उ,--सत्रह सौ भोजन तहँ आए--३९६ । -' 

सत्राइ, सत्राई--संज्ञा स्त्री. [सं, शत्रुता] दुइमनी, शत्रुता । 
उ.--(क) कोउ कहै सत्रु होइ दुखदाई । सो तौ में न 
कीन्ह सत्राई - १-२९० । (ख) मम सत्राई हिरदेँ आन, 
करिहै वह तेरी अपमान | । सिव कहयौ मेरौं 
नहिं सत्राई--४-५ । (ग) उनकी मन नाहीं सत्राई-- 
९-२५ । 

सल्ाज़ित--संज्ञा पुं. [सं.] एक यादव जिसने सय को 
तपस्या करके स्यमंतक सणि प्राप्त की थी और उसके 
खो जाने पर श्रीकृष्ण को चोरी लगाई थ्री । जब श्री- 
कृष्ण ने जांबवान से युद्ध करके उसको मणि'ला दी : 
तब उसने अपनो पुत्री सत्यभामा का विवाह श्रीकृष्ण 
के साथ कर दिया था। 

सत्रु--संज्ञा पुं. [सं. शत्रु] दुश्मन, झत्रु॥ उ.--(क) सुर- 
अरु असुर कस्यप के पुत्र। आत बिमात आपु में सत्रु 
--३-९ । (ख) सैल-सिला-द्रुम बरषि ब्योम चढ़ि सत्रु- 
समूह सँहारौं--९-१०८॥ (ग) छठएऐं सुक्र तुला के सनि 
जुत सत्रु रहन नहीं पैहैं--१०-८५६ । 

सत्रुघन--संज्ञा पुं. [सं शत्रुघ्त] श्रीराम के सबसे छोटे 
भाई । उ.- नाहीं भरत-सत्रुधन सुंदर जिनसों. चित्त 
लगायौ--९-१४६ । 

सपञ्रुता - संज्ञा स्त्री. [सं. शत्रुता] दुश्मनी, शत्रुता । उ,-- 
पृथु कहचौ, नाथ, मेरे न कछु सत्रुता अरुन कछकामना, 
भक्ति दीजें--४-११। 

सत्रुहुन--संज्ञा पुं. [सं. शत्रुघ्न] श्रीराम के सबसे छोटे 
भाई | उ.-न्‍लछिमन भरत संत्रुहत सुन्दर राजिव- 
लोचन राम---९-२० । 

सत्व--संज्ञा पुं, [सं.] (१) होने का भाव, अस्तित्व । (२) - 
सार, तत्व । (३) आत्मतत्व, चेतन्य । (४) प्राण, 
जीवनी शक्ति । (५) प्रकृति के तीन गगों में एक 
जिसके फलस्वरूप अच्छे कर्मों की ओर ही प्रवृत्ति रहती 
है। (६) जीवधारी, प्राणी । (७) शक्ति, सामंथ्ये । 

सत्वगुणु--संज्ञा पुं. [सं.] वह गुण या प्रकृति जो अच्छे 





[ १६६० 


कर्मों को ओडरु हो प्रवृत्त करे। 

सत्वगुणी--वि. [सं.] जो अच्छे कर्मों की ओर ही प्रवृत्त 
रहे, उत्तम प्रकृतिवाला । ः 

सत्वर-क्रि. वि. [सं,] शीघ्र, तुरंत । उ.--सत्वर सूर 
सहाय करे को रही छितक की बात--३१६५॥। 

सत्संग--संज्ञा पुं. [सं.] (१) साधु-सज्जनों के साथ उठना- 
बेठना, भली संगत ) (२) चह समाज जिसमें धर्मोपदेश 
आदि होते हों । 

सत्संगति--संज्ञा स्त्री. [सं, सत्संग] अच्छी संगत । 

सत्संगी--वि. [हिं. सत्संग] (१) अच्छी संगत में रहने- 
वाला । (२) धर्म-कर्म के आयोजक समाजों में भाग 
लेनवाला । ह 

सत्समागमस--संनज्ञा. पुं. [सं.] भलों का साथ । 

सथ२---संज्ञा स्त्री, [सं, स्थल] भूमि, पृथ्वी । 

सथिया--संज्ञा पुं. [सं. स्वस्तिक, प्रा. सत्थिअ] स्वस्तिक 
चिह्न ((ज्रे) जो मंगल-सूचक और सिद्धिदायक मानां 
जाने के कारण विशेष अवसरों पर कलश, दोवार आदि 
पर बनाया जाता है । 3.--(क) द्वार सथिया देति 
स्थामा सात सींक बनाइ--१०-२६ | (ख) कौरनि 
सथिया चीतति नवनिधि--९०-३२ । (२) देवताओं 
आदि के पद-तल का चिह्न-विशेष । (३) भारतीय ढंग 
का अस्त्र-चिकित्सक । 

सद्‌--अब्य. [सं. सद्य] तुरन्त, तत्काल । उ, करहु कृपा 
अपने जन पर सद--१८२ । 

वि. (१) ताजा । उ.--(क) सद दधि-माखन या 
आनी--१०-१८३ । (ख) माखन-रोठी सद दही जेंवत 
रुचि उपजाय--४३ १ । (२) हाल का, नया, नवीन । 

वि. [सं. सद्‌] अच्छा, बढ़िया, उत्तम । 

संज्ञा स्त्री, [सं, सत्व] आदत, टेव, प्रकृति । 

संज्ञा पु, [सं, सदस ] (१) मंडली, सभा, समिति । 
(२) छोटा मंडप । 

सदई--अव्य, [हि. सदा] सदेव, सर्वदा । 

'सदका--संज्ञा पुं. [अ. सदक: ] (१) खैरात, दान । (२) वह 
वस्तु जो किसी के सिर पर से उतार कर रास्ते या 
चौराहे पर रखी जाय, उतारा, उतारन | (३) वह 
वस्तु जो किसी की कल्याण या संगल-कामना से, उसके 


] ; 


सर पर से उतारकर किसी को दी जाय, निद्दावर । 
उ.--सूरदास प्रभु अपने सदका घर्राह जान हम दीजै 
-+-१०५३॥। 
सदके--वि. [हिं. सदका] निछावर किया हुआ । 
सुहा.--सदके जाऊँ बलि जाऊं, निछावर होऊ । 
सद्गति-- संज्ञा स्त्री, [सं. सदगति] मरने के बादु उत्तम 
.. लोक में जाना । उ.--आज्ञा होइ करों अब सोइ । 
जातें मेरी सदगति होइ--१-३४१। 
वि. [सं. सद्‌-+ गति] सदा चलता रहनेवाला | 
संज्ञा पुं. (१) हवा, वायू । (२) सूर्य । 
सदचारी- वि. [हि. सदाचारी] उत्तम आचरणवाला ' 
वि, ठीक और सत्य । 
सदन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) घर, मकान । उ.--(क) 
बरनों कहा सदन की सोभा बैकुंठहुँ तैं राजे री--१०- 
१२९ । (ख) गहयौ स्याम-कर कर अपने सों लिए 
सदन को आई --२५८७ । (२) आलय, स्थान । उ.-- 
सुनि स्रवन दसबदत, सदन-अभिमान, कै नैत की 
सैन अंगद बुलायौ--९-१२९ । (३) वह स्थान जहाँ 
किसी विषय पर विचार करने या नियय, विधान आदि 
बनाने के लिए सदस्यों या प्रतिनिधियों की बेठक हो । 
(४) ऐसी बंठक में भाग लेनेवालों का समूह । (५) 
एक कसाई का नाम जो प्रसिद्ध हरि-भक्त था । 
वि. [सं. सच्स्‌ | (१) ताजा । (२) नया । 
सदना--संज्ञा पुं. [देश.] एक कसाई का नाम जो प्रसिद्ध 
हरि-भकक्‍त था। 
क्रि, अ, [सं, सदन -- थिराना] छेद से रस-रसकर 
चूना था टपकना । 
सदसा--संज्ञा पुं, [अ. सदम: , मानसिक आघात । 
सदय॒ वि. [सं.] दयालु, दयायुकत । 
संदर- वि, [अ, सद्र |] खास, प्रधान, मुख्य । 
संज्ञा पुं, (१) केंद्रस्थल । (२) सभापति । 
सदर्थना, सदर्थनो--क्रि, स. [सं. समर्थन] समर्थन करना । 
सदसह्विवेक--संज्ञा पुं. [सं.] भले-बुरे का ज्ञान । 
सदसि--संज्ञा स्त्री. [सं. सदस्य] सदस्य या सभ्यों के बेठन 
का स्थान, सभा, समाज । 
सदस्य--संज्ञा पुं. [सं.] सेंबर, सभासद । 








[ १६६१ ] 


संदंस्यंता--संज्ञा स्त्री. [सं,] सदस्य का भाव या पद । 
सदा--अव्य, [सं,] (१) हमेशा, नित्य, सदेव | उ.-- 
(क) सुमिरत कथा सदा सुखदायक्र--१-८५३ । (ख) 
यह संसार बिषय-बिष-सागर रहत सदा सब घेरे-- 
१-८५ । (२) निरंतर । 
संज्ञा स्त्री, [अ.] (३) गूंज । (२) आवाज, ध्वनि । 
(३) पुकार।. ., * 
सदाई--अब्य, [हिं. सदा] नित्य हो सदेव । उ.--(क) 
बिलसत मदन सदाई--६२६ । (ख) प्रभु-पतिब्रत तुम 
करौ सदाई--5८९६ | | 
सदाकत--संज्ञा स्त्री, [अ, सदाक़त_] सच्चाई । 
सदाचरण - संज्ञा पुं. [सं,] अच्छा चाल-चलन । 
सदाचार--संज्ञ। पुं. [सं, | (१) अच्छा आचरण। (२) शिष्ट 
या सज्जनोचित व्यवहार । 
सदाचारिता--संज्ञा स्त्री. [हि. सदाचारी] 'सदाचारी' होने 
का भाव, शिष्ठता । 
सदाचारी--वि. [हि. सदाचार] उत्तम आचरणवाला | 
सदाफर, सदाफल- वि, [सं. सदाफल] जो (वृक्ष) सदा 
फूलता-फलता हो । 
संज्ञा पूं. (१);एक तरह का नौबू। (२) गूलर। 
(३) नारियल । (४) बेल। 
सदाबरत- संज्ञा पुं, [सं. सदावर्त ] वह स्थान जहाँ दीव- 
अनाथों को नित्य भोजन बटता हो । 
सदाबहार--वि, [हि. सदा +फ़ा. बहार] सदा हरा-भरा 
रहनेवाला (वृक्ष) 
सदारत--संज्ञा स्त्री, [अ.] सभापतित्व । 
सदावर्त--संज्ञा पुं. [सं. प्रदाव्रत] (१) वह स्थान जहाँ दोन- 
हीनों को नित्य भोजत बटता हो । (२) बह दान जो 
नित्य दिया जाय । 
सदाशय--वि. [सं,] जिसके भाव उच्च और उदार हों 
सज्जन, शिष्ट, उदार । 
सदाशयता -- संज्ञा स्त्री, [सं,] 'सदाशय' होने का भाव, 
सज्जनता, उदारता । 
सदाशिव, सदासिव--संज्ञा पुं. [सं, सदाशिव] शिव, 
महादेव । उ.--पाइ सुधि मोहिनी की, सदासिव चले 
जाइ भगवान सों कहि सुनाई --5८-१० । 


वि. सदा कल्याण करनेवाला | 
सदासुह्ागिन, सदासुहागिनि, सदासुहागिनी--वि, 
स्त्री, [हि. सदा +-सुहागिनि:] जो (स्त्री) कभी पतिहीन 
या विधवा न हो । 
संज्ञा पुं, वेश्या (परिहास) .। 
सदी--संज्ञा स्त्री, [अ.] (१) शताब्दी । (२) सैंकड़ा । 
सदुपदेश, सदुपदेस--संज्ञा पु. [सं, सदुपदेश] (१) उत्तम 
शिक्षा । (२) अच्छी सलाह । 
सदुपयोग--संज्ञा पुं. [सं. सद्‌ू-+-उपयोग] अच्छी तरह या 
अच्छे काम में उपयोग करना । 
खदूर--संज्ञा पूं. [सं, शार्दूल] शेर, सिंह । 
सह्श, सदस--वि, [सं. सदृश] (१) समान रूप-रंग का, 
अनुरूप । उ.-तड़ित बसन धनस्याम सदूस तन---१- 
६९ । (२) बराबर, तुल्य । 
सच्शता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) अनुरूपता (२) तुल्यता । 
सदेह, सरेहियों-- क्रि, वि. [सं, सदेह] (१) बिया शरीर 
का त्याग किये, सशरीर । (२) (मानव) देह या शरीर : 
धारण करके, प्रत्यक्ष या मूतिमान होकर । उ,-- मानों 
चारि हंस सरवर ते बैठे आइ सदेहियाँ -१-१९। 
सदव -अव्य, [सं,] हमे शा, सर्वदा । 
सदोष--वि. [सं.] (१) जिसमें दोष हो। (२) जिसने 
अपराध किया हो, दोषी । 
सदूगति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) उत्तम अवस्था । (२) 
सरने के बाद अच्छे लोक की प्राप्ति । 
सद्गुण - संज्ञा एुं. [सं.] उत्तम गुण । 
सद्गुणी--बि, [हि. सद्‌गुण] अच्छे गुणवाला । 
सदूगुरु--संज्ञा पुं. [सं,| उत्तम शिक्षक या आचार्य । (२) 
वह धर्मोपदेशक या मंत्रदाता जो शिष्य को भव-बंधन 
से मुक्त कराने में समर्थ हो । (३) परमात्मा । 
सदूप्र थ--संज्ञा पुं. [सं, सत्‌-ग्रंथ] (१) उत्तम शिक्षा 
से युक्त ग्रंथ । (२) वह्‌ धर्मं-ग्रंथ जिसके मनन और 
आचरण से भव-बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा और 
सिद्धि सिले। 
सद्द---.संज्ञा पुं. [सं. शब्द, प्रा. सदुद | शब्द, ध्वनि:। 
अव्य. [सं, सद्य | तुरंत, तत्काल । 
वि. (१) तुरंत का बना, ताजा। (२) हाल का; 





| १६६२ | 


नैया, नवीन । 

सद्धर्म--संज्ञा पु. [सं.] (१) श्रेष्ठ या उत्तम धर्म । (२) 
(भगवान बुद्ध का) बौद्ध धर्म । 

सद्भाव-- संज्ञा पुं. [सं.] (१) प्रेम, हित और शुभचितना 
का भाव । (२) (किसी कार्य के करने सें) सच्चा और 
निष्कपट भाव । (३) मेलजुेल, मंत्री । 

सद्भावना - संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) शुभ या उत्तम भाव । 
(२) प्रेम, हित या संगल का भाव । 

सद्य--संज्ञा पुं. [सं, सद्मत्‌ ] (१) घर, गृह (२) युद्ध । 

सद्र, सद्य:--अब्य, [सं. सद्य] (१) आज ही । (२) अभी, 
इसी समय । (३) तुरंत, शीघ्र । 

वि. अभी का, ताजा । उ.---माखन रोटी सद्य जम्यौ. 

दघि--१०-२१२। 

सद्र[प-वि. [सं,] (१) अच्छे रूपवाला, सुंदर । (२) उत्तम 
आचरणवाला । उ.--साधु-सील सद्रूप पुरुष को अप- 
जस बहु उच्चरतौ--१-२०३। 

संद्र पता--संज्ञा स्त्री. [सं] (१) 'सद्ूप' होने का भाव, 
सुंदरता । (२) सदाचार । 

सद्व॒त्त--वि. [सं,] सदाचारी । 

सद्व॒त्ति--संज्ञा स्त्री, [सं.] सदाचार। 

सदूव्॒त--संज्ञा पुं, [सं.] उत्तम व्रत या निश्चय । 

वि. (१) जिसने उत्तम ब्रत या निएचय किया हो । 

(२) सदाचारौ । 

सद्व्रती--वि. [सं,] (१) उत्तम व्रत या निश्चय करने- 
बाला । (२) सदाचारी । 

संधना-क्रि. अ. [हि, साधना] (१) काम पूरा होना । (२) 
मतलब निकलना। (३) अभ्यस्त होना । (४) गौं पर 
चढ़ना, प्रयोजन-सिद्थि के उपयुक्त या अनुकूल होना। 
(५) निशाना या लक्ष्य ठीक होना । (६) हो सकना। 

संधर--संज्ञा पुं. [सं.] ऊपर का होंठ । 

सधर्मी -वि. [सं, सपर्मिन्‌] (१) समान गुण या विशेषता- 
बाला । (२) तुल्य । ः 

सधवा--वि, [हिं. विधवा का अनु.] जिसका पति जीवित 
हो, सुहाग या सोभाग्यवतो (स्त्री) । 

संधाना--क्रि. स, [हि, साधना] (१) साधने का कार 
दूध्षरे से कराना । (२) सिद्ध या संपन्‍त करना। (३) 


पशु-पक्षियों को कार्य-विशेष के लिए शिक्षित करना 
या सिखलाना। 
सघुक्कड़ी --वि, [हि. साधु +- उककड़ (प्रत्य.)] साधुओं की, 
साधुओं जेसी । 
संज्ञा स्त्री. साधु' होने का भाव, साधुता । 
सधायो, सधायौ--क्रि, स. [हिं. सधाना] साधने को 
. प्रवृत किया । उ---राधा, मौनब्रत किन सधायो-- 
१२६५। 
सधावन---संज्ञा पुं, [हि, सधाना] सधाने या साधने की 
किया था भाव । उ. - पवन सधावत भवन छोड़ावन 
नवल रसाल गोपाल पठायो--२९९९। 
संघूस--क्रि. वि. [सं.] धुएँ, कोहरे या भाष सहित । 
सघे--वि. [हिं. सधना_] खूब सिखा-सिखाया, अच्छी तरह 
सधा हुआ । उ.--कबहुँक सधे अस्व चढ़ि आपुन नाना 
भाँति नचावत--सारा, १९०। 
सध्यो, सध्यौ--क्रि, स. [हिं. सधना] (कार्य) पूरा या 
संपादित हुआ। उ.--सध्यौ नहिं धर्म सुचि सील तप 
ब्रत कछू कहा मुख ले तुम्हें बिने करिए--१-११० । 
सनंक--संज्ञा पुं, [अनु. सनसन] सन्नाटा, नीरबता । 
सन दन--संज्ञा पुं, [सं.] बह्या के चार मानसपुत्रों में एक 
जो कपिल मुनि के पूर्व सांख्य मत के प्रवर्तक थे । उ. 
-- ब्रह्मा ब्रह्मरूप उर धारि । मन सौं प्रगट किए सुत 
चारि। सनक सनंदन सनतकुमार । बहुरि सनातन नामें 
ये चार - ३-६१ े 
सन--संज्ञा पुं. [सं, शण] एक पौधा जिसके रेशों से रस्सी 
और दठाट बनते हैं । उ.--सन और सूत चीर-पाटंबर 
लै लंगूर बँधाए--९-९५। 
प्रत्य, [सं, संग] साथ । 
अव्य, [प्रा. संतो] 'से' विभक्ति का पुराना रूप । 
उ,--(क) बरबस सरम करत हठ हम सन---१६८७। 
(ख) जो कछ भयो तो कहिहाँ तुम सन--२७९२॥ 
(ग) यह रजायसु होत मो सन कहत बदरी जान--१० 
उ.-१०४ । 
संज्ञा स्त्री, [अनु.] वेग से चलने या मिकलने का 
शब्द । 
वि. [हि, संस्त] (१) स्तब्ध। (२) मौन । 








[| १६६३ | 


मुहा,-- जी सन होता--घबरा जाना । 
सनई--संज्ञा स्त्री, [हि, सन] 'सन' को जाति का एक पौधा । 
सनक--संज्ञा स्त्री. [सं. शंक -- खटका ] पागलों की सी धुन, 
भक या प्रवृत्ति । 
मुहा. --सनक चढ़ना (सवार होना)--पागल-जेसी 
धुन या झक होना या चढ़ना । 
संज्ञा पूं. [सं.] ब्रह्मा के चाह मानसपूत्रों में एक । 
उ.- ब्रह्मा ब्रह्मरूप चित धारि। मन सौं प्रगट किए 
सुत चारि। सनक सनंदन सनतकुमार । बहुरि सनातन 
नाम ये चार--३-६ । 
सनकना, सनकनो-क्रि. अ, [हि, सनक] (१) पागल 
होना । (२) पागलों की सनक-जेसा आचरण करना । 
क्रि, आ, [सं, शंक ] शंकित होना, आभास या संकेत 
पाकर चौकन्‍्ना होना । 


क्रि.. अ. [अनु, सनसन] बेग से किसी ओर जाना 


या फेंका जाना । 
सनकाना, सत्तकानो--क्रि. स, [हिं. सनकता] (१) किसी 
को सनककने को प्रवृत्त करना । (२) किसी को आभास 
या संकेत करके सचेत या चोकल्ता करना । 
सनकारना, सनकारनो--क्ति. स. [हिं. सैन-+ करना] 
(१) इच्चारा या संकेत करता । (२) सचेत या साव- 
धान करना । (३) इशारे या संकेत से बुलाना। (४) 
किसी कास«के लिए इशारा करना । 
सनक्रियाना--क्रि. अ. [हिं. सतकाला] पागल या भककी 
हो जाना, पगलाना । 
क्रि. स. [हिं. सनकता] किसी को सनककने में प्रवृत्त 
करना, किसी को पागल कर देना या बनाना। 
क्रि, स. [हिं. सेन] इशारा या संकेत करना । 
सनकषेन--संत्रा पुं. [सं. संकर्षण] श्रीकृष्ण के भाई बल- 
राम का एक नाम्‌ । उ.--जननी मधि सनमुख संक्षन 
. खैंचत कान्ह खस्‍्यौ सिर-चीर--१०-१६१॥। 
सनत, सनतू--संज्ञा पुं. [सं. सनत्‌ | ब्रह्मा । 

' सनतकुमार, सनत्कुमार--संज्ञा पुं. [सं. सनत्कुमार| 
ब्रह्मा के चार मानसपुत्रों में एक। उ--न्रह्मा ब्रह्म- 
रूप चित धारि। मन सौं प्रगट किए सुत चारि। 
सनक सनंदन सनतकुमार । बहुरि सनातन नाम ये 


चार--३-६ । 

सनतसुजात, सनत्सुजात- संज्ञा पुं, 
ब्रह्मा के सात मानसपुत्रों में एक । 

सनद--संज्ञा स्त्री, (अ.] (१) प्रमाण । (२) प्रमाणपत्र । 

सत्तना, सननो-क्रि. अ. [हिं. सानना] (१) लेई जैसा 
गोला होकर मिलना। (२) लेई-जैसी गोली वरतु 
लगना, उससे मिलना या ओतप्रोत होना । (३) लीन 
या लिप्त होना । 

सनव ध---संज्ञा पुं. [सं. संबंध] (१) रिहता । (२) लगाव । 

सनम--संज्ञा पुं. [अ.] प्रियतस । 

सनमान--संज्ञा पूं. [सं, सम्मान] आवर-सत्कार । ७.-- 
पुनि सनमान रिपिन सब कीन्हौ-- १-३४ १्। 

सनमानना, सनमानना--क्रि, स, [सं, सम्मान] आदर- 
सत्कार करना। 

सन्तमुख--अव्य, [सं. सम्मुख] आगे, सामने, समक्ष | उ.--- 
(क) धरि न सकत पग पछमनी सर सतमुख उर लाग 
“ १:३२५ | (ख) सनमुख होइ सूर के स्वामी भक्तनि - 
क्ृपा-तिधान---९-१३४ । 

सनसनाना, सनसनानों क्रि. अ, [अनु, सनसन] 'सन- 
सन' शब्द करते हुए बहना या चलना । 

सनसनाहट--झसंज्ञा पुं, (अनु. सनसन] (१) सनसन करते 
हुए चलन या बहने का शब्द, उसको क्रिया या भाव । 
(२) सनसनी । 

सनसनी -- संज्ञा स्त्री. [अनु. सतसन] (१) शरीर के संबे- 
दन सूत्रों का एक प्रकार का स्पंदन जिसमें कोई अंग 
कुछ देर को जड़-सा होकर 'सनसन' करता जान 
पड़ता है, भनझनाहट, रुनभुनी । (२) अत्यंत भय 
या आइचयपूर्ण स्तब्धता, उत्तेजना या क्षोभ । (३) 
सन्‍्ताठा, नीरबता । 

सना--प्रत्य, [सं. संग] करणकारकीय चिह्न, से, साथ । 

सनादूय “संज्ञा पुं, [सं. सन - दक्षिणा -+ आढ्च] ब्राह्मणों 
का एक वर्ग । 

सनातन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) अत्यंत प्राचीन काल । (२) 
बहुत प्राचीन समय से चला आता हुआ व्यवहार, क्रम 
या परंपरा । (३) ब्रह्मा के चार मानसपुत्रों में एक । 
उ,>-त्रह्मा ब्रह्म रूप उर धारि। मन सौं प्रगठ किए 


[सं. सनत्सुजात] 





[ १६६४ | 


सुत चारि। सनक सनंदन सनत कुमार । बहुरि 
सनातन नाम ये चार--३-६ । 
वि. (१) अत्यंत प्राचीन, अतादि काल का । (२) 
बहुत समय से चला आनेवाला, परंपरागत । (३) सदा 
रहनेवाला, नित्य, शाइवत । उ.-- (क) आदि सनातन 
हरि अविनासी । सदा निरंतर घट-घट वासी-- 
१०-३। (ख) सूरदास “प्रभु ब्रह्म सनातन सुत हित करि 
दोउ लीन्हौ री--१०-९८। 
सनातन धर्म--संज्ञा पुं. [सं.] (१) प्राचीन धर्म । (२) 
परंपरागत धर्म। (३) बतंमान हिंदू धर्म जो परंपरागत 
है और जिसमें पुराण, बहुदेवोपासना, मूर्तिपुजन, तीथ्थे- 
ब्रत आदि माननीय हैं । 
सनातन पुरुष--संज्ञा पुं. [सं.] विष्णु भगवान । 
सनातनी--संज्ञा पुं, [सं. सनातन] (१) प्राचीन या परं- 
परागत धर्म में विश्वास रखनेवाला । (२) वतेमान 
हिंदू धर्म का अनुयायी । 
वि. (१) अत्यंत प्राचीन । (*) परम्परागत । 
सनाथ--वि. [सं.] (१) जिसका कोई रक्षक या स्वामी 
हो । उ,- सूरदास प्रभु कंस-निकंदन देवकि करनि 


सनाथ--२५३४ । (२) अभीष्ठ-प्राप्ति से जिसका. 


अस्तित्व सार्थक या सफल हो गया हो । उ.--भए 
सखि नन सनाथ हमारे--२५६९ । 

सनाथा--वि. स्त्री, [सं, सनाथ] जिसका कोई रक्षक या 
स्वामी हो । उ.--निंदरि मारथो असुर पूतना आदि 
ते धरनि पावन करी भई सनाथा -२६१८। 

सनान- संज्ञा पुं. [सं. स्नान] नहाना, स्नान। उ.-- 
तीरथ कोटि सनान करे फल जैसौं दरसन पावत-- 
२-१७ । 

सनाल--संज्ञा पुं. [हि. सं+ नाल] नाल-सहित | उ,-- 
मनु जुग जलज सुमेर सृ ग ते जाइ मिले सम सर्सिहि 
सनाल--३४५३ । 

सनाह--संज्ञा पुं, [सं, सन्‍ताह] बख्तर, कबच | उ,-- 
(क) बहुत सनाह समर सर बेघे--१-२७८ । (ख) 
मारे मार करत भट दादुर पहिरे बहु बरत सनाह 
+-२८७२६ । 

सनि--संज्ञा पु. [सं. शत्रि, ] सौर जगत का सातवाँ ग्रह जो 


* फलित ज्योतिष में अशुभ और कष्टदायके मारना 
जाता है; परन्तु कुछ ग्रहों से मिलकर अत्यंत सुख 
और लाभदायक भी हो जाता है । 3.--(क) छठाएँ 
सुक्र तुला के सनि जुत सत्रु रहन नहिं पहैं--१०- 
८५६। (ख) मानों गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि 
मिलन तम के गन आए--- १०-१०४। 

अव्य, [हिं. सन] 'से! विभक्ति का एक प्राचीन 
विकृत रूप । 
सनित--वि. [हिं. सनना] सना या मिला हुआ, मिश्चित । 
सनीचर--संज्ञा पुं [सं. शनैश्चर] सौर जगत का सातवाँ 
ग्रह जो फलित ज्योतिष में प्रायः कष्टदायक, १रंतु 
विशेष स्थिति में सुखदायक भी माना जाता हे। 
उ.-कर्म-भवन के ईस सनीचर स्याम बरन तन 
ः ह्हैं-- १०-८६ । 


_ सनीचरी--संज्ञा पुं [हिं. सनीचर] शनि की दशा जिसमें 


दुख, व्याधि आदि की अधिकता रहतो है । 
मुहा, मीत की सतीचरी मीन राशि पर शनि 

की स्थिति की वह दशा जिसके फलस्वरूप राजा, 
प्रजा, सबका सवेनाश होना माना जाता है । 

सनेस, सनेसा--संज्ञ। पुं. [सं, संदेश] संदेश । 

सनेह-- संज्ञा पुं. [सं, स्मेह] (१) बात्सल्य, स्नेह । उ.-- 
ता दिन सूर सहर सब चक्तित सबर सनेह तज़्यौ पितु- 
मात--९-३८। (२) प्रेम, प्रणण । उ.--(क) सुनि 
सनेह कुरंग को स्रवतनि राच्यौं राग - १-३२५॥ (३) 
श्रदूधा, भक्तित । उ.--करि हरि सौं सनेह मन 
साँचौ--१-८३ । (४) प्रेम या आत्मीयता के संबंध । 
उ.--(क) बिछुरत हंस बिरह के सूलनि, झूठे सबे 
सनेह--5० १ । (ख) बिछरति सहति बिरह के सूलनि, 
झूठे सबे सनेह--८९७ । 

सनेहिया- संज्ञा पुं [सं. स्तेही] (१) सिन्र (२) प्रियतम । 

सनेही--वि, [सं. स्नेह] स्नेह या प्रेम करनेबाला । उ.-- 
सूधी प्रीति न जसुदा जाने स्थाम सनेही ग्वैयाँ---३७१। 

संज्ञा पुं. (१) भिन्न । (२) प्रियतस । 

सनेहो--संज्ञा पुं. [सं. स्नेह] प्रेम और आत्मीयता का 
संबंध भी । उ.--सबतनि सनेहो छाँड़िदयौ--१-२९५। 

सने सनै--अब्य, [सं, शने: शनेः] धीरे-घोरे। उ.-- 


[ १६६५ ] 


मेरी भक्त चतुविधि करे । सने सने त सब निस्तरे । 
329032%0 सने सने बिधिलोकहि जाइ--३-१३ | 
सनौो--अव्य. [सं. संग] मिला हुआ, युक्‍त । 
सन--संज्ञा पुं, [अ.] (१) वर्ष । (२) संवत 
सनन्‍न+*-वि. [हिं. सुन्न या अनु.] (१) संज्ञा-शुन्‍्य, जड़, 
निष्चेष्ट । (२) भौचकक्‍्क, स्तब्ध (३) भय से मौन । 
सुहा.--सन्‍्न मारना एकबारगी चुप हो जाना । 
सनन्‍नद--वि. [सं.] (१) बँधा, कसा या जकड़ा हुआ। (२) 
कबच आदि धारण करके तंबयार । (३) उद्यत, प्रस्तुत। 
(४) काम में जुटा हुआ । 
सन्नाटा - संज्ञा पुं. [हिं. सुन्त +- आटा (प्रत्य,.)] (१) किसी 
प्रकार का शब्द न होने की अवस्था, नीरबता। (२) 
निर्जनता । (३) अत्यंत भय या आश्चर्य से निश्चेष्ठता 
या स्तब्धता । 
मुहा.--सन्‍्ताटा छाता( सन्नाठे में आना)--(सबका) 
स्तब्ध रह जाना. . 
(४) खामोशी, चुप्पी, मौन । 
मुहा.--सन्‍्नाटा खींचना (मारना)--उपस्थित जनों. 
का बिलक्‌ल चुप हो जाना। सन्नाटा छाना--(सबका) 
शांत या मौन हो जाना । 
(५) किसी तरह की चहल-पहल न्‌ होना, उदासी । 
मुहा.-- सन्नाटा बीतना--उदासी में समय कटना। 
वि. (१) जहाँ किसी प्रकार का शब्द न हो, नीरव | 
(२) जहाँ कोई न हो, निर्जत । 
संज्ञा पुं. [अनु, सनसत] (१) जोर से हवा के चलने 
का शब्द । (२) तेज चलती हवा को चोर कर गति से 
बढ़ने का शब्द । 
मुहा---सन्‍्ताटे के साथ या से--बड़ी तेजी से । 
सनन्‍्नाह--संज्ञा पुं. [सं.] बख्तर, कबच | उ.-पीत पट 
डारि कंचुकी मोचित करनि कवच सन्‍नाह ए छुटत 
तन ते--- १७०० । 
सन्निकट---अव्य [सं.] पास, समीप, निकट । 
: सन्निक्े - संज्ञा पुं. [सं.] (१) संबंध। (२) निकटता । 
सन्निधान- संज्ञा पुं, [सं] (१) समीपता, निकटता। (२) 
वह स्थान जहाँ धन एकत्र किया जाय । (३) स्थापित 
करने या रखने की क्रिया या भाव । 


सन्तिधि--संज्ञा स्त्री. [सं.] समीपता, निकटता । 

सन्निपात--संज्ञा पुं. [सं.] एक प्रसिद्ध रोग । 

सन्निविष्ट--वि. [सं.] (१) किसी के अन्तर्गत आया, 
मिलाया या समाया हुआ । (२) स्थापित, प्रतिष्ठित । 

सन्निवेश--संज्ञा पुं. [सं,] (१) साथ बेठने या स्थित होने 
का भाव । (२) जमाकर या सजाकर रखने का भाव । 
(३) अठना था समाना । (४) इकट्ठा या एकत्र होना । 
(५) समाज, समूह । (६) स्थापना | (७) बनावट । 

सन्निवेशन--संज्ञा पुं, [सं] (१) मिलाना, सम्मिलित. 
करना । (२) जमाकर या सजाकर रखना। (३) स्था- 
पित या प्रतिष्ठित करना । (४) व्यवस्था । 

सन्निहित - वि, [सं.] (१) निकट या समीप कौ। (२) 
रखा या धरा हुआ । (३) टिकाया हुआ । 

सन्मान--संज्ञा १. [सं. सम्मान] आदर सत्कार । उ,-- 
करि सनन्‍्मान कहयौ या भाइ--१-२८४ । 

सन्मानना, सनन्‍्म/ननो-- क्रि. स. [हिं. सनमानता] आदर- 
सत्कार करना । 

सन्माने--क्रि. स, [हिं. सनमानता] आदर-सत्कार किया। 
उ.--आये जान नृथति सन्माने कीन्हीं अति मनुहा र-- 
सारा, २३१। 

सन्मुख--अव्य. [सं, सम्मुख] सामने, समक्ष । उ.--(क) 
सहि सन्मुख तउ सीत-उष्त कौं सोई सुफल करै-- 
१११७ । (ख) स्याम त्रिया सन्‍्मुख नहिं जोबत 
*- १९९६ | 

सम्यास-संज्ञा पुं. [सं. संन्यास] (१) छोड़ना त्याग । 
(२) वराग्य, विश्क्‍्ति । (३) चौथा आश्रम । 

सन्यासी--वि. [सं. संन्‍्यासी] (१) त्यागी । (२) विरक्‍्त । 
(३) जो चतुर्थ आश्रमी हो । 

सपंक, सपंका--वि. [सं. स-+पंक] (१) कीचड़ से भरा 
हुआ । (२) जिसे पार करना कठिन हो, बीहड़ । 

सपक्ष-वि. [सं.] (१) जो अपने पक्ष में हो। (२) पोषक, 
समर्थक । 

संज्ञा पुं. मित्र, सहायक । 
वि. [सं, स-पक्ष -- पंख] जिसके पंख हों । ' 

सपक्षी--वि. [सं. सपक्ष ] (१) जो. अपने पक्ष का हो । (२) 

पोषक, समर्थक । 





[ १६६६ ] 


सपच - संज्ञा पुं. [सं, श्वपच | चांडाल । 

सपचना, सपचनो-क्रि, अ. [हिं. सपुचना] (१) पूरा 
होना । (२) बढ़ना । (३) (आग) सुलगना । 

सपत्न--वि. [सं.] बेरी, विरोधी, शत्रु। .. 

सपत्नी-संज्ञा स्त्री. [सं.] एक पति की दूसरी पत्नी, सौत । 

सपत्नीक--वि. [सं.] पत्नी के साथ । 

सपथ--संज्ञा पुं. [सं. शपर्थाँ कसम, सौगंध । उ.-- (क) 
इती न करौं, सपथ तौ हरि की, छत्रिय गतिहि न 
पाऊँ--१-२७० । (ख) सूर सपथ मोहिं इनहिं दिननि 
में लैंजु आइहों कृपानिधानहि - ९१-९५ ॥ (ग) संभु 
कीं सपथ, सुनि कुकपि कायर क्रपन स्वास आकास 
बनचर उड़ाऊँ---९-१२८ । 

सपदि- क्रि. वि. [हि. स+पद - पैर] जल्दी-जल्दी, तुरंत, 
शीघ्र (चलकर) । 

सपनंतर--वि. [सं. स्वप्त-+अंतर] स्वप्न में देखो हुई, 
स्वप्त-काल की । उ,--जो में कहत रह्मौ भयौ सोई 
सपनंतर की प्रगट बताई--९३२ । 

सपन, सपना--संज्ञा पुं. [सं, स्वप्न] निद्रावस्था में सान- 
सिक दृष्टि से दिखायी देनेवाला दृश्य । उ.--(क) 
जग-प्रभुत्व प्रभु देख्यो जोइ | सपन-तुल्य छनभंगुर होइ 
---७-२ । (ख) दरसन कियो आइ हरि जी को कहत 
सपन की साँची--१० उ.-११२। 

मुहा.-#सपना हो जाना (होना )-- इतना ढुलंभ हो 

जाना कि देखने को भी न सिले। सपता देखना-- 
किसी अलभ्य पदार्थ को पाने की आशा करना (व्यंग्य) । 

सपनाना--क्रि, स. [हिं. सपता -+ आता] स्वप्न दिखलाना। 

क्रि. अ, स्वप्न देखना । 

सपनी--संज्ञा स्त्री, [हि. सपना | सपना देखने की स्थिति 
या भवस्था । 

सपनें-- संज्ञा पुं. सवि. [हिं. सपना] सपने में । उ--(क) 
ज्यौँ कोउ दुख-सुख सपने जोइ । सत्य मानि लै ताकों 
सोइ--३-१३ । (ख) सूर स्थाम सपनें नहिं दरसत, 
मुनिजन ध्यान लगावत---४६८ । 

सपनौ--संज्ञा पुं, [हिं. सपना] सपना, स्वप्न॥ उ,-- 
जीवन-जन्म अल्प सपनौ सौं समुझि देखि मन माहीं--- 

- १-२१९ | 


कु 


सपरना, सपरनो--क्रि, अ. [सं. संपादन, प्रा, संपाडन] 
(१) कास का पूरा होना या निबटना । (२) काम का 
हो सकना । 

मुहा.--सपर जाना--मर जाना । 

(३) तैयार होना, तेयारी करना । 

सपराना, सपरानो--क्रि, स. [हि. सपरना] (१) काम 
पूरा करना या निबटाना। (२) काम को पूरा कर 
पाना या कर सकना । 

सपरिकर--क्रि. वि. [सं.] अनुचरों और ठाट-बाट के साथ । 

सपरिच्छुद्‌- क्रि. वि. [सं,] तैयारी या ठाट-बाठ-सहित । 

सपर्या--संज्ञा स्त्री, [सं.] पूजा-उपासना, आराधना ; 

सपाट--बि [सं, स+ पट्‌ट] (१) बराबर, समतल । 

सुहा,--पारि सपाट--तोड़-फोड़कर बराबर करके । 

उ,- बड़ौ माट घर धघरथौ जुगनि कौ, टूक-टूक कियौ 
सबनि पकरि। पारि सपाट्ट चले, तब पाए--१०- 
३१८५॥ 

(२) जिसकी सतह पर उभार या खुरदुरापन न 
हो, चिकना । (३) जो क्षितिज की ओर दूर तक 
सीधा चला गया हो । 

सपाटा--संज्ञा पूं. [सं. सर्पण -- सरकना ] (१)चलने, दौड़ने 
या उड़ने का वेग, झोंका । (२) रपट, झपटटा । 

यौ,--से र-सपाटा-- मन-बहलाव के लिए किसी 

रंसणीक स्थान में घमना-फिरना । 

सपाद--वि. [सं.] (१) चरण-सहित। (२) जिसमें एक 
पुरे अंश के साथ चौथाई और समिला हो, सवाया । 

- यौ.--सपाद लक्ष-- सबा लाख | 

सपिंड--वि. [सं,] जो एक ही कूल के हों और एक ही 
.पितरों को पिडदान करते हों । 

सर्पिडी--संज्ञा स्त्री, [सं.] मृतकों के श्राद्ध की एक क्रिया 
जिसके हारा वह अन्य पितरों में मिलाया या सस्मि- 
लित किया जाता हैँ । 

सपुचना+-क्रि, अ. [सं, संपूर्ण | (१) पूरा होना, पूर्णता तक 
पहुँचना । (२) बढ़ना । (३) आग सुलगना । 

सपुलक--वि. [सं.] पुलक या हुए के साथ । 

सपूत--वि, [सं. सुपुत्र, प्रा, सपुत्त, सउत्त] योग्य और 
कर्तव्यनिष्ठ (पुत्र) । उ.-- (क)लरिका छिरकि मही सौं 








[. १६६७ है 


देखै, उपज्यौ पूत सपूत महरि क--१०३१८ ।(ख) पूत 
सपूत भयौ कुल मेरें अब मै जानी बात--१०-३२९ । 
संज्ञा पुं. गुणवान और आज्ञाकारी पुत्र । _ 

सपूती--संज्ञा स्त्री. [हिं. सपूत] (१) सपूत्र होने का 
भाव। (२) योग्य और कतंव्यनिष्ठ पुत्र उत्पस्न करने 
वाली माता। उ. जज्लछिमत जनि हों भई सपूती 
राम-काज जौ आवै-९-१५२। 

सपूतौ--वि. [हिं. सपूत] योग्य और कतव्यनिष्ठ (पुत्र) । 
उ.--कहा बहुत जो भए सपूततौ एके बंसा--४३१ | 

संज्ञा, पुं, योग्य और गणवान पुत्र । 

सपेट--संज्ञा स्त्री. [हि. सपाटा] भपट । 

सपेद्ध, सपेद--वि, [फा. सफ़ैद, हि. सफ़ेद] श्वेत, उज्ज्वल । 

सपेती, सपेदी- संज्ञा स्त्री, [हिं. सफेदी] (१) इ्वेतता, 
उज्जवलता । (२) चूने को पुताई। (३) उषःकाल का 
उज्जवल प्रकाश । 

सप्त--वि. [सं.] सात (गिनतो)। उ,--(क) हरिजू की 
आरती बनी ।॥””” मही सराव, सप्त सागर घुत 
बांती सैल घनी--२-२८ । (ख) जो कुल माहि भक्त 
मम होइ। सप्त पुरुष लॉ उधरे सोइ--७-२ । 

सप्तऋषि--संज्ञा पुं. [सं सप्तर्षि] सात ऋषियों का समूह 
या मंडल। उ.--श्रुव समात आए री जु सप्तऋषि 
बहुरि तौ बेर ह्वैहै--२२४६। 

सप्तक--संज्ञा'पुं. [सं.] (१) सात वस्तुओं का समूह । 
(२) संगीत में सात स्वरों का समूह । उ.--(क) 
प्रथमनाद बल घेरि निकट ले मुरली सप्तक सुर बंधान 
सौं-१५३९। (ख) कबहुँक नृत्य करत कौतूहल 
सप्तक भेद दिखावत--२३५४। 

सप्तजिह्न--पसंज्ञा पुं, [सं.] अग्नि जिसकी सात जिह्नाएँ 
सानी गयो हैं। 

सप्तद्वीप-संज्ञा पुं. [सं.] पृथ्वी के सात बड़ विभाग 
जिनके नाम ये हैं--जंबू, कुश, प्लक्ष, शाल्मलि, क्रौंच, 
शाक और पुष्कर । 

सप्तधातु---संज्ञा पूं [सं.] शरीर के सात द्रव्य-रक्‍त, पित्त, 
मांस, वसा, सज्जा, अस्थि और शुक्र । 

- सप्तपदी--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) विवाह की एक रीति 

जिसमें वर-वधू अग्नि की सात परिक्रमाएँ करके 


विवाह पक्‍का करते हें, भाँवर, भेंवरी । (२) (किसी 
बात को) अग्नि की साक्षी देकर पक्‍का करना । 

सप्तपाताल--संज्ञा पूं. [सं.] पृथ्वी के नीच सात लोक-- 
अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल ओर 
पाताल । 

सप्तपुरी--संज्ञा स्त्री, [सं.] सात पवित्र नगर या पुरी - 
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार (माया , काशी, कांची, अवं- 
तिका (उज्जयिनी) और द्वारका । 

सप्तम--वि. [सं,] सातवाँ । उ.-- सप्तम दिन तोहि 
तच्छुक खाइ---१-२९० । 

सप्तमात॒का संज्ञा स्त्री. [सं] सात शक्तियाँ ऊनका 
पूजन शुभ कार्यों के पूर्व होता है - ब्रह्मा या ब्राह्मणी, 
महेश्वरी, कौमारी, बेष्णवी, वाराही, इंद्राणी और 
चामुंडा । 

सप्तमी--वि, स्त्री, [सं.] सातवीं । 

संज्ञा स्त्री. (१) चांद्र मास के किसी पक्ष को सातवीं 

तिथि या दिन । (२) व्याकरण में अधिकरण कारक कीः 
ब्रिभक्ति । 

सप्तर्षि--संज्ञा पुं [सं.] (१) सात ऋषियों का समूह या 
संडल जिनके नाम कहीं ये बताये गये हें--गौतम, 
भरद्वाज, विश्वामित्र, यमदर्नि, वसिष्ठ, कस्यप और 
अत्रि; तथा कहीं यें“- मरीचि, अत्नि, अंगिरा, पुलह, 
ऋतु, पुलस्त्य और वसिष्ठ । (६) सात तारों का समूह 
जो भ्रुवतारे के चारो ओर घूमता जान पड़ता है । 

सप्तशती--संज्ञा स्त्री [सं.] (१) सात सौ का समूह । (२) 
सात सो पद्मों या छंदों का समूह । 

सप्तस्वर--संज्ञा पुं. [सं.] संगीत के सात स्वर--स, ऋ, 
गे, स, प, ध और नि। 

सप्ताह--संज्ञा पुं, [सं.] (१) सात दिनों का समूह । (२) 
सोमवार से रविवार तक के सात दिन । (३) 'श्रीमद्‌- 
भागवत्त' ज॑से किसी धर्मग्रंथ का पाठ जो सात दिन में 
पढ़ या सुच लिया जाय। 

सप्रमाण--वि. [सं,] (१) प्रमाण या साक्षो के साथ । 
(२) ठीक, प्रामाणिक । 

सफ--संज्ञा स्त्री. [फा, सफ़.] (१) पंक्ति। (२) विछावन। 

संज्ञा स्त्री, [फा. सैफ़] तलवार । 








[ १६६८ 


 सफर--संज्ञा पुं, [अ, सफ़र] यात्रा 
सफरी--वि.. [हि. सफर] सफर. में काम आनेवाला । 
संज्ञा पुं (१) रास्ते का सामान या ख्चे। (२) 
अमरूद । (३) श्रीफल मधुर चिरौंजी आती । सफरी 
चिउरा अरुत खुबानी-- १ ०-२११। 
संज्ञा स्त्री, [सं. शफरी | एक तरह को मछली । 
सफल--बि: [सं.] (१) जो फल स युक्त हो । (२) जिसका 
कुछ फल या परिणास तिकले, जिसका करना या होना 
5 व्यर्थ न जाय, सार्थक | उ,--ता छित हृदय-कमल प्रफु- 
लित ह्ल॑ जनम सफल करि लेखौं--९-३५ ।.(३) पूरा 
: होना। (४) जो कृतकार्य हुआ हो । 
,“सफलता---संज्ञा स्त्री. [सं] (१) सफल होने का भाव, 
5 ; कार्ये-सिद्धि। (२) पूर्णता । 
सफलित--वि. [हिं. सफल] (१) सार्थक । (२) झतकार्य । 
सफलीभूत - वि. [सं.] जो सफल हुआ हो । 
“सफ़ा--वि. [हिं. साफ़] (१) स्वच्छ.। (२) पवित्र | (३) 
/ :: जो खुरदुरा न हो, चिकर्ना। 
संज्ञा पुं. [अ, सफ़हः ]। पुस्तक आदि का पृष्ठ । 
सफाई---संज्ञा स्त्री, [हि. सफा] (१) स्वच्छता, निर्मेलता। 
(२) कूड़ा-करकट हटाने की क्रिया। (३) अर्थ या अभि- 
प्राय प्रकट होने का गुण। (४) मन म सेल या दुर्भाव 
: न रहेता। (५) छल, कपठ या दुराव का न होना। 
; (६) दोष था आरोप का हटना, निदोंषिता। 
: . मुहा---सकाई देता--- किसी को) निर्दोष प्रमाणित 
>करना। सफाई होना-(किसी का) निर्दोष सिद्ध होना। 


(६) लेन देन का हिसाब साफ होना । ७) भागड़े . 


का निबटारा,। 
सफाचट--वि, [हिं. साफ] (१) स्वच्छ । (२) चिकना । 
(;सफेद--वि, [फ़रा. सुफ़ब] (१) उजला, श्वेत । 
मुहा--रंग सफेद पड़ जाना (होना)--भय आदि 
से चेहरे का रंग फीका पड़ जाना या मुख का कांति 
हीन हो जाना। स्याह-सफेद--भला-बुरा । 
£ सफेदपोश--संज्ञा पुं.  फ़ा. सफ़ैद + पोश] (१) साफ कपड़े 
पहननेवाला। (२) शिक्षित और कुलीन । 
, सफेदा--संज्ञा पुं. [फ़ा. सुफ़ैदा] (१) जस्ते का चूर्ण या 
भस्म । (२) एक तरह का बढ़िया आस । (३) एक तरह 





) 


का बढ़िया खरबूजा । (४) एक बड़ा वृक्ष । 
सफेदी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सफेद] (१) उजलापन । 
मुहा.--सफेदी आना--बाल सफेद होना, बुढ़ापा 
क्षाना। सफेदी छाता-- बहुत भय के कारण मुख का 
कांतिहीन हो जाना । 
(२) दीवार आदि पर चूने की पुताई । (३) उषः 
काल का प्रकाश । 
सबंघु-क्रि. वि, [हिं. स-+बंधु] भाई-बन्धुओं के,साथ । 
उ.--कहौ तौ सचिव-सबंधु सकल अरि एर्काह एक 
पछारौं--९-१० ८५ । 
सब--वि. [सं. सर्व, प्रा, सब्ब] (१) जितने. हों, ६०, 
समस्त । उ.हेरी देत चले सब बालक--&११ । 
(२) पूरा; सारा । 


सबक---संज्ञा पुं. [फ़ा. सबेक़] (१) पाठ । (२) उपदेश । 


सबज--वि. [हि सब्ज] हरे रंग का । 


: सबद--संज्ञा पुं, [सं. शब्द] (१) आवाज, ध्वनि । उ.-- 


सबद करचो आघात, अघासुर टेरि पुकारथौ--४३१। - 
(२) वर्ण या अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि । (३) साध- 
महात्मा के बचन । (४) उपदेशपूर्ण बात । 


. सबदरसी, सबदर्सी--वि. [सं, स्वंदर्शी | (संसार में) सब 


कछ देखने वाला । 
सबव--संज्ञा पुं, [अ.] (१) कारण । (२) साधन । 
सबर--संज्ञा पुं. [अ, सब्र] धैये, संतोष । उ.--ता दिन सूर 
संहर सब चक्रित सबर-स्नेह तज्यौं पितु-मात-९-३५॥। 
मुहा,--किसी का सबर पड़ना-- अत्याचार करने 
बाले को, सब तरह के - अत्याचार सबर या सहन- 
शीलता के .साथ सहनेवाले का या.इसकी “हाय! का 
कफल भोगना पड़ना । . 
सबरा--वि,[ हिं. सब |] (१) सब, समस्त ।. (२) सारा,पुरा । 
सबरी--वि. स्त्री. [हि सबरा] (१) सब, कुल, समस्त । 
(२) सारी, पूरी | 
[सं. शत्ररी] शबर नामक अनार्य जाति की एक 
स्‍त्री भक्त जिसके जूछे बेर श्रीराम ने सराह-सराह कर 
खाये थे। उ.--सबरी आख््रम रघुबर आये । अरघासत 
दे प्रभु बैठाए--९-६७ । * 
सवरे--क्रि, स [हि. सँवरना_] सेंबरे, बने, सुधरे । उ,-- 


[ -१६६९ ] 


बिगरे सबरे हमरे सिर ऊपर बंल कौ बीर रखवारौ 
-९८७॥ 

सबल--वि. (सं.] (१) बलवान, प्रबल | उ.--(क) सूर 
प्रभु की सबल माया, देतिः मोहि भुलाइ-- १-४५ | 
 ल्व) माया संबल धाम-धन-बनिता बाँध्यौ हों. इंहि 


_ साज--१-१०५- (२) जिसके साथ फोज या सेना का 


बल हो | उ.---सुभट अनेक सबल दल साजे, परे सिंधु 
४. के पार--९-८३। 
सबार, सबारे, सबारें, सबारौ --क्रि, वि. [हिं. सबेरा] (१) 
शीघ्र, जल्दी । उ.--(क) घर के कहत सबारे काढ़ो भूत 
होइ धरि खैहै-- १-८६ । (ख) चलौ न बेगि, सबारे जए 
भाजि आपने धाम. १०-२०० । उ,>-अबलों कहां सोए 
मनमोहन और बार तुम-उठत सबार--४०३। (२) 
उपयुक्त या निश्चित संमय से पूर्व । (३) सबरेरे, प्रातः 
काल । उ.--जेवन करन चली जब भीतर छूींक परी 
तो आज सबारे--५९५। 
यौ० साँझ सवारैं---सब्रेरे-शाम, हर समय दिन भर। 
उ.--(क) उरहन की के साँझ सबारैं, तुमहि बेधायों 
स्याम--३५५ । (ख) अब की तिकरे साँझ सबारौ-- 
७६२। 
सवारधो, सवारधो-क्रि, वि, [हिं- सबेरा) इतनी सबेरे । 
--बोलिं उठे बलराम, स्थाम कत उठे सबारचौ 
>+४२११। 
सबिता--संज्ञा पूं. [सं. सविता] सूर्य, रबि । उ.--(क) 
सूर महरि सबिता सौं बिनवति, भली स्याम की जोटी- 
७०२। (ख) बार-बार सबिता सा माँगति, हम पार्वे 
पति स्थाम सुजान--७८५ । 
सबी--संज्ञा स्त्री, [अ, शबीह] तसबीर, चित्र । 
'सबील--संज्ञा स्त्री, [अ.] (१) मार्ग । (२) उपाय । (३) 
प्रबंध, व्यवस्था । (४) पौज्ञाला। 
सबूत--संज्ञा पुं.अ.,] प्रमाण । 
सवेर--क्रि, वि. [अनु, बेर या हि, सबेरा जल्दी, शी त्र। उ. 
--कूंदि परथौ चढ़ि कदम तें खबरि न करौ सबेर 
7. +-१८९। 
मौं--देर-सबेर-(१) कुछ समय से । (२) कभी 
जल्दी, कभी देर | (२) कभी-कभी । : 


सब्रेरा--संज्ञा पूं [हि. स.+ बेला] प्रातःकांले । . 
सबेरे-- क्रि. वि, [हिं. सबेरा] प्रातःकाल को ॥ उ.--ऊधौ 
“ जाहु सबेरे हाँ तें बेगि गहर जनि: लावहु--३३४०-। 
सबेरो; सबेरौ--संज्ञा पुं [हिं. सबेरा] प्रातःकाल । 
_क्रि. वि,(१)जल्दी, शीघ्र। उ.--जो कोऊतेरी हित- 
कारी सो कहै कांढ़ि सबेरौं--१-३ १९५ (२) हर समय 
यौ:>-वेरसवेरौ--(१) कुछ समेय में । (२) कभी 
जल्दी, कभी देर । (३) हर समय, कभी कभीः। उ.-- 
मुरली बेंत बिषान देखिए खूंगी बेर-सबेरौ +-२९६५। 
सर्बे--वि. [हिं. सब-+ही] (१) सभी (संख्यावाचक) । 
उ,--(क) सुख मैं आइ सबे मिलि बेठत रहत उहहूँ 
दिसि घेरे - १-७९ | (ख) ता दिन तेरे. तन तरुवर 
के सबे पात झरि जंहैं --१-८४६ । (२) सारा, समस्त 
(परिमाणवाचक) । उ,--जिती हुती .जग मैं अथमाई 
सो में सबे करी--१-१३० । 
सब्ज--वि. [फ़ा. सब्ज] (१) हरे रंग का, हरा। (२) 
कच्चा और ताजा (फूल, फल आवबि).। (३) सुंदर , 
और लहलहाता हुआ । 
सुहा,-- सब्ज बाग दिखाना--(किसी. स्वार्थ: से) 
बड़ी बड़ी आशाएँ दिखाना । हक 


(४) शुभ, उत्तम । * 
सब्जा---संज्ञा पुं. [हि. सब्ज | (१) हरियाली । (२) भाँग 
बविजया । (३) पन्‍ना नामक रत्न। -.. *+ 


सब्जी--संज्ञ। स्त्री, [फ़ा. सब्जी ] (१) हरियाली + (२) 
हरी तरकारी । 
सब्दू--संज्ञा पुं. [सं, शब्द] (१) ध्वनि, आक्राज.॥ उ.>- 
(क) ताकी सरन रहयौ क्यों भावे सब्द न सुनिए कान 
--१-१३४ । (ख) यहै सब्द सुनियत गोकुल मैं--- 
६२२ । (२) वर्णो' या अक्षरों से बनी सार्थक ध्वनि । 
(३) संत-महात्माओं के वचन या पद । (४/ शिक्षा ग्रा 
उपदेश-प्रधान उक्ति । ३ 7 हअप 
सन्न--संज्ञा पु. [अ.].धर्य, संतोष । ४ 
मुहा.-- (किसी का) सन्न पड़ता -अत्याचारी को 
अत्याचार सहन करनेवाले के धैय॑ या उसकी: “आह 
का कुफल भोगना पड़ना । सब्र कर बैठना (लेना) -- 
हानि, अनिष्ट. या अत्याचार को सह लगा। सब्र समे- 


ह 





[ १६७० ] 


टना--ऐसा अन्याय या निर्देयता का कार्य करना कि 
दूसरे की 'आह' का कुफल भोगना पड़े । 

सभा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) समिति, गोष्ठी, परिषद्‌ । 
(२) समूह, संडली । उ.--डासन काँस कामरी ओढ़न 
बैठन गोप-सभा ही--२२७५। (३) वह संस्था या 
समूह जो विषय-विशेष पर विचार करने के लिए 
बनायी गयी हो । (४) राजदरबार, राजसभा | उ,-- 
(क) सभा मंझार दुष्ट दुस्पासन द्रौपदि आनि धरी 
--१-१६ । (ख) द्वुपद-सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा 
माँहि पकरावे--१-१२२ । 

सभाग संज्ञा पूं, [हि. स-+ भाग] सोभाग्य । 

वि. जो सौभाग्यशाली हो । 

सभागा--वि. [हि. सभाग| भाग्यशाली । - 

सभागी--वि. स्त्री, [हि. सभागा] भाग्यशालिनी । उ,-- 
चिरजीवौ मेरौ लाड़िलौ, में भई सभागी--१०-६८ | 

अव्य, छोटोंको पुकारने का एक शुभ संबोधन | 

उ.--कहाँ चली उठि भोरही सोबे न सभागी-- 
१५४१॥। 

सभागृह --संज्ञा पुं. [सं.] वह स्थान जहाँ सभा या समिति 
की बंठक हो । 

सभागे--वि. [हिं. सभाग] भाग्यशाली । 3.--(क) अहो 
बसुदेव जाहु ले गोकुल तुम हौ परम सभागे--१०-४। 
(ख) रसिक रासिका को सुख लूट्यौ स्थाम सभागे 
नज-२र२७५॥। 

सभापति--संज्ञा पुं. [सं,] सभा का प्रधान । 

सभा-चतुर--वि. [सं,] जो सभा या समाज में सम्मिलित 
होकर चतुराई से बात कर सके । 

सभा -चातुरी - संज्ञा स्त्री, [सं.] सभा-समाज में बंठकर 
रुचिकर बातें करने की चतुरता या योग्यता । 

सभा-मंडप--संज्ञा पुं. [सं.] (१) वह स्थान जहाँ सभा- 
समाज की बंठक हो । (२) देव-मंदिरों में बह स्थान 
जहाँ बेठकर भक्तजन कोतंन आदि करते हों । 

सभासद -संज्ञा पुं. [सं.] सदस्य, सभ्य। उ.-- पोच- 
पिसुन लस दसन सभासद प्रभु अनंग मंत्री बिन भीति 
“रे११३। 

सभीत--वि. [हिं. स|-भीत_] डरा हुआ। उ,--अखुदित 


रहत सभीत ससंकित, सुक्ृत सब्द नहिं पार्वै-- १-४८ | 
सभ्य--संज्ञा पुं, [सं,] (१) सदस्य, सभासद । (२) भला 
ओर शिष्ट व्यक्ति । 
वि. भला, शिष्ट। 
सभ्यता--संज्ञा स्त्री, [सं ] (१) सदस्यता । (२) भलमंसी, 
शिष्टता । (३) वे बातें जो किसी व्यक्ति, जाति या 
राष्ट्र के सुजन, शिष्ट, शिक्षित और उन्नत होने की 
सूचक हों। 
समंजन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) ठीक करना या बेठाना। 
- (२) हिसाब ठीक करना । 
समंजस--वि. [सं,] (१) उचित । (२) अभ्यस्त । 
समंत---संज्ञा पुं. [सं,) सीमा, छोर ॥ 
वि, सब, कुल, समस्त । 
समंद्र--संज्ञा पुं, [सं. समुद्र ] (१) सागर, समुद्र | (२) 
बड़ा तालाब या झील । 
सम--वि. [सं.] (१) समान, तुल्य । उ.--(क ) अम्नित ता 
सम नाहीं-- १-२४१ । (ख) आपु बिषमत तजि दोउ, 
सम भे बानक ललित त्रिभंग--३३२७। (२) जिसमें 
कहीं उतार-चढ़ाव या हेर-फेर न हो। (३) जिसका 
तल ऊबर-खाबड़ न होकर बराबर या चौरस हो । उ. 
--धनुष सों टारि पर्वत किए एक दिसि, पृथ्वी सम 
करि प्रजा सब बसाई--४-१११ (४) जिस (संख्या) 
को दो से भाग करने पर शेष कुछ न बचे । 
अव्य, (किसी के) समान या बराबर। उ.--(क) 
जौ पे राम-भक्ति नहिं जानी, कह सुमेर सम दान किए 
--१-८९ | (ख) रंक सुदामा कियौ इंद्र सम-- १-९५ । 
(ग) देखियत हल रज्वा सम डारयौ--५७४ | (घ) 
नहिं तिहँ भुवन कोउ सम तुम्हारे-१० उ. ३१। 
संज्ञा पुं. (१) संगीत में वह स्थान जहाँ लय के 
विचार से गति की समाप्ति होती हे और गायक या 


बादक का सर अपने आप हिल जाता है । (२) एक 4 


अर्थालंकार। 

संज्ञा पुं. [सं, शम] (१) अंतःकरण तथा इंद्वियों का 
संयम । उ,--गो कहचौ, हरि बैकुंठ सिधारे, सम-दम 
उनहीं संग पधारे--१-१२९० । (२) माफी, क्षमा । 
(३) शांति । 


ह [ 
संज्ञा पुं. [अ, ] जहर, विष । 
संज्ञा पुं, [अ. कसम] शपथ, सोौगंध । 

समकक्ष --वि. [सं.] (१) समान (२) बराबरी का । 

समकालीन--वि, [सं.] जो (दो या कई) एक ही समय 
में हुए हों । 

समकिति--संज्ञा स्त्री. [सं, सम्यक] सम्यकता । 

समकियाना, समकियानो, क्रि. स. [हिं. सम +करना] 
बिखरी चोजें यथाक्रम रखना-या सजाना । 

समकोण--संज्ञा पुं. [सं.] ६० अंश का कोण । 

समक्ष--अव्य, [सं,] सामने, सम्मुख । 

समग्र--वि. [सं.] सारा, सब । 

समग्री--संज्ञा स्त्री. [हि. सामग्री] सामान, पदार्थ । उ.-- 
(क) भोगन्समग्नी भरे भेंडार--९-5। (ख) छाक- 
सामग्री सब जोरि के वारके कर दे तुरत पठाई---४५७। 

समभम-संज्ञा स्त्री, [सं. सम्बुद्ध, प्रा. समुज्ञ, समुंझ] 
जानने-समभने को बुद्धि । 

समभदार--वि, [हि. समझ +-फ़ा, दार] बुदिधरम्तान । 

समभदारी--संज्ञा स्त्री, [हिं. समझदार] सम्रभदार होने 
का भाव, बुद्धिमानी । न 

सममभता, समझनो--क्रि, स, [हिं. समझ] (१) पढ़ या 
सुनकर हृदयंग्रम करना । (२) विचार करके ध्यान में 
लाना । (३) किसी परिचित या ज्ञात विषय सें अधिक 
अनुसान करना । 

समभाना, समकानो--क्रि, स, [हिं. समझना] दूसरे 
को समझने को प्रवृत्त करना । 

सममभाव, समभावा - संज्ञा पुं. [हि. समझना, समझ।ना] 
समभने या समझाने की क्रिया या भाव । 

समभौता--संज्ञा पुं. [हि. समझ] आपस सें ही होनेवाला 
निबदारा । 

समतल--वि. [सं.] जिसकी तह या तल बराबर हो, 
सपाठ, चौरस । 

समता - संज्ञा स्त्री, [सं,] सम या समान होने का भाव, 
बराबरी, समानता । उ.--कोटि स्वर्ग सम सुखउ न 
मानत हरि समीप समता नहिं पावत--३२४२। 

समताई--संज्ञा स्त्री. [सं, समता] बराबरी, समता। 
उ.--अतिहिं करी उन अपतई हरि सों समताइ 


१६७१ | 


-9. ३२३ (२०)। 
समतुल, समतूल--वि. [सं, हि. सम+तोल_ बराबर, 
समान । उ,--तो समतुल कन्या किन उपजी जो कुल 
सत्रु न मारचो -- ९-१३४ । 
समतूली--संज्ञा स्त्री. [हि समतूल] बराबरी । 
समतोल--वि. [सं. सम + हि. तोल] बराबर । 
समतोलन--संज्ञा पुं, [सं.] (१) महत्व की दृष्ठि से समान 
रखना । (२) दोनों पलड़ों या पक्षों को समान रखना । 
समत्थ--वि, [सं, समर्थ] समर्थ । 
समत्व--संज्ञा पुं. [सं,] बराबरी, तुल्यता । 
समद--संज्ञा पुं. [सं. समुद्र | सागर । 
समदत--क्रि. स. [हि. समदना] (१) सौंपना, संमर्षित 
करना। (२) भेंट या उपहार देना । 
क्रि, वि. समपित करते ही, सौंपते ही । उ,-- (क) 
तनया जा मातनि कौं समदत नैन नीर भरि आए-- 
९-२७ । (ख) समदत भई अनाहत बानी कंस कान 
झनकारा--१०-४ । 
समदन--संज्ञा स्त्री. [सं. समादान] (१) उपहार, भेंट । 
(२) सुसाकात, भेंट । 
संज्ञा पुं, [सं,] लड़ाई, युद्ध । 
समदना, समदनो--क्रि, स, [हिं. समदन] (१) सौंपना, 
समपित करना। (२) उपहार या भेंट देना । 
क्रि. अ. आनंद या उमंगमें भरक रभेटना, प्रेसपुर्वक 
या सप्रेम मिलना । 
समदरशन, समद पैन--वि. [सं. समदर्शन] सबको समान 
समभनेवाला । 
समदरसी, समदर्शी--वि. [सं, समदर्शिन] सबको बराबर 
या समान समभने या साननेवाला। उ,--समदरसी 
है नाम तुम्हारो--१-२२० । 
समदे--क्रि. अ. [ हि, समदना ] मिले, भेंटे । उ.-- 
यह कहिके समदे सकल जन नयन रहे जल छाई 
“+-१० उ>१२३॥। 
समदृष्टि-- संज्ञा स्त्री. [सं] समदर्शी की दृष्टि या भावना । 
उ,जो समदृष्टि आदि निर्गुन पद तौ कत चित्त 
चोराए--३२०१। 
समधिक--वि, [सं,] बहुत, अधिक । 








[ १६७१ | 


समधियाना-- संज्ञा पुं. [है. समधी |] समधी का घर । 

समधी--संज्ञा पुं. [सं. सम्बन्धी] (१) वर-बधू के पिता । 
(२) मान्य संबंधी । उ._ ताल पखावज चले बजावत 
समधी सोभा कौं--१-१५१ । 

समधिन, ससधिनि--संज्ञा स्त्री, [हिं. समधी ] समधी की 
पत्नी | उ.--इहिं भाँति चतुर सुजान समधिति सकंति 
रति सबसौं करै--१० उ.-२४ | 


समन--संज्ञा पुं. [सं, शमत] (१) दोष, विकार आदि : 


दबाना । (२) ज्ञांति। (३) यस, यमराज । 
सम-नाम--संज्ञा पुं, [सं,] समानार्थंक शब्द । 
समन्वय--संज्ञा पुं, [सं.] (१) विरोध का अभाव | (२) 
सिलन, संयोग । (३) कार्य-कारण का निर्वाह । 
समन्वित--वि, [सं,] (१) जिसका समन्वय हुआ हो। 
(२) मिला हुआ, संयुक्त । (३) जो किसी के अस्तर्गत 
या सम्मिलित हो । 
समपाद--संज्ञा पुं. [सं.] छंद जिसके चारो चरण बराबर 
या समान हों । 
समबुद्धि--वि. |सं.] जिसकी बुद्धि सुख-ढुल, लाभ-हानि 
आदि को स्थिति में समान रहे । 
समय--संज्ञा पुं, [सं,] (१) वक्‍त, काल। 35.-- (कै) 
बहुरि संध्या समय होन आयौ--७-६ | (ख) प्रात 
समय रवि-किरति कोंवरी--१०-७३ । (२) मौका, 
. अवसर । उ.--(क) तीनौ पन ऐसे हीं खोए, समय 
गये पर जाग्यौ-- १-७३ (ख़) त्रिय-नंगंन समय पति 
राखी--५६९ 
मुहा. समय पाइ--सुअबसर या उचित अवसर देख- 
कर | उ,--समय पाइ ब्रज बात चलाई--३४१८॥। 
तनेहोंमाद (३) सुख या दुख के दिन । 
यौ--समय-कुसमय-- (१) अच्छे-बुरे दिन, सुख- 
ढुख के दिन। (२) हर समय | 
(४) फुरसत, अवकाश । उ.--बुधि-बिवेक बिचित्र 
पौरिया समय न कबहूँ पार्व--१-४० । (४) अंत, 


परिणाम । 
समया--संज्ञा पुं. [सं. समय] संकट का अवसर, बुरे दिन । 


उ.--और मित्र ऐसे समया महँ कत पहिचान करें 
>> १० उ,>-+७छ४ | 
समयौ--संज्ञा पुं. [सं, समय | अवसर। उ,--तिन अंकनि 


कोड फिरि नहिं बाँचत गत स्वारथ समयौ--१-२९८। 

समर--संज्ञा पुं. [सं,] लड़ाई, युद्ध, संग्राम । 3.--(क) 
लगन नहीं देत कहूँ समर-आँच ताती - १-२३ । (ख) 
बहुत सनाह समर सर बेघे--१-२७८। 

संज्ञा पूं, [सं, समर] कामदेव । 

समरंत्थ, समरथ--वि, [सं. समर्थ] (१) कोई काम केरने 
की शक्ति या योग्यता रखनेवाला। उ.--(क) अब 
यह बिथा दूरि करिबे कौं और न समरथ कोई--१- 
११८ | (ख) सूर स्थांम गुरु ऐसौ समरथ, छिन में 
ले उधरै-- ६-६ । (२) शक्ति और साधत-संपन्‍्न। 
उ,-+ (क) सिंह कौ भच्छ सृगाल न पावै, हों समरथ 
की नारी -- ९-७९ । (ख) की यह ठौर लियौ कहुँ आइ 
रहयौ कोऊ समरथ नर--१० उ.-७० । 

समरपना, समरपनो--क्रि, स. [हिं. समपना] समर्पण 
करना, भेंट में देता । 

समरपे--क्रि, स. [हिं. समरपंना] भेंट में दिये, अपित 
किये । उ.---जित तनं-मन-धेन मोहि प्रान समरपे 
सील-सुभाव बढ़ाई--९-७ । ः 

समर-भूसि--संज्ञा स्त्री. [सं] युद्ध-क्षेत्र । 

सम-रस--वि. [सं, सम + रस] (१) समान रसवाले। (२) 
समान विचारवाले । (३) सदा एक-सा रहनेवाला । 

समर-शायी--वि. [सं. समरशायिंन्‌] जो युद्ध में सारा 
गया हो, जिसे बीरगति मिली हो । ++ 

समर-शेया--संज्ञा स्त्री. [सं. समर + शब्या] युद्ध-भूमि 
में घायल होकर गिरने की स्थिति । 

समर-सेज, समर-सेज्या--संज्ञा स्त्री. [ सं. समर+ हि. 
सेज] युद्ध, क्षेत्र में घायल होकर गिरने की अवस्था । 
उ,--पौढ़े कहा समर-सेज्या सुत-- १-२९ । 

समरांगएण, समरांगन-संज्ञा पुं. [सं. समरांगण] लड़ाई 
का संदान, युद्ध-क्षेत्र । 

समराना, समरानो-- क्रि, स. [हिं. सँवारता] (१) सजाना 
या सजवाना । (२) सँवारना या संँवरवाना | 

समरारी, समुरारी--संज्ञा पुं. [सं. समर-+अरि] समर- 
भूमि में युदूध की इच्छा से उपस्थित वीर योद्धा । उ. 
--समरारी को कुयस, कुयस की प्रगट एक ही काल 
-++>२०९७ ! 


[ १६७३ ] 


समर्थ--वि, [सं.] (१) कोई काल करने की शक्ति सा 
योग्यता रखनवाला (२) शक्ति और साधन संपन्न । 
उ,--ब्रह्म पूरन अकल कला तें रहित ए हरता-करता 
समर्थ और नाहीं-२५५६। (३) अधिकार रखने- 
वाला, सक्षक। (४) प्रभाशिति कर सकनेवाला । (५) 
कास में आ सकते योग्पू । 

समर्थक--वि. [सं.] समर्थन करनेवाला । 

समर्थता--पंज्ञा स्त्री. [सं.] (१) समर्थ होने का भाव या 
धर्म । (२) शक्ति, सामर्थ्य । 

समर्थन--संज्ञा पुं. [सं.] किसी विचार या मत से सहमत 
होकर उसका पोषण करना । 

समर्थित--वि. [सं.] जिसका समर्थन हुआ हो । 

: समर्थक वि. [सं.] समर्पण करने वाला । 

समपंणु--संज्ञा पुं. [सं.] (१) किसी को आदरपूर्वक या 


भेंट-स्वरूप कुछ देन।। (२) श्रइधा या भक्तिपूर्वक कुछ - 


अपित करना । (३) अपना अधिकार, दायित्व आदि 
. दूसरे को सौंपना । (४) विवाद, युद्ध आदि से बचने 
के लिए अपने को विपक्षी या क्षिसी अधिकारी के हाथ 
में सॉप देना। (५) देना, दान । 
समपैत--क्रि,स. [हिं, समपैना] दान देते या अपित करते 
हैं । 3उ.- एकनि कौं गौ-दान समर्पत-- १०-२५ । 
समपना, समपैनो--क्रि, सं. [सं. समपंण] (१) भेंट देना, 
अधित करना । (२) सॉौंपना। 
समरर्पि--क्रि, स, [हि. समर्पना] अधित यां अर्पण करके । 
उ.--तंदुल घिरत समर्षि स्थाम कौं संत परोसौ करतौ 
-7१-२९७ । 
समर्पित वि. [सं.] (१) जो समर्पण किया गया हो । उ 
--तनु आत्मा समर्पित तुम कहँ पाछे उपजि परी यह 
बात--१० उ. - ११॥ (२) जो सौंपा गया हो । 
समर्पिती - वि. [सं. समर्पित] (१) जिसे समर्पण किया 
गया हो । (२) जिसे सौंपा गया हो । 
समर्पौ--क्रि, स, [हिं. समपंनां] । अपित या अर्पंण करो । 
->सब समपों सूर स्थाम कौं, यह साँचौ मत मेरौ 
“-१-- २६६ । 
समवयंस्क--वि. [सं.] बराबर की उम्र का ।- 
संमवर्ती वि, [सं. समवर्तिनु] (१) पास या साथ रहने 


घाला। (२) समकालोन । : 

समवाय--संज्ञा पुं, [सं.].(१) झुंड, समूह । (२) संदा बना 
रहनेवाला या नित्य संबंध । 

समवायी वि, [सं. समवायिन्‌] नित्य संबंध रखनेवाला । 

समवृत्त--संज्ञा पुं. [सं,] छंद जिसके चारो चरण समान 
वर्ण या मात्रावाल हों। 

समवेत--वि, [सं,] (१) जमा था. इकद्ठा किया हुआ, 
एकत्र, संचित | (२) सम्मिलित । (३) नित्य संबंध 
से बंधा हुआ । 

समष्टि---संज्ञा स्त्री. [सं.] सबका समूह, 'व्यक्ति' का विप- 
रीतार्थक | 3.--सू रदास सोई समष्टि करि व्यष्टिभाव 
मन लाव--२-३८ । 

समसरि--वि. [सं. सम] बराबर, समान । उ.--(क) 
सूरदास पघ्तिसुता-सुख जलनिधि कहूँ लौं कहौं, नहि कोउ 
समसरि--१ ०-१२० । (ख) अपनी समसरि और गोप 
जे तिनको साथ पठाये--५८३ । 

संज्ञा स्त्री. बराबरी, समानता । उ.-दुहन देहु कछ 

दिन अरु मोकौं तब.करिहो मो समसरि आई-+-६६८। 

समसान--संज्ञा पुं. [सं. श्मशान] इसशान । 

सम-सामयिक -- वि, [सं. सम + सामथिक)जो (दो या कई) 
एक ही समय में हुए हों । 


'समस्त--वि. [सं.] (१) सब, कुल, समग्र । (२) मिलाया 


हुआ, संयुक्त । (३) जो समास द्वारा मिलाया गया हो, 
समासयुकत । 

समस्या--संज्ञा स्त्री. [सं ] (१) जटिल या विकट प्रसंग । 
(२) छंद आदि का वह चरणाद्ध जो नया और स्वतंत्र 
छंद बनाने के लिए कवियों को दिया जाता हेँ। 

समस्या-पूर्ति-- संज्ञा स्त्री. [सं.]दिये हुए चरणाद्ध के आधार 
पर स्वतंत्र छंद बनाना । 

समॉ--संज्ञा पुं. [हि. समय] बकत, समय । - 
मुहा,-- समा बंधना--(संगीत, काव्य-पाठ आदि 

का) इतनी उत्तमता से संपन्न होना कि उपस्थित जन- 
समूह तन्‍्मय हो जाय । 

समा--संज्ञा स्त्री. [सं,] साल, वर्ष । ह 

समोइ--क्रि,अ, [हिं समाना] लीन होकर, .लीने हों जाय । 
उ.--(क) सने सने बिधि-लोकहि जाइ, ब्रह्मा सगे हरि 





[ १६७४ ] 


पर्दाह समाइ--३-१३ । (ख) ताहि सुने जो प्रीति के 
सो हरि पर्दाहि समाइ--१८६१ । 
प्र-जाइ समाइ--जाकर लीन हो जाय | उ.-- 

जाइ समाइ सूर वा निधि मैं बहुरि व उलटि जगत में 
नाचै--२-११। गए समाइ-लोप से हो गये। उ. 
--मंदिर में गए समाइ, स्यामल तनु लखिन जाइ-- 
१०-२७५ । कहा समाइ--कंसे समा सकता या सहा 
जा सकता हूँ ? उ.--पलक वोट निमि पर अनखाती 
यह दुख कहा समाइ-- ३४४४) सके न समाइ--भरा 
नहीं जा सकता है । उ,--सूर-दास प्रभु सिमुता कौ 
सुख सके न हृदय समाइ--१०- १७८ । गयो समाइ 
-- लोन हो गया, पच गया, मिल गया । उ.-वह्नल 
देखि जनति व्याकुल भइ अंग विष गयौ समाइ-७५८ । 

समाई--संज्ञा स्त्री, [हि, समाना] (१) समान को क्रिया 
या भाव (२) शक्ति, साम्थ्यं। (३) हैसियत औकात । 

समाउँ--क्रि, अ, [हिं. समाना] भर या समा जाता हें । 
उ,- हाँ के वासी अवलोकत हों आनंद उर त समाउँ 
९--१६५ । 

समाऊँ--क्रि, अ. [हि. समाना] समा जाओं। उ,--अंग 
सुभग सजि, हल मधु मूरति नैननि माँह समाऊँ-- 
१०४९ । 

समाए--त्रि. अ, [हि. समाना] (१) लीन हो गया । उ.-- 
पुनि सबको रचि अंड आपु मैं आपु समाए--२-३६ । 
(२) आ गया, भर सका, समा सका | उ,--अति बिसाल 
चंचल अनियारे हरि-हाथनि न समाए--६७५ । 

समाक -वि, [सं. सम्यक्‌ ] सब, पूरा । 

समागत--वि. [सं,] (१) कहीं से आया हुआ (अतिथि 
आदि) । (२) उपस्थित या भ्रस्तुत (प्रसंग आदि) । 

समागम--संज्ञा पुं [सं.](१)आना, आगमन । (२) मिलना, 
सिलन। (क) ना हरि-भक्ति न साधु-समागम रह्यो बीच 
ही लटकी - १-२९२ । (ख) सूरदास प्रभु संत-समागम 
आनंद अभय निसान बजावै--१-२३३ | (ग) धरनि 
तृन तनु रोम पुलकित पिय समागम जानि---२८२५। 
(३) मैथुन, संभोग ॥ उ.--प्रथम समागम आनंद- 
आगम दूलह वर-दुलहिनी दुलारी---१०३-३९ | 

समाचार--संज्ञा पुं. [सं,] हाल, खबर, संवाद । 3,--(क) 


पूछे समाचार सति भाएँ--१-२८४ । (ख) काहू समा 
चार कछ पूछे--४-५ । (ख) श्री रघुनाथ और लकि- 
मन के समाचार सब पाये--९-९० । 

समाचार पत्र संज्ञा पूं. [सं.] अखबार । 

समाज --संज्ञा पुं. [सं.] (१) समूह । (२) एक ही कार-बार, 
आ।चार-विचार या समस्या के लोगों का वर्ग या समुदाय । 
उ.--कछु डर नाहिन जिय मैं डरपत अति आनंद 
समाज--सारा-४२ । (३) सभा, समिति । 

समाजवाद--संज्ञा पुं. [सं.] वह धिद्धांत जो समाज में सब 
प्रकार की समानता स्थापित करनेवाला हो । 

समाजवादी--वि. [सं.] 'समाजवाद' के सिद्धांत म॑ 
विश्वास रखनेवाला । 

समाजी--संज्ञा पुं, [हि. (आय) समाज] आर्य समाज का 
मतानुयायी । 

संज्ञा पुं. [हिं. समाज] नरतंकी के साथ तबला, सारंगी 

आदि बजानेवाला बर्ग । 

समाज्ञा--संज्ञा स्त्री. [सं.] यश, कीति । 

समात-- क्रि. अ, [हिं. समाना] (१) सम्राता है । उ.-(क) 
अमर मुनि फूले सुख न समात मुदित मति--१०-६ | 
(ख) अति अनुराग संग कमला तन पुलकित अंग न 
समात हियौ- १०-१४३ (२) रुकता या ठहर्ता हे । 
उ,--ठाढ़ो थक्‍्यो उतर नहिं आवे लोचन जल न समात 
--२४५७ । हु 

समाति--क्रि, अ. [हिं. समाना] समाती है । उ.--(क) 
संपति घर न समाति--१ ०-३६ (ख) विद्यमान बत्रिरह- 
सूल उर में जु समाति---२५४३ । 

समातो, समाती-क्रि, अ, [हिं. समाना] समा जाता। 
उ.-यह ब्यापार वहाँ जु समातो हुती बड़ी नगरी 
--३१०४। | 

समादर--संज्ञा पुं, [सं,] यथेष्ठ सस्मान-सत्कार । 

समाहत--वि. [सं,] यथेष्ट रूप से सम्मानित । 

समाध--संज्ञा स्त्री [सं, समाधि] समाधि ॥| 

समाधा--संज्ञा पुं. [सं.] (१) निपटारा । (२) विरोध दूर 
करना । (३) समाधान । 3,-निरखत बिधि भ्रमि भूलि 
परचौ तब, मन मन करत समाधा--७०५ । 

संज्ञा स्त्री. [सं. समाधि | समाधि | उ,--नहिं. पावत 


[ 


जो रस योगीजन तब तब करत समाधा--१२३६ | 

समाधान--संज्ञा पुं. [सं.] (१) किसी का संदेह, आशंका 
आदि दूर करने को दिया जानेवाला उत्तर जिससे उसे 
संतोष हो जाय । उ.--(क) समाधान सुरगन को 
करिके - सारा. २९४। (ख) समाधात सबहिनि को 
कीन्हो--सारा. ३०१ | (ग) तुम हरि समाधान को 
पठए हमसों कहन सँदेस--३२३२ । (२) मतभेद या 
विरोध दूर करना। (३) निराकरण । (४) समाधि। 
(५) ध्यान । (६) समर्थन। (७) नाटक को सुखसंधि 
के बारह अंगों में एक जिसमें बीज को ऐसे रूप में पुनः 
प्रस्तुत किया जाय कि नायक या नायिका का अभिमत 
पूर्णहप से स्पष्ट हो जाय । 

समाधानना, समाधाननो--क्रि. स. [सं. समाधान] (१) 
संदेश, आशंका आदि दूर करके संतुष्ट करना। (२) 
घेये या सांत्वना देना । 

समाधि--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) ईश्वर के ध्यान में मग्न 
होना । उ,--(क) रिषि की कपट-समाधि बिचारि, 
दियौ भुजंग मृतक गर डारि--१-२९० । (ख) सुचि- 
रुचि सहज समाधि साधि सठ, दीनबंधु करुनामय उर 
घरि--१-३१२ । (ग) सिव समाधि जि अंत न 
पावै--१०-३ । (घ) जिंहि सुख कौं समाधि सिव 
साधी-- १०-१२८। (२) योग का चरम फल जो उसके 
आठ-अंगों*में अंतिम है। इसके चार भेव हें--संप्रज्ञात, 
सवितकं, सविचार और सानंद। इस अवस्था में मनुष्य 
के चित्त की सब वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, बाह्य 
जगत से किसी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता और 
अनेक प्रकार की शक्तियों के साथ अंत में केवल्य की 
प्राप्ति होती हैं । उ,>- सो अष्टांग जोग कौं करे |” 
““। क्रम क्रम सौं पुनि करे समाधि । सूर स्यथाम भजि 
मिट उपाधि--२-२१ । (३) प्राणी की वह अवस्था 
जिसमें उसकी चेतना नष्ट हो जाती है और बह कोई 
शारीरिक क्रिया नहीं कर पाता । (४) मौन । (५) 
निद्रा । (६) मृत व्यक्ति की अस्थियाँ या शव गाड़ना । 
(७) वह स्थान जहाँ शव या अरिथियाँ गाड़ी जायें। 
(८) एक अर्थालेंकार । 

समाधित--वि. [सं.] जिसने समाधि लगायी हो । 


१६७५ |] 


समाधिस्थ--वि. [सं.] जो समाधि में लगा हो । 
समान -वि. [सं.] रूप, गुण, आकार आदि में एक जैसा, 
बराबर, तुल्य । उ.--(क) तुर्माह समान और नहीं 
दूजौ--१-१११ । (ख) सुनि थके देव बिमान, सुर-बधु 
चित्र समान--६२३ । (ग) कोमल कमल समान देखि- 
यत ये जसुमति के बारे - २५६९ । 
मुहा.-- एक समान-- बिलकुल मिलते-जुलते । 
यौ.--समान वर्ण--एक ही स्थान से उच्चरित 
होनेवाले वर्ण जेसे, त, थ, द, ध । 
संज्ञा स्त्री. बराबरी, समानता । 
समानता संज्ञा स्त्री, [सं.] बराबरी, तुल्यता । 
समानान्तर-- संज्ञा पुं, [सं, समान- अंतर] वे रेखाएँ जो 
आदि से अंत तक समान अंतर पर ही रहें । 
समाना--क्रि, अ. [पं. समावेश | (१) किसी वस्तु, अंग 
आदि के भीतर पहुँचकर भर जानाया लोन हो 
जाना । (२) कहीं से आकर उपस्थित होना, पहुँचना । 
क्रि, स, किसी वरतु आदि में भरना । हे 
समानाधिकरणु--संज्ञा पुं. [सं.] व्याकरण में किसी शब्द 
या पद का अर्थ या संबंध स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त 
किया जानेवाला समानार्थी शब्द या पद । 
समाना्थ--संज्ञा पुं. [सं.] वह शब्द जिसका अर्थ दूसरे के 
समान अर्थात्‌ वही हो, पर्याय । न 
समानार्थक--वि. [सं.] (किसी शब्द या पद के) समान 
अर्थ रखनेवाला, पर्यायवाची । 
समानी--क्रि. अ. [हि, समाना] समा गयी, भर गयी, 
लीन हो गयी । उ.--(क) सूर अग्रिनि सब बदन 
समानी--६१५ । (ख) कहा करों, सुन्दर मूरति इन 
तयननि माँझ समानी--११९८। (ग) बुधि बिबेक 
बल बचन चातुरी मनहूँ उदटि उन माँझ समानी 
--र.३३२ (२९) । (घ) नव से नदी चलत मर्यादा 
सूधी सिधु समानी--२०४४ । 
समाने - क्रि. अ. [हि. समाना] समा गये, भर गये, लोन 
हो गये। उ.--(क) कबहुँ अघासुर बदन समाने-- 
४९७ । (ख) कोउ बन में रहे दुरि, कोऊ गगन समाने 
--१२९६ । (ग) नैना नैननि माँझ समाने--पृ. ३२७ 
(६४) । (घ) सो मति मूढ़ कहत अबलनि सों, नहिं 








[ १६७६ |] 


सो हंदय समाने--३२१३ | 
वि. [हि समान] बराबर, तुल्य। उ,--मन-बच- 
कर्म पल वोट न भावत, छिन युग बरस समाने 
प्‌. ३२७ (६४) ॥ 
समाने--वि, [हिं. समान] बराबर, ठुल्य । 
समानो--क्रि. अः [हि. समानएः] समा गया, भर गया। उ. 
--तिहूँ भुवंन भरि_ताद समानौ-+पृ. ३४७ (५३) | 
समान्यो, समान्यौ--क्रि, अ. [हि. समाना] समा गया, 
भर गया। उ.--(क) .गैयन भीतर आइ समान्यौ-- 
२३७३ । (ख) सूर उहै. निज रूप स्याम कौ है मन 
माँ समान्यों - २१२७। 
समापक--वि, [सं.] सम्राप्त करनेवाला । 
समापत--वि. [सं. समाप्त] खत्म, समाप्त । 
संमापन- संज्ञा पुं, [सं.] (१) कार्य पूरा या समाप्त 
; करना । (२) क्चार, विवाद आदि से बचने के लिए 
समाप्ति का आदेश देना या प्रस्ताव करना। (३) सार 
डालना । (४) समाधान । 
“समापेन्‍न--वि, [सं.] समाप्त किया हुआ । 
“समाप्रिका क्रिया--संज्ञो स्त्री. [सं.] व्याकरण में वह क्रिया 
जिससे किसी कार्य को समाप्ति सूचित हो । 
समापित--वि, [सं,] समाप्त किया हुआ । 
समापी--वि. [सं.] समाप्त करनेवाला । 
समाप्त--वि, [सं-] जो खत्म या पूरा हो गया हो । 
समाप्ति - संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) किसो चलते हुए कार्य 
« का खत्म या पूरा होना । (२) सीमा, अवधि आदि का 
अंत होना । (३) (अस्तित्व आदि) न रह जाना । 
समाप्य--बिं, [सं,] (१) रूमाप्त करने योग्य । (२) जो 
समाप्त होने को हो । 
समाोय--क्रि, अ. [हिं. समानता] समा जाय, भर जाय, लीन 
: हो जाय । उ.--जाइ समाय सूर वा निधि मैं बहुरि 
जगत नहिं नाचैं--१-८१ । 
समायो, संमायौ--क्रि. अ. [हि. समाना] (१) समा गया। 
उ,.--तब तनु तजि मुख माहि समायौ--१-२२६। 
(२) डूब गया। उ.-- मन-कृत दोष अथाह तरंगिति 
: तरि नहिं सवयौ, समायौ--१-६७ । 
समारंभ--संज्ञा पुं. [सं.] (१) अच्छी तरह शुरू या आरंभ 


होना । (२) समारोह । 
समारना, समारनो--क्रि, स. [हि. सँवारना] (१) ठीक 
करना । (२) सजाना । (३) काम बनाता । 
समारोह--संज्ञा पु. [सं.] (१) धूम-धास, तड़क-भड़क । 
(२) धूम-धाम या तड़क-भड़फ से ,होनेंवाला कोई 
उत्सव या आयोजन । 
ससर्थ--संज्ञा पं, [सं.] समान अर्थवाला शब्द, पर्याय । 
समारथक--वि. [सं.] समान अ्थवाला, पर्यायवाची । 
समालोचक--वि. [सं.] समालोचना करनेवाला-॥ 
समालोचन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) भलोी-भाँति देख-भाल 
कर गुण-दोषों का पता लगाना | (२) उक्त प्रकार ऐ 
ज्ञात गुण-दोषों की विवेचना करना । 
समालोचना--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) भली भाँति देख- 
भालकर गुण-दोथों का पता.लगाना। (२) उक्त प्रकार 
से ज्ञात गुण-दोषों की विवेचना करना । (३) वह 
रचना जिसमें उक्त विवेचना को गयी हो + 


'समालोची--वि. [सं. समालोचिन] समालोचना करने- 


बाला, सम्तालोचक ! 
समाव-- संज्ञा एुं. [हि. समाई] (१) समाने की क्रिया या 
भाव | (२) शक्ति, सामथ्यं । (३) हैसियत, बिसात:। 
समावत--क्रि, अ. [हिं. समाना] समाता है। उ.--गोप- 
सखा संब बदन निहारत उर आनंद न समावत 
++४७९ | 9" 
समावनो--संज्ञा पुं. [हि. समाना] समाने की क्रिया या 
भाव । उ.--अधर अरुने.छबि. कोटि बज्र दुति ससि 
गुन रूप समावतो--२२८० । 
समावर्त्त न - संज्ञा पुं. [सं.] (१) लौटना, वापस आना । 
(२) वह संस्कार या आयोजन जो शिक्षार्थी के शिक्षा 
समाप्त कर लेने पर, स्नातक होकर उसके लोटने के 
समय प्राचीन गुरुझुलों में किया जाता थाया आधु- 
निक विश्वविद्यालयों में होता है । 
समाविष्ट--वि. [सं.] जो समाया हुआ, सम्मिलित या 
अन्तर्गत हो । 
समाव_त्त--वि. [सं.] जिसका समावतंन संस्कार, हो 
चुका हो । 
समावेश---संज्ञ। पुं. [सं.] (१) एक साथ रहना । (२) 


[ १६७७ ] 


* एक वस्तु का दूसरी के अंतर्गत होना । 
समार्वेशित--वि. [सं.] जो किसो में समाया हुआ या 
किसी के अंतर्गत हो । 
समावे--क्रि. अ. [हिं. समाना] भर जाय, ,लीन हो जाय, 
बसमा जाय | उ.--(क) आधे मैं जल-वायु समीवे 7“ ॥ 
: प्रान-वायु पुनि आई समावै--३-१३। (ख) सूरदास सो 
: : प्रेम हरि-हियेँ ने समा री-+६२९ । 


समास -संज्ञा पूं. [सं.] (१) संक्षेप । (२) समर्थन । (३) 


_संग्रह। (४) सम्मिलिन । (५)व्याकरण में दो या अधिक 
शब्दों का संयोग । इसके चार मुख्य भेद हें--अव्ययी 
भाव, तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मंधारय 

.. और ढंद्र । * 
संमोंसक--संज्ञा पुं. [सं, समास-+क (प्रत्य.) ] समास 
. . चिह्न जो पदों के सामासिक होने का सूचक होता है । 
: सेमासो क्ति--संज्ञा स्त्री. [सं.] एक अर्थालंकार | _ 
समाहनों, समाहनो--क्रि. अ. [हिं: सामुहें -- सामने ] 
* सामने आना, सामना करना । 
क्रि. स, [सं. समाहित] पकड़ता । 
समाहार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बहुत सी चीजों को इकट्ठा 
केरना। (२) राशि, ढेर। (३) मिलाना, सिलाप 
: : कराना । (४) व्याकरण में हंद्व.समास का एक भेद । 
समाहित--वि, [सं.] (१) एकत्र, संगृहीत । (२) शांत । 
(३) समाएत । (४) स्वीकृत । 
संज्ञा पूं. 'समाधि' नामक एक अर्थालंकार का दूसरा 
तास। 
समाहिं--क्रि, अ, [हिं, समाना] मग्न या लीन हो- जाते 
हैं ॥ उ.--अतिहिं मगन महा मधुर रंस रसन मध्य 
समाहि-- १-३१ ३८ । 
समाही--क्रि. अ, [हिं. समानता] ससा जाता है, लोन हो 
जाता. है । .उ.--(क) जैसे नदी, समुद्र समाही-पृ. 
३२१९ (८४) ॥ (ख) ज्यों पानी में होत बुदबुदा पुनि 
ता माहि सम्रांही--१० उ.-१३१ । 
. समिति--संज्ञा स्त्री, [सं.] सभा, समाज । 
समिद्ध--वि. [सं.] (१) जलता हुआ। (२) उत्तेजित । 
समिध--संज्ञा पुं. [सं.] अग्नि । 
समिधा--संज्ञ| स्त्री. [सं. समिधि] हवन-कुंड म जलान की 


लकड़ी । 
समिर---संज्ञा पुं., स्त्री, [स॑, समीर] हवा, वायुं । 
समी--संज्ञा पुं. [हिं. शमी] “शमी वृक्ष ।| 


समीक -संज्ञा पुं. [सं, शमीक] एक क्षमाशील ऋषि 


जिनके गले में परीक्षित ने मरा हुआ साँप डाल दिया 
थां और जिनके पुत्र ने उनको सातवें दिन तक्षेक नाग 
द्वारा डसे जाने का ज्ञाप दिया था। उ,.--इक दिन 
राइ अखेटक गयौ ।*”॥ रिषि समीक के आख्रम॑ आयौ। 
:””। दियौ भुजंग मृत्नक गर डारि--१-२९०। 

समीकरण--संज्ञा पुं, [सं.] (१) (दो या अधिक वस्तुओं, 
राशियों आदि को) समान करने की क्रिया या एव । 
(२) गणित में ज्ञात राशि से अज्ञात का पता लगाने 
को क्रिया । (३) यह सिद्ध करना कि असुके-अमुर्क 
राशियाँ या मान समान हें। 

संमीक्षक--वि. [सं.] समीक्षा करनेवाला। 

समीक्षण--संज्ञा पूं, [सं.] (१) देखेना-भालना, जाँच- 
पड़ताल ॥ (२) आलोचना । 


संमीत्ता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) देखने-भालने था जाँच- | 


पड़ताल करने को क्रिया । (२) समालोचना | 
समीचीने--वि. [सं,] (१) ठीक । (२) उचित | 


संमीचीनता - संज्ञा स्त्री. [सं.] ठीक, उचित यो न्यायसंयर्त 


होने का भाव | 
समीति--क्रि, वि. [सं.] प्रीति या-मिन्रंता-भाव से [*उ 
जिनि पतियाहु मधुर सुनि बातें लागे करने संमीति । 
०५४॥। 
संज्ञा स्त्री [सं. समिति] सभा, समाज । 
समीप--क्रि. वि. [सं.] (१) पास, निकट । उे.---छंहौं रस 
लें. समीप सँचरे - १-११७ । (२) सामने तुलना में 


-+कोंटि स्वर्ग सम सुखेंड न मानत हरि समीप: 


समता नहिं पांवत--३१४२ । 
समीपता--संज्ञा स्त्री. [सं.] समीप ही स्थित, निकटेता । 
समीपवर्ती--वि, [सं, समीपरवत्तिनू] निकट का 4 
संमीपस्थ--वि. [सं,] निकट का । 
समीपे--क्रि, वि. [सं, समीप] पास, निकठ ।-उ.--सुभग 
कर आनन समीप मुरलिया इहि भाइ- ६२७३ 
समीर--संज्ञा पुं. [सं.|] हवा, वायु । उ,-+स्घुपति* रिस 


0) 








[ १६७८ ] 


वा।बक प्रचंड अति सीता-स्वास समीर- ९-१४५८ । 

समीर--कुमार--संज्ञा पुं. [सं. समीर + कुमार हनुमान । 

समीरणु--संज्ञा पुं [सं.] हवा, वायु । 

समीहा संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) चेष्टा । (२) इच्छा । 

समु दर-- संज्ञा पुं. [सं. समुद्र | सागर, समुद्र । 

समुचित वि, [सं.] (१) उचित । (२) उपयुक्त । 

समुच्चय-संज्ञा पूं. [सं.](१) कुछ चोजों का एक में मिलना । 
(२) ढेर, राशि, समूह । (३) एक अर्थालंकार । 

समुच्चयबोधक-- संज्ञा पुं. [सं.] व्याकरण में वह अव्यय 
जो दो शब्दों, पदों या वाक्‍्यों को परस्पर जोड़ता हो । 

समुच्चित--वि, [सं.] (१) ढेर या राशि-रूप में इकट्ठा 
किया हुआ । (२) एकत्र, संगृहीत । 

समुज्ज्वल--वि. [सं.] (१) बहुत चमकीला । (२) बहुत 
प्रकाशमान । 

समुम--संज्ञा स्त्री.[हिं समझ ]अक्ल, बुद्धि | उ,-ग्रुत अव- 
गुन की समुझ न संका परि आई यह टेव--१-१५० । 

समुझत-क्रि, स. [हिं. समुझना] समभता, बूझता या ध्यान 
में लाता है। उ.--(क) मगन भयौ माया रस लंपट 
समुझत लाहि हटी--१-९८ | (ख) जुग जुग जनम, 
मरन अरु बिछुरत, सब समुझत मत-भेव --१-१००। 

समुझना, समुकनो--क्रि, स. [हि. समझना] (१) कोई 
बात विचार करके ध्यान में लाना | (२) किसी बात 
का स्वरूप भ्ञादि देखकर तद्विषयक अनुसान या 
कल्पना करना । 

समुभाइ--क्रि, स. [हिं. समुझाना] अच्छी तरह बताकर 
या समक्ता-बुझाकर । उ.-- मन तोसौं किती कही समु- 
झाइ- १-३१७ | 

समुमाई- क्रि, स. बहु. [हिं. समुझाना |समझलाया-बुकाया । 
उ.--भाने नहीं, कितों समुझाई--३९१ । 

समुकाई--क्रि. स. [हिं. समुझाना] समभझाया-बुकाया । 
उ,--मन मैं सोच न करि तू माता, यह कहिकी समु- 
झाई--९-८० । 

समुझाना, समुकानो--क्रि. स. [हि. समुझना] (१) सम- 
झाने की बात करना । (२) धीरज देना । 

समुमायो, समुभायौ-- क्रि. स. [हिं. समझाया] (१) सम- 
झाया-बुरझाया । (२) धीरज दिया। 


संज्ञा पुूं, समझाने को क्रिया, भावया उसका 

प्रभाव । उ.--छिन छिन सुरति करत जसुमति की परत 
न मन समुझायो--१० उ.-७८। 

समुभाव, समुझावा--संज्ञा पुं. [हिं. समुझाना] समझने- 
समझाने की क्रिया या भाव । 

समुझोवत--क्रि, स. [हिं, समुझाना] समझाते-बुभाते हो, 
प्रबोधते हो । उ---मधुकर, हमहीं क्‍यों समुझावत 
“२९८९ । 

समुझावति--क्रि. स. [हिं. समुझाना] समभाती या प्रबो- 
धती है। उ.--जैहैं बिगरि दाँत ये आछे तातें कहि 
समुझावति---१०-२२२। 

समुमावही--क्रि. स. [हिं, समुझाना] समझाता या प्रबो- 
घता हूँ । उ.-यूर दुष्ट समुझावही त्यांत्यों जिय खरई 
“रे०६१। 

समुभावहु--क्रि, स. [हिं. समुझाना] समझाते या प्रबोधते 
हो । उ.--ऊधौ, हमैं कहा समुझावहु--३२०६ । 

समुझावै-क्रि, स, [हिं. समुझाना] (१) बताता या 
सिखाता है । उ.--बचन-रचन समुझावे--१-१८६ | 
(२) समभाता या प्रबोधता है, समभाती या भ्रबो- 
घती है। उ.---(क) सूरदास आपुर्हि समझावै लोग बुरौ 
जिनि मानौ--१-६३ । (ख) ऐसौ पुरुषारथ सुनि 
जसुमति खीझति फिरि समुझावै--४5८२। 

समुमि--क्रि, स. [हिं. समुझना] समभ-बूककर, ध्यान 
देकर । उ.- (क) रे मन, समुझि सोचि-बिचारि 
--१-३०९ । (ख) बौरे मन, समुश्नि-संमुझि कछ चेत 
“१ श१२२। 

समुभिवी--क्रि. स. [हिं. समुझना]ध_्मझ लो या लेंगे, जाने 
लेंगे या लो । 3उ,.--इतने महि सब तात समुझिबी चतुर 
सिरोमनि नाहु-र२८६५८। 

समुझी--क्रि, स. [हिं. समुझना] समझ में आयी। 

प्र---समुझी न परी--समझ में नहीं आई, जान 

नहीं पाया | उ,--कौन भाँति हरि कृपा तुम्हारी, सो 
स्वामी समुझी नपरी १-११५ । 

समुमे---वि, [हिं. समुझना] समभने-बूभनेवाले । उ,-- 
सूरदास समुझे की यह गति, मन ही मन मुसुकायौ-- 
४-१३१ ३ 


१६७९ | 


समुमैए--क्रि, स. [हि. समुझना | समझाइए-बुकाइए, प्रबो- 
धिए । उ.--कामी होइ काम आतुर तेहि कैसे क॑ समु- 
झेए--२२७५। 
समुमेहौं--क्रि. स. स्त्री, पुं. [हि. समुझाना] समभाऊं- 
बुकाऊँगी, प्रबोधूगी । उ. -किहि बिधि करि कारन्हृहिं 
समुझेहों--१०-१८९ । 
समुमृग्रो, समुकूयौ-क्रि. .स. [हि. झमझना] समभ-बूझ 
सका, जान सका । उ,--मैं अज्ञान कछू नहिं समझूयौ 
परि दुख-पुंज सह्यो--१-४६ । 
समुद्‌--संज्ञा पुं. [सं. समुद्र | सागर, समुद्र । उ.--(क) 
त्रिदसपति समुद के मथन के बचन जो सो सकल ताहि 
कहि के सुनाए-- ८-5 । (ख) हम लंकेस-दुत प्रतिहारी 
समुद तीर कौं जात अन्हाए--९-१२० । 
समुदय--संज्ञा पुं. [सं] (१) उदय । (२) दिन । (३) युद्ध । 
वि, सब, कुल, समस्त । 
संज्ञा पुं. [सं. समुदाय] (१) ढेर, राशि। (२) गरोह, 
झुंड, समूह । 
समुदाइ, समुदाई - संज्ञा पुं. [सं, समुदाय] समूह, सम 
बाय । उ.--सुख-संपति दा रा-सुत झूठ सबे समुदाइ--- 
१०३१७ । 
समुदाय -संज्ञा पुं, (सं, ] (१) ढेर, राशि। (२) झुंड, समूह । 
समुदायो--संज्ञा पुं. [सं. समुदाय] भुंड या समूह में । उ. 
+झझूर चले.बन ते गृह को प्रभ्‌ बिहँसत मिलि समु- 
दायो २३१६।॥ 
समुदित--वि. [सं.] (१) उन्नत । (२) उत्पन्न । 
समुद्यय---वि, [सं,] अच्छी तरह से तेयार। 
समुद्र--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सागर, उदधि | उ,-- आए 
तीर समुद्र के--९-७२ । (२) किसी विषय के ज्ञान, 
गुण आदि का बहुत बड़ा आगार। 
समुद्रकांची---संज्ञा स्त्री. [सं. समुद्रकाउ्ची ] पृथ्वी जिसकी 
मेखला समुद्र हे । 
समुद्रकांता --संज्ञा स्त्री, [सं. समुद्रकान्ता] नदी । 
समुद्रचुलुक--सज्ञा पुं. [सं,] अगश्त्य मुनि जिन्होंने सारा 
समुद्र चुल्लुओं से पी डाला था। 
संपुद्रज--वि, [सं.] समुद्र से उत्पन्न । 
संज्ञा पूं, मोती आदि रत्न जो समुद्र से उत्पन्न माने 


जाते हें। . 

समुद्रफेन--संज्ञा पुं, [सं,] समुद्र का फेन या कागे । 

समुद्री, समुद्रीय--वि, [सं. समुद्रीय] (१) समुद्र का। (२) 
समुद्र में होनेवाला । 

समुन्नत--वि. [सं.] भली भाँति उन्‍्तत । 

समुन्नति - संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) यथेष्ट उन्नति । (२) 
महत्ता । (३) उच्चता । 

समुल्लास - संज्ञा पूं. [सं.] (१) आनंद, उल्लास । (२) 
ग्रंथादि का प्रकरण या परिच्छेद । 

समुहा--वि., क्रि, वि. [सं. सम्मुख | सामने । 

समुहाइ, समुहाई--क्रि. अ, [हिं. समुहाना] (१) सः .जे 
होकर । उ.-- (क) सोचति चली कुँवरि घर हीं तेँ। 
खरिक गई समुहाइ--६७९ । (ख) सुन्दरि गयी गृह 
समुहाइ --२९६ । (ग) सुकाबला या सासना करती है, 
सामने आकर अड़ती है। उ.-माधौ, नैंकु हटकौ गाइ । 
008 । ढीठ, निठुर, न डरति काहूँ, त्रिगुन ह्न॑ समु- 
हाइ-- १-५६ । 


. समुहाना--क्रि. अ. [सं, सम्मुख] (१) सासने आना । (२) ह 


सामने आकर अड़ना, सामना करना । 
क्रि, अ, [हिं. समूह] समूह बनाता, एकन्न होना । 
समुहाने--क्रि. अ. [हिं. समुहाना] (किसी के) सामने या 
सम्मुख आ गये । उ,-- सुनि मृदु बचन देखि उन्नत 
कर हरषि सबे समुहाने-- ५०३ | 
समुहानो--क्ति, अ. [सं. सम्मुख] (१) सामने आना । (२) 
सासना करना। 
समुहाहिं -- क्रि. अ. [हि. समूह] एकत्र होकर, सम्‌ ह बना- 
कर । उ.- सूर राधा सहित गोपी चलीं ब्रज समुहाहि 
+-१३०६॥ 
समूचा--वि. [सं. समुच्चय] (१) सब, कुल । (२) बिना 
कटा-पिटा, पूरा, सारा । 
समूढु--वि. [सं.] (१) एकत्र, संचित । (२) भोगा हुआ । 
(३) ठोक, संगत । (४) हाल का जन्मा हुआ। (५) 
विवाहित । 
संज्ञा पूं, (१) समूह । (२) भंडार, आगार । , 
समूर- संज्ञा पुं. [सं.] शंबर' या 'साबर' मृग । 
वि. [सं. स-+मूल_] मूलसहित । 








[१६८० 


संमूरा--वि. [सं. समस्त ] सारा, समूचा । 
वि. [सं. स+मूल] भूल सहित । 
समूल--वि. [सं.] (१) जिसमें जड़ या मूल हो । (२) 
जिसका कारण या हेतु हो । 
क्रि, वि, जड़-मूल से । 
समूह-- सेज्ञा पुं. [सं.] (१) एक तरह की चीजों का ढेर। 
उ.--अधम-समूह उधारने कारन्‌ तुम जिय जक प्रकरी 
--१-१३० । (२) (मनुष्यों का) समुदाय | उ.-- 
सैल-सिला-द्रुम बरषि ब्योम चढ़ि सत्रु-समूह संहारों 
+-+-९-१०८ | 
समूहत:--क्रि. वि. [सं.] सामूहिक रूप से । 
समत--संज्ञा स्त्री, [सं. स्मृति] (१) ज्ञान जो स्मरण- 
शक्ति से प्राप्त हो। (२) साहित्य में किसी भूली बात 
का याद आना जो एक संचारी भाव हे । (३) प्रियतम 
संबंधी बातों का याद आना जो पूर्वराग की दस अव- 
स्थाओं में एक हैँ। (४) हिंदू धर्म-शास्त्र । उ.--समृत- 
बेद-मारग हरि-पुर कौं तात॑ लियौ भुलाई-- १-१८५७। 
समद्ध--वि.. [सं,] धन- संपत्तिवाला। 
समद्धि--संज्ञा स्त्री, [सं.] धत-वेसव-संपतनता । 
समद्धी--वि. [सं. समृद्धिनु] धन-वे भव बढ़ानेवाला । 
संज्ञा स्त्री, [सं. समृद्धि] धन-बेभव-संपन्‍नता । 
समेटना, समेटनो -क्रि. स. [हि. सिमटना] बिखरी हुई 
चीजों को इकट्ठा करना । 
समेत--वि. [सं.] मिला हुआ, संयुक्त । 
अव्य. साथं, सहित। उ.-- (क) अस्व समेत बच्चु- 
.  बाहन. ले सुफल जज्ञ-हित आए--१-२९ । (ख) बल 
समेत नृप कंस बोलाए--२५६८ । (ग) गज समेत 
तोहि डारों मारी -२५५९ । 
समै--संज्ञा पुं. [सं. समय] सभय । उ,-- (क) सुरत समें 
के चिह्न राधिका राजत रंग भरे--२११४। (ख) तब 
तेहि सम आनि ऐरापति ब्रजपति सों कर जोरे 
--६११५। 

: समैबो, समैबो--संज्ञा पुं. [हि. समाना_] जल में समाने या 
निमज्जित होने की क्रिया या भाव । उ,--कैसे बसन 
उतारि घरें हम कैसे जलहिं समैबौ--७७९ । 

समैया--क्रि, स. [हिं. समाना] समाता है। उ.--ूँकि 


फूंकि जननी पय प्यावति, सुख पावति जो उंर न समैयां 


| -+१०-२२९। 
समैहै--क्रि. स. [हि. समानता] समायगी, समा सकेगी । 
उ.--जिन प॑ै ते लें आए ऊधौ, तिर्नाह के पेट समैंहै 
हद १०५॥। 
समैहो--क्रि, स, [हि. समाना] समाऊ गीं, समा जाऊं गी । 
उ,--तजि अकोस पिय भौन समैहौं--१२०७ ॥ 
समो--संज्ञा पुं. [सं, समय] समय + उ.--अब वहि देस 
नंदनंदन कहूँ कोउ न समो जनावत--२०३५ । 
समोई--क्रि. स, [हिं. समोना] लीन हुई । 
प्र.--रही समोई - सम्रा गयी, लोन हो गयी * उ. 
--कहा कहां केछ कहत न आवीै तन मन रही समोई 
+-दैहै०रे१ :. 
समोखना, समोखनो--क्रि. स, [स, सम्मुख] बहुत जोर 
देकर कहना । न्‍ 
समोधना, समोधनो--क्रि. स., [सं. सम्बोधन] समभा- 
: बुभाकर श्ञांत करना या उचित मार्ग पर लाना। 


समोधे--क्रि, स. [हि: समोधना] समभता बुराकर ज्ञांत . 


किया । उ.- - ठाती कथा प्रवोधि तबहिं फिरिं गोप 
समोधे--३४४३ । 
समोना; समोनो--क्रि. स. [हिं. समाना ? ] सिलाना 
क्रि, अ. (१) डूबना । (२) लीन होसा । 
वि. [हिं, स+ मोयत ](पकवान) जिसमें मोयन सिला 
हो, जो (पकवान) -सोथन सिलाने से बहुत मुलायम हो 
गया हो । 
समोयो, समोयो--क्रि. स. [हिं. समोना] (१) मिलाया । 
उ.- तातौ जल आति समोयौ अन्हवाइ दियौ, मुख 
घोयौ. १०-१८३ । 
क्रि. अ., सिल गया, लीन या बिलोन हो गया। 
उ,--जज्ञ समय सिसुपाल सुजोधा अनायास लै जोति 
समोयौ-- १-५४ । 
मुहा, गरद समोयौ--धूल में मिल गया, नष्ट हो 
गया । उ.--सौ भैया दुरजोधन राजा, पल में गरद 
समोयौ---१-४३ । 
समोधा--संज्ञा पुं. [देश,] एक नमकीन पकवान । 


. समौ--संज्ञा पुं, [सं, समय] समय । 


# 


न्‍ 


[ श्६८१ ] 


, समुहा,-समों गए तं--उपयकक्‍्त ससय या अवसर 
बीत जाने पर । उ.-- (क) सुनि सुंदरि यह समौ गए 
:.. 'तें'पुनि न सूल सहि जैहै- २०३३ । (ख) अब काहे 
: जल मोचत सोचत समौ गए तें सूल नई ..२५ -७। 
“समौ पहिचान-- उपयुक्त समय या अवसर देख- 
कर । 3.--करिये बितती कमलनतयन सों सूर समौ 
पहिचान--२५२२.। 5 
समौरिया- वि, [सं. सम-+-हिं. उमर] समान उम्र का । 
सम्मत-- वि. [सं.] जिसकी राय मिलती हो, सहमत । 
सम्मति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) राय, सलाह । (?) अनु- 
मति, आदेश। (३) मत, विचार अभिप्राय। उ,-- 
सोचि-विचारि सकल ख्रुति सम्मति, हरितें और न 
:आगर--१-९१ । (४) एकमत होना । (५) प्रस्ताव 
या विचार के पक्ष में दी जानेवाली अनुमति । 
सम्मान---संज्ञा पुं. [सं,] गौरव, प्रतिष्ठा । - 
सम्मानना, सम्माननो-क्रि. स. [सं. सम्मान] आदर या 
सम्मान करना । 
सम्मानित--त्रि. [सं.] (१) जिसका सस्सतान किया गया 
हो । (२) जिसका सब सम्मान करें, प्रतिष्ठित. 
सम्माभ्य--वि. [सं.] आदर के योग्य । 
सम्मिलन--संज्ञा पुं. [सं] मिलना, मिलाप । 
सम्मिलित--वि, [सं.] मिला हुआ, युक्त । 
सम्मिश्रण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मिलने या मिलाने की 
क्रिया । (२) मेल, मिलावट । 
. सम्मुख -- अव्यय [सं.] सामने, समक्ष । 
सम्मुखी--संज्ञा पुं, [सं. सम्मुखिन्‌] दर्यण, मुक्र । 
वि. जो सामने या समक्ष हो । 
सम्मुखीन--वि. [सं.] जो सामने हो । 
सम्मुहँ, सम्मुहें, सम्मुहों, सम्मुह्ों--क्रि, वि.[सं. सम्मुख] 
सामने, समक्ष । 
सम्मेलन संज्ञा पुं..[सं.] (१) सभा, समाज । (२) जसा- 
बड़ा, जमघट। (३) सिलाप, संगस । 
: सम्मोह--संज्ञा पुं. [सं.] (१) प्रेम । (२) श्रम, संदेह । 
(३) बेहोशी, मूर्छा । (४) एक छंद । 
सम्मोहक--वि. [सं.] मोहनेवाला, लुभावना । 
सम्मोहन--संज्ञा पुं. [सं,] (१) मोहित या मुग्ध करने की 


क्रिया । (२) एक प्राचोन्-भस्त्र जिससे शत्रु-पक्ष को 
सोहित कर लिया जाता था। (३). कामदेव के पाँच 
' बराणों में एक । 
वि. जिससे मोह उपजे, मोहकारक । 
सम्यक, सम्यकू-बि, [सं, सम्यक्‌ | पुरा, सब । 
क्रि, वि. (१) सब प्रकार से । (२) भली भाँति ।- 
सम्राज्ञी--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सम्राट को पत्नी | (२) 
साम्राज्य की अधीश्वरी । ४ ल्‍ 
सम्राट, सम्राट्‌ू-संज्ञा पूं. [सं. सम्राज] बड़ा राजा । 
सम्रित, सम्रिति--संज्ञा स्त्री. [सं. स्मृति] (१) वह ज्ञान 
जो स्मरणशक्ति से प्राप्त होता रहता है । (२) याद, 
स्मरण । (३) किसी पुरानी या भूली हुईं बात का 
स्मरण हो आना जो एक संचारी भाव माना गया है। 
(४) प्रियतम के संबंध में पुरानी बातों का रह-रहकर 
याद आना जो पूर्वराग की दस अवस्थाओं म एक है | 
(५) वे हिंदू धर्मशास्त्र जिनकी रचना वेदों का स्स 


रण-चितन करके की गयो थी | (६) 'स्मरण' नामक 


अलंकार । 
सम्हरना, सम्हरनो, सम्हलना, सम्हालनो--क्रि अ, [हि. 
सँभलता ] (१) किसो बोक आदि का रोका या कर्तव्य 
आदि का निर्वाह किया जा सकना। (२) आधार था 
सहारे पर रुका या टिका रहना। (३) सावधान होना । 
(४) बचाव करना। (५) रोग से छूटकर स्वस्थता 
प्राप्त करता । (६) सुधरना । 
सम्हार, सम्हाल--संज्ञा पुं. [हि. सँभाल, सँभार:) (१) 
रक्षा । (२) पोषण या देखभाल का भार । (३) तन- 
बदन या शरीर की सुध | उ.--तन की सुधि-सम्हार 
कछ नाहीं--७९९ । 
क्रि. स, [हिं, सम्हालना] सुधार या बनाकर । 
प्र.--दीन्ही बात सम्हार--बात सुधार या बना 
दी । उ.--हीरा जनम दियौ प्रभु हमकों, दीन्ही बात 
सम्हार--१-१९६ । 
संम्हारत, सम्हालत--क्रि, स, [हि. सम्हारना, सम्हालना] 
सुधारता है । उ.--पछिले कर्म सम्हारत नाहीं, करत 
नहीं कछु आगैं--१-६१ । 
सम्हारति, सम्हालति - क्रि, स, [हि. सम्हारना, सम्हा- 


>>) 





[ 


लगा] (१) ठीक या व्यवस्थित रखतो है । उ.--आनद 
उर अंचल न सम्हारति सीस सुमन बरसावति -१०- 
२३ । (२) बुरी दक्षा में जाने से बचातो या रक्षा 
करती हे ( 3.--पद-रिपु पट अँटक्यौ न सम्हारति 
उलट न पलट खरी--६५९ । 
सम्हारन--संज्ञा पूं. [हिं. सम्क्ष रना ] 'सम्हालने' की क्रिया 
या भाव । ह है 
प्र-- सम्हारन लागे--समेटने, बटोरने या इकट्ठा 
करने लगे । उ.--मरती बेर सम्हारन लागे जो कछ 
गाड़ि धरी--१-७१ । 
सम्हारना, सम्हालना-क्रि, स. [हिं. सभालना] (१) 
भार ऊपर लेना। (२) रोककर वश में रखना । (३) 
गिरने न देना । (४) रक्षा करना। (५) बुरी दक्ा 
में जाने से बचाना । (६) पालन-पोषण या देखरेख 
करना । (७) ठीक तरह से काम करना | (८) ठीक 
या व्यवस्थित रखना, अस्तव्यस्त न होने देना । (&) 
सहेजना । (१०) सुधार लेना। 
सम्हारहुगे, सम्हालहुगे--क्रि. स. [हिं, सम्हा रना, सम्हा- 
लगना] निभाओगे । उ. - अपनौ बिरद सम्हारहुगे तौ 
यामैं सब निबरी--१-१३० | 
सम्हारि, सम्हालि--क्रि, स, [हिं. सम्हारना, सम्हालना] 
(१) सँभालो । 
मुहा.--सैरति सम्हारि होश में आओ, सचेत या 
सावधान हो जाओ। उ.--भली भई अबकी हरि बाँचे 
अब तौ सुरति सम्हारि--- १०-७९ । 
(२) भार आदि रोका या उठा सका। उ.--वातें 
दूनी देह धरी, असुर न सक्यौ सम्हारि---४३ १ । (३) 
सुधार या सम्हाल लेती है । उ. - ज्यों बालक अपराध 
सत जननी लेति सम्हारि--४९२ । (४) रक्षा करके । 
मुहा,--लैहैं सम्हारि--रक्षा कर सकेगा | उ.-- 
सूर कौन सम्हारि लैहै चढ़चौ इंद्र प्रचारि--९५०। 
नाहिन परत सम्हारि--घैर्य नहीं रह जाता, धीरज 
छटने लगता है । उ.-सूर. प्रभु ब्रत देखि इनको 
नाहिन परत सम्हारि - ७७७ । 
सम्हारी, सम्हाली--क्रि. स. [हिं. सम्हारना, सम्हालना] 
(१) बचायी, रक्षा की । उ,--अंबर हरत द्रुपद-तनया 


१६८२ ] 


की दुष्ट-सभा मधि लाज सम्हारी--१-२२। (२) 
मनोवेग को रोका, सम्हाला। 
प्र.--नहिं सके सम्हारी--मनोवेग को रोक नहीं 

सके, अधीर या व्रवित हो गये | उ.--थर थर अंग्र 
कँपति सुकुमारी। देखि स्याम नहिं सके सम्हारी 
--७९९ | 

सम्हारे, सम्हाले--क्रि. अ. [हिं. सम्हारता, सम्हालना] 
सचेत या सावधान हुए, ध्यान दिया। उ.--देवबानी 
भई जीत भई राम की ताउ पै मूढ़ नाहीं सम्हारे 
१० उ,>-रे३। 

सम्हारे, सम्हाले--क्रि. स. [हि. सम्हारना, सम्हालना] 
(१) रक्षा करता है, बचाता या सुधारता है । उ.-- 
हरि तोहि बारंबार सम्हारे - २०३८ । (२) सम्हाल- 
कर, सचेत या सावधान होकर । उ,--तब झुकि बोली 
ग्वालि बात किन ,कहौ सम्हारे--१०१४। 

सम्हारो, सम्हारो, सम्हालो, सम्हालौ- क्रि, स. [हि. 
सम्हारना, सम्हालभा ] बचाता या सँभालता है । उ.-- 
लोटत पीत पराग कीच में नीच न अंग सम्हारो-- 
२९९० | 

सम्हारधो, सम्हारधों, सम्हाल्यो, सम्हाल्यौ--क्रि, स- 
[हिं. सम्हारना, सम्हालना] बचाया, रोका, रक्षा की, 
सेंभाला | च 

प्र० नहिं जात सम्हारचौ - बचा नहीं सका, रोक 

या सँभाल नहीं सका । उ.--निरतत पद पटकत फन- 
फन-श्रति, बमत रुधिर, नहिं जात सम्हारथौ--५६४। 

सयन--संज्ञा पुं. [पं शयन] सोना, निद्रित होना, शयन । 
उ.-- (क) देखि सयन-गति त्रिभुवन कंपे, ईस बिरंचि 
समावै--१०-६५ । (ख) छीरस्मुद्र सबन संतत -- 
३९२। 

सयल--संज्ञा पुं, [सं, शैल] पर्वत, शैल । 

«वि. [सं. सकल] सब, समस्त । 

सयान--संज्ञा पुं. [हिं. सयाना] (१) चतुरता, चालाको, 
सयानापत्र । उ,--(क) ब्याकुल रिस तन देखि के 
सब गयोौ सयान--२२६९ । (ख) देखौं सकल सयान 
तिहारो लीने छोरि फटके--३१०७। (२) समभ- 
बारी | 3.-- (क) तब लगि सब सयान रहै---६४६। 


[ १६८३ |] 


+-२५५१। 

सयान्यो, सयान्यौ- संज्ञा पुं. [हि, सयाना] चतुरता, 
सयानापन । उ.---चूक परी मोक्रों सबही अँग कहा 
करों गई भूलि सयान्यो--१४६० । 


(ख) अब यह कौन सयात्त बहुरि ब्रज जा कारन उठि 

आए हो---२९५६ । (३) सार, तत्व, बुद्धिमत्ता । उ. 

--नाहिनें कछू सयान ज्ञान में इह नीके हम जानैं-- 

३२११॥। (४) बुद्धि, विवेक । उ,-एतो बालक अजान 

देखो, उनके सयान कहा--२६०४ । सरंजाम--संसा पुं, [अ. सर-+अंजाम] (१) कार्य की 
सयानप, सयानपन---संज्ञाह्तुं. [हि. सयाना, सयानपन] समाप्ति। (२) प्रबंध, व्यवस्था । (३) सामान । 

(१) चालाकी, चतुरता। उ.--तेरे तनक मान मोहन सर--संज्ञा पुं. [सं, सरस्‌] ताल, तालाब, जलाशय | उ.-- 


के सब सयानप भूले--२-७५। (२) समभदारी । 
उ.--(क) बाँधन गए, बँधायौं आपुन, कौन सयानप 
कीन्हौ--५-१५। (ख) सूरदास बिरही क्यों जीवै कौन 
सयानप एहु--३३८२ । 


सयाना--वि. [सं, सज्ञान] (१) पूर्ण अवस्था का, वयस्क । 


(२) चतुर, चालाक, बुद्धिमान । (३) धूर्त । 


सयानी--वि. स्त्री. [हिं. सयाना] (१) पूर्ण या परिपक्व 


अवस्था की, वयस्क । उ.-- भली बुद्धि तेरे जिय उपजी 
बड़ी बैस अब भई सयानी- ३६८ । (२) चतुर, 
चालाक, बुद्धिमती । उ.-- (क) औरनि सों दुराव जो 
करती तौ हम कहतीं भली सयानी--१२६२ । (ख) 
तुम इह कहति सब्रे वह जानति, हम सब ते वह बड़ी 
सयानी-- १ २८४॥। (ग) जिनि सोचहु सुखमान सयानी 
--२८५३ । (३) चतुराई से भरी हुई। उ. - लोग 
सब कहत सयानी बातैं--२७१३ । 


सयाने, सयानें--- वि. बहु. [हिं. सयाने] (१) पूर्ण या परि- 


पक्‍व अवस्था के, वयस्क । उ,-- (क) दे बालक बैठारि 
सयाने, खेल रच्यौ ब्रज-खोरी - ६०४ । (ख) गोप- 
बालक कछु सयाने, नंद के सुत बाल--६१० । (ग) 
सूर स्याम अब होहु सयाने बैरिन्रि के मुख खेहु-- 
१००४ । (घ) रूठेहि आदर देत सयाने, इहै सूरज 
सगाइए--१६८८। (२) चतुर, बुद्धिमान । उ,--(क) 
जा जस कारन देत सयाने तन-मन-धन सब साजु-- 
२८५१ ॥ (ख) सूर सपथ दे ऊधौ पूछो इहिं ब्रज कौन 
सयानै---३२११। 


सयानो, सयानौ--वि. [हिं. सयाना] (१) चतुर, बुद्धि- 


मान । उ,-- और काहि बिधि करों तुमहि तें कौन 
सयानौ--४९२ । (२) चतुरतापूर्ण, बुद्सानी का। 
उ,--कीज कछु उपकार परायो यहै सयानो काज 


मानहु मकर सुधा-सर क्रीड़त---६४५ । 

संज्ञा पुं. [सं. शर] तीर, बाण । उ,--(क) सूर- 
दास सर लग्यौ सचानहि- १-९७। (ख) धर्म कहैं 
सर-सयन गंग-सुत तेतिक नाहि सतोष--१-२१५ | 

संज्ञा स्त्री, [सं. सदृश ] बराबरी, समानता। उ.-- 
(क) ब्रज-जुवती ब्रजजन ब्रजवासी कहत स्याम सर 
कौन करैं--९८९ । (ख) कहाँ स्याम की तुम अर्धा- 
गिनि, मैं तुम सर की नाहीं--२९३७। 

मुहा. - (किसी का) सर पूजना--(किसी की) 
बराबरी का सकना, (किसी के ) समान हो सकना। * 
- संज्ञा पुं. [फ़ा,] (१) सिर । (२) सिरा। (३) चरम 
सीमा । 

सुहा,--सर (तक) पहुँचाना--ठिकाने, ह॒द या 
चरम सीमा तक पहुँचाना । 

वि, (१) पराजित किया हुआ । (२) बलपुर्वक 
दबाया हुआ । (३) प्रभावित, अभिभूत। 

सुहा.--सर करना--(१) वश्ञ में करना, दबाना । 
(२) खेल में हराना या पराजित करना । 

संज्ञा पुं. [सं, अवसर से अनु. | (१) ऐसा अवसर जो 
कार्य-विशेष के उपयुक्त न हो । (२) जब अवसर या 
अवकाश हो । उ.--सेवा यहै नाम सर-अवसर जो 
काहुहि कहि आयो--१-१९३ । 

मुहा,--सर-अवसर न जानना (देखवा या समझना) 


. +यह न सोचना कि अमुक कार्य के लिए कोई अवसर 


उपयुक्त या अनुकूल हैँ या नहीं। सर-अवसर नहिं 
जान्यो--यह न समझा कि अमुक कार्य के लिए उप- 
यक्‍त या अनुकूल अवसर है या नहों । उ.-न्तृप 
सिसुपाल महापद पायौ, सर-अवसर नह जान्यो । 
क्रि, वि, [अनु.] 'सर-सर' की ध्वनि के साथ । उ, 





[ १६८४ ] 


-- साँटी दीन्हीं सर-सर--३७३ । 
सरई--क्रि. अ. [हिं. सरता] (काम) हो सकता या चल 
सकता है, पूरा पड़ सकता है । उ.-- आगे बृच्छ फरे 
जो बिष-फर, बुच्छ बिना किन सरई-१०-४ | 
सरंकडा--संज्ञा पुं. [सं. शरकांड] 'सरपत” की तरह को 
एक वनस्पत्ति जिसकी छड़ें गाँठदार होती हैं । 
'सरक--संज्ञा स्त्री. [हिं. सरकना] (१) 'सरकने' की क्रिया 
या भाव, चलना, खिसकना-। (२) नशे को खुसारी । 
उ,--बारंबार सरक मदिरा फरी अपरस रटते उघारे 
--२९९० । (३) मद्यपात्र । (४) यात्री-दल । 
सरकना, सरकनो--क्रि, अ. [हि. खिसकना या सुं. सरण] 
(१) खिसकना, किसी तरह हठना। (२) नियत काल 
से आगे टल जाना । (३) काम चलना, निर्वाह होना । 
सरकश-- वि. [फ़ा,] (१) नटखठ, शरारती । (२) उदंड। 
(३) ज्ञासन या नियंत्रण न साननंवाला । 
सरका२र-संज्ञा स्त्री, [फ़ा.](१) स्वामी । २) शासनसत्ता । 
सरकारी--वि, [फ़ा.] (१) स्वामी का । (२) शासन का । 


सरक्ि - क्रि, अ. [हिं. सरकना] किसी ओर को खिसक या - 


हटकर । 
प्र,--सरकि रही--एक ओर को खिसक या हट 
रही है । उ.--सूरदास मदन दहत पिय प्यारी सुनि 
ज्यों क्यों कहो, त्यों त्यों बरु उतकों सरकि रही 
--२२३६। 
सरक--वि. [हिं. सरक] मस्त, मत्त 
सरखत--संज्ञा पूं. [फ़ा. सरखत] वह कागज जिस पर 
किराये, लेतदेन आदि की शर्तें' लिखी हों । 
सरग--संज्ञा पुं. [सं. स्वर्ग ] (१) स्वर्ग । उ.--मोकों पंथ 
बतायौ सोई नरक की सरग लहौं--१-१५१॥। (२) 
सुखदायी स्थान । (३) सुख-शांतिपूर्ण परिवार । 
सरगतिया, सरगतीय--संज्ञा_स्त्री, सं. स्वर्ग -- हिं. त्रिया ] 
(१) अप्सरा । (२) देवांगना । 
सरगना--क्रि. अ. [देश. | डींग हाँकना । 
संज्ञा पुं. [फ़ा. सरगना] सरदार, अगुवा । 
सरगम--संज्ञा पुं. [हि. स रे ग॒ म] संगीत में सात स्वरों 
का समूह या उनके चढ़ाव-उतार का क्रस। 
सरगर्मा--वि. [फ़ा.] (१) जोशीला । (२) उत्साही । 


सरगर्मी--संज्ञा स्त्री, [फ़ा:] (१) जोश । (२) उत्साह । 
सर-घर---संज्ञा पुं. [सं, झर- तीर-+ हिं. घर] तरकश । 
सरघा- संज्ञा स्त्री, [सं.] मधुमक्खी । 
सरज--संज्ञा पुं, [सं. सर-+ज] कमल । उ.--प्रफुलित 
सरज सरोवर सुंदर--२८५३। 
सरजना, सरजनो--क्रि. स. [हि, सिरजना] (१) रचना, 
बनाना । (२) उत्पन्न या तैयार करता । 
क्रि, अ. (१) बनना, रचा जाना। (२) उत्पन्न होना । 
सरजा--संज्ञा पुं. [फ़ा. सरजाह या अ, शरज:] (१) सर 
दार। (२) शेर, सिह । (३) शिवाजी का एक नाम । 
सरजिव--वि, [सं, सजीव] (१) जीवित । (२) ओजपू ..। 
(३) प्रभावशाली । (४) सशक्त । 
सरजी--क्रि, अ. [हिं. सरजना] बनी (हैं), रची गयो (हें) । 
उ,--बिरह सहन को हम सरजी हैं । 
सरजीवन--वि. [सं. संजीवन] (१) जिलाने या जीवन- 
शक्षित देनेवाला । (२) हरा-भरा, ताजा। (३) उपजाऊ, 
उबर । (४) प्रसस्न या प्रफुल्ल करनेवाला । 
संज्ञा स्त्री, संजीवनी (बूटी)। 
सरजोर--वि. [फ़ा. सरज़ोर] (१) बलवान । (२) जबर- 
दस्त, प्रबल। (३) उद्‌दंड ॥ (४) विद्रोही । 
सरजोरी- संज्ञा स्त्री. [हि. सरजोर] (१) जबरदस्ती, प्रब- 
लता। (२) उद्दंता । (३) विद्रोह । 
सरट- संज्ञा पुं. , सं.] (१) छिपकलो । (२) गिरगिट। 
सरणु--संज्ञा पुं. [सं.] सरकना, खिसकना । 
सरंणी - संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) रास्ता, मार्ग । (२) ढर्रा, 
ढंग । (३) पगडंडी । (४) लकीर, रेखा ॥ 
सरत--क्रि. अ, [हिं- सरना] (काम बनता या चलता है। 
उ,.--इहिं बिधि भ्रमत सकल निसि दिन गत कछ न 
काज सरत--१-५५ । ढ़ 
सरता बरता -संज्ञा पुं. [हि. बरतना+अनु. सरतना] 
बँटाई । 
मुहा.--सरता बरता करता--किसी तरह आपस 
में ही बाँट-बेंटाई करके काम चला लेना । 
सर-ताज---संज्ञा पुं. [हि. सिर्ताज] (१) मुकुट । (२) 
शिरोप्तणि । (३) सरदार, नायक । (४) स्वामी । 
सरद--बवि, [फ़ा, सर्द] (१) शीतल । (२) सुस्त । 


| १६८५ ] 


संत्रा स्त्री, [हिं. शरद|शरद ऋतु। उ.-- ब्रज प्राची 
राका तिथि जसुमति, सरद सरस रितु नंद -१३३१॥ 
सरदई - वि. [हि, सरदा] 'सरवा' फल के, हलका हरापन 
लिए हुए, पीले रंग का | 
+ संज्ञा पुं. हल्का हरापन लिये पीला रंग । 
सर-दर--क्रि. वि, [फ़ा, सर + दर- भाव] (१) एक सिरे 
से | (२) सब मिलाकरु औसत में । 
सरदा--संज्ञा पु. [फ़ा, सर्द:] एक तरह का खरबूजा । 
संरदार--संज्ञा पुं. [फ़ा,] (१) नायक, अगुआ | उ,--तुम 
अपने चित सोचत जा को असुरन के सरदार--२३- 
.७७ । (२) शासक । (३) रईस, अमीर | 
सरदारी--संज्ञ। स्त्री, [हि. सरदार] नायक या प्रधान का 
पद, कार्य का भाव । 
सरदियाना, सरदियानो--क्रि, अ. [हिं. सरदी] (१) 
सरदी से ठंडा हो जाना । (२) आवेश शज्ञांत होना । 
संरदी--संसा स्त्री, [फ़ा. सर्दी] (१) ठंढक । (२) जाड़ा । 
सर-धन--संज्ञा पुं. [सं. शर- हि. धरना] तरकश । 
सरधा - संज्ञा स्त्री. [सं. श्रद्धा] श्रद्धा । े 
सरन संज्ञा स्त्री, [सं. शरण] रक्षा, आश्रय । उ.--(क) 
इहि कलिकाल-ब्याल-मुख ग्रासित सूर सरन उबरै-- 
१-११७ । (ख) सरन आए की प्रभु लाज धरिए-- 
.१-१८० । (ग) पटपटात टूटत अँग जान्यौ सरत-सरन 
सु पुकारथौ--५५६ । 
सरनगत--वि, [सं, शरणागत] शरण में आया हुआ । 
प्र,--सरनगत भऐं--शरण में जानेपर | उ.-- 
सूरदास गोपाल सरनगत भएँ न कौ गति पावत 
५0 | 
सरना, सरनो--क्रि. अ, [सं, शरण] (१) सरकना, खिस- 
कना । (२) हिलना-डोलना । (३) कास चलना, 
उद्देश्य सिद्ध होना, पुरा पड़ना । (४) किसी के काम 
: था उपयोग में आना । (५) किया जाना, निबंटना, 
संपादित होना । (६) निभना, पटना, परस्पर सद्भाव 
या प्रेम-भाव रहना । 
सरनाई---संज्ञा स्त्री, [सं. शरण] आश्रय, रक्षा | उ.-- 
(क) सूर कुटिल राखौ सरनाई-- १-२०१। (ख) इतनी 
कृपा करी नहिं काहु, जिनि राखे सरनाई--५५७ । 


वि. आश्रय या रक्षा में लेनेवाले, शरण में रखने- 
वाले । उ.--नमस्कार करि बिनय सुनाई, राखि 
' राखि असरत-स रनाई--६-५ । 

सरनागत--वि. [सं. शरणागत_ शरण में आया हुआ । उ. 
-(क) सरनागत की ताप निवारी--१-१२८। (ख) 
अजुन कहयौ, जानि सरनागत, कृपा करौ ज्याँ पूर्व 
करी--१-२६८ । 

सरनाम--वि, [फ़ा.] प्रसिदूध, विख्यात । 

सरनी--संज्ञा संज्ञा [सं. सरणी] (१) ढंग, रीति | उ.-- 
(क) ब्रज-जुवती सब देखि थकित भई सुन्दरता 
की सरनी--१०-१२३ । (२) रास्ता, पगडंडी, 7 । 
(३) लकी र, लीक, रेखा । 

सरन - संज्ञा स्त्री, सवि, [सं. शरण] शरणं में । उ.-- 
बलि सुरपति को बहु दुख दयौ, तब सुरपति हरि-सरनें 
गयौ--८-७ । 

सरपंच - संज्ञा पुं. [फा. सर-+हिं. पंच] पंचों में प्रधान, 
पंचायत का सभापति । ह 

सरपंजर, सरपैंजरा, सरपिंजरो, संरपिंजरौ-संज्ञा पुं, 
[सं. शर-+ हि. पिजरा] बाणों का बना हुआ घेरा । 
उ,--अर्जुन तब सर-पिजर कियौ । पवन सँचार रहन , 
नहिं दियौ--ता, ४३०९ । 

सरप--संज्ञा पुं. [सं, सर्प | साँप । 

सरपट--क्रि. वि. [सं, सपंण] घोड़े को तेज चाल को तरह 
बोड़ते हुए । 

सरपत--संज्ञा पुं [सं, शरपत्र] एक तरह की घास जिससे 
.छप्पर आदि छाये जाते हैं । 

संरपना, सरपनो--क्रि. अ, [सं, सर्पण] (१) सरंकना, 
खिसकना । (२) धीरे-धीरे आगे बढ़ना । 

सरपरस्त--वि. [फ़ा.] (१) रक्षक । (२) अभिभावक । 

सरपरस्ती-संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) रक्षा। (२) अंभि- 
भावकता । 

सरपेच--संज्ञा पुं, [फ़ा.] पगड़ी के ऊपर की कलगी । 

सरफराना, सरफरानो--क्रि, अं, [अनु.] घबराना.। 

सरब गी--वि. [सं, सर्वज्ञ] सर्वज्ञ । उ.--सूधी कहै सबन 
समुझावत हे साँचे सरबंगी - २९९७। _ 

सरब धी--वि. [सं. शरबंध] तोरंदाज, धनुधर 


ः 








[ १६८६ ] 


संज्ञा पुं, [सं. सम्बन्धी] संबंधी । 
सरब--वि, [सं. सर्व] (१) सब । (२) पूरा । 
सरबज्ञ--वि. [सं. सर्वज्ञ] सब कुछ का ज्ञाता । उ,.-- (क) 
तुम सरबज्ञ सबे विधि समरथ असरन-सरन मुरारि-- 
१-१. १। (ख) सूर स्थाम सरबज्ञ कृपानिधि--१-१२१। 
सरबर--संज्ञा स्त्री. [हिं. सर + अनु. बर] बराबरी, समा- 
नता । उ.--क) सेवक कहें स्वामि सों-सरबर इनि 
बातनि पति जाइ--९५४ । (ख) मूरख, उन तुम सर- 
बर करै--१० उ>ह२ । 
वि, बराबर, समान । 
संज्ञा स्त्री, [अनु.] व्यर्थ की या बहुत बढ़-चढ़कर 
की जानेवाली बात । 
सरबरन - वि. [हिं. सरबर_] समान, तुल्य । उ,--कष्न-पद- 
मकरंद पावन और नहिं सरबरन--१-३०८॥ 
सरबरना, सरबरनो-क्रि, अ. [हि. सरबर] (किसी को) 
बराबरी या समता करना । 
सरबरि, सरबरी - संज्ञा स्त्री. [हि. सर-बर] बराबरी, 
समानता । उ.--(क) ताकी सरबरि कर सो झूठ, जाहि 
गोपाल बड़ौ करै--१-०३४। .(ख) जब लगि जिय 
घटभंतर मेरे कौ सरबरि करि पावै-- १-२७५। (ग) 
खगपति सौं सरबरि करी तू--५८९ । 
वि. बराबर, समान | उ.- दिननि हमहूँ तुम सर- 
बरी, तुव छवि अधिकाई--पृ, ३१७ (६१) 
संज्ञा स्त्री, [सं, शर्वरी ] रात, रात्रि । 
सरबस--संज्ञा पुं. [सं, सर्वस्व] सारी संपत्ति और जमा- 
पूँजी, सब कुछ । उ.--(क) सिव कौ धन संतनि कौ 
सरबस, महिमा बेद-पुरान बखानत--१-११४ । .(ख) 
सरंबस ले हरि धरधौ सबनि कौ--६५४ । 
सरबोर--वि. [हिं. सराबोर] तरबतर, खूब तर । 
सरभ--संज्ञा पुं. [सं. शरभ] (१) पशु (हाथी, शेर, ऊंठ, 
बानर-आदि) । (२) टिड्डी । 
सरम--संज्ञा स्त्री.. [हि. शरम|] हया, लाज | उ.--(क) 
सूर सुहरि अब मिलहु कृपा करि बरबस सरम करत 
हठ हम सत--१६८७। (ख) रिसन उठी भहराइ 
झटकि भूज छुबत कहा: पिय सरम नहीं--२१४२ । 
सरमा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) देवताओं को एक कुतिया 


जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हे। (२) कुतियाँ । 
सरमाइ -- क्रि, अ. [हि. शरमाना] लजाता या लजाती है । 
उ,.--(क) नासिका सुक तयन खंजन कहत कवि सर- 
माइ--१२९४। (ख) उरज परसत स्थाम सुन्दर नागरी 
- सरमाइ--१८४९। 
सरमाई- क्रि, अ. [हिं. शरमाना] लज्जित हुआ या हुई । 
प्र,--गए सरमाई--लज्जित हो गये। उ.-यह 
सुनि अमर गए सरमाई--१०६५ । 
सरमात-्रि. अ, [हिं. शरमाना] लजाता या लज्जित 
होता है। उ.--तुम तौ अति ही करत बड़ाई, मन 
मेरो सरमात--१४२४॥। 
सरमाना--क्रि. अ,.[हिं. शरमाना] लज्जित होना । 
सरमानी-क्रि, अ, [हिं. शरमाना] लज्जित हुई । उ--- 
बेसरि नाउँ लेत सरमानी तब राधा झहरानी--१५- 
३४।॥ 
सरमाने-्रि, अ. बहु. [हिं. शरमाता] लज्जित हुए । 
उ.--हम तौ आज बहुत सरमाने मुरली ठेरि बजायो 
“-१७००॥। 
सरमानो-- क्रि. अ. [हिं. शरमाना] लज्जित होना । 
सरमाया--संज्ञा पुं. [फ़ा. सरमाय: | पूँजी, संपत्ति । 
सरमिष्ठा--संज्ञा स्त्री. [सं. शर्भिष्ठा] दानवराज वृषपर्वा 
की पुत्री जो दानव-गुरु शुक्ताचार्य को पुत्री देवयानी की 
प्रसन्‍तता के लिए उसकी दासी बनकर राजा ययाति 
के यहाँ गयो थी और राजा से जिसके तीन पुत्र उत्पन्न 
- हुए थे। उ.--कहचौ, सरमिष्ठा, सुत कहेँ पाए ? 
उनि कहचौ, रिषि किरपा तें जाए-- ९-१७४ । 
सरमैहौ--क्रि. अ. [हिं- शरमाना] लज्जित होगे, शर- 
साओगे. । उ.--सूर स्यथाम राधा की महिमा रहै 
- जानि सरमैहौ--१४९८॥। 
सरयू-ंज्ञा स्त्री. [सं,] उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध 
नदी जिसका नाम ऋग्वेद में है और जिसके किनारे 
पर प्राचीन अयोध्या नगरी बसी थी । 
सररात---क्रि. अ. [हिं. सरराना] वेग से हवा चलती है । 
उ.--घटा घनघोर घहरांत अररात दररात सररात 
ब्रज लोग डरपे--९४६ । 
सरराना, सररानो--क्रि. अ, [अनु. सर सर] बेग से हवा 


[ १६८७ ] 


बहने या उसमें किसो चोज के वेग से चलने का दाब्द 
होना । 

सरल--वि. [सं.] (१) जो टेढ़ा न हो, सीधा । (२) सीधा- 
सादा, भोलाभाला । (३) सहज, सुगस । 

सरलता--संज्ञा स्त्री. [सं,| (१) सीधापन । (२) सिंधाई, 
भोलापन । (३) सहजता, सुगमता । 

सरवंग--संज्ञा पुं. [सं, सर्वाद] (१) संपूर्ण शरीर । (२) 
किसी चीज, काम या बात के संत्र भाग या अंग । 

क्रि. वि. सब प्रकार से । 


सरवन--संज्ञा पुं, [सं. श्रमण ] अंधक मुनि का पुत्र जो 


माता-पिता को बहेँगी में बिठाकर तीथ्थे-यात्रा कराने 
के कारण अपनी मातृ-पितृ-भक्ति के लिए प्रसिद्ध है । 
(२) मातृ-पितृ-भकत पुत्र । (३) श्रमण । 
वि. मात-पितृ-भकत (पुत्र) । 
संज्ञा पु, [सं, श्रवण] कान । 
सखर--संज्ञा पुं. [सं. सरोवर] तालाब, जलाशय । उ.-- 
(क) सरवर नीर भरे, भरि उमड़े--१-२६५ । (ख) 


० 8 


मानों चारि हंस सरवर तें बेठे आइ सदेहियाँ - ९-१९ । 


सरवर, सरवबरि, सरबरी--संज्ञा स्त्री. [सं, सदृश, प्रा. 


सरिस + वर] (१) बराबरी, समानता। उ. - सूरदास 
हथाँ की सरवरि नहिं कप्लबुच्छ सुरधेनु - ४९१ । 
(२) स्पर्धा, होड़ । 
सरवरिया--वि, [हिं. सरवार] सरयूपार का । 
संज्ञा पूं. सरयूपारी (व्यक्ति) । 
सरवांक, सरवाक--संज्ञा पूं, [सं, शरावक ] (१) डिबिया । 
(२) प्याला, कठोरी। (३) सकोरा । 
सरवान--संज्ञा पुं. [देश.] (१) तंबू । (२) झंडा । 
सरवार---संज्ञा पूं, [सं. सरयू + पार] सरयू नदी के उस 
पार का प्रदेद । 
' सरस--संज्ञा पुं. [सं. सरस्‌ | सरोवर । 
वि. [सं.] (१) रसीला, रसयुक्त । (२) गीला, तर। 
उ.--(क) हु गयौ सरस समीर दुंहँ दिसि---९५७। 
(ख) सरस बसन तन पोंछि स्थाम को--१०-२२६। 
(३) हरा-भरा और ताजा । (४) सुंदर, मनोहर । उ. 
--(क) संबत सरस बिभावन--१०-५६, । (ख) ब्रज- 
प्राची राकातिथि जसुमति सरंद सरस रितु नंद--- 


१३३१॥। (ग) स्थामा निसि में सरस बनी री--१५९९। 
(५) मीठा, सधुर। (६) जिसमें भाव जगाने की शक्ति 
हो, भावपूर्ण । (७) रसिक, भावुक, सहृदय । 
सरसई--संज्ञा स्त्री, [सं. सरस्वती] शारदा, भारती । 
संज्ञा स्त्री, [सं, सरस] (१) सरसता, रसपूर्णता । 
(२) हरापन, ताजापन । 
संज्ञा स्त्री. [हि. सरसों] फलों के सरसों बराबर 
छोटे दाने या अंकुर जो पहले दिखायी देते हे । 
सरसता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) 'सरस” होने का भाव। 
(२) रसीलापत । (३) रसिकता। (४) सुंदरता । (५) 
सधुरता । (६) भावपुर्णता । 
सरसना, सससनो--क्रि. अ, [सं. सरस] (१) हरा होना, 
पत्रपनता । (२) बढ़ना, वृद्धिया उन्नति को प्राप्त 
होना । (३) सोहना, शोभित होना । (४) रसपूर्ण 
होना । (५) कोमल भाव की उमंग में भरना। 
सरसव्ज-वि, [फ़ा. सरसब्ज ] (१) हरा-भरः, लहलहाता . 
हुआ। (२) जहाँ हरियाली हो । (३) जहाँ सुख हो । 
सर-सर--संज्ञा पुं. (अनु,] (१) जमीन पर (सपं-जेसी) 
रेंगने की ध्वनि। (२) हवा के चलने से उत्पन्न ध्वनि | 
क्रि, थि. 'सर-सर' की ध्वनि के साथ । उ.---साँटो 
दीन्हीं सर-सर--३७३ । | 
सरसराना, सरसरानो--क्रि, अ. [अनु, सर सर] (१) 
सर-सर की ध्वनि होना। (२) वायु का सर-सर ध्वनि 
करते हुए बहना । (३) (सर्प जेसे) कीड़े का तेजी से 
चलना । (४) जल्दी-जल्दी कोई काम होना । 
सरसराहट---संज्ञा पुं, [है. सरसर+ आहट] (१) (साँप 
आदि के) रेंगने की ध्वनि । (२) तेजी से हवा के चलने 
का शब्द । (३) शरीर पर रेंगने-जेसा अनुभव, सुर- 
सुराहट। 
सरसरी--वि. [फ़ा. सरासरी] जो (दृष्टि) जमी हुई या 
एकाग्र न हो, जो जल्दी की हो । 
क्रि, वि. सोर्ट तोर पर, स्थूल रूप से । 
सरसाई--संज्ञा स्त्री. [[हिं. सरस] (१) सरसता। (२) 
शोभा, सुंदरता । (३) अधिकता । 
वि. हरी-भरी, ताजी । ह 
क्रि, अ, [हि. सरसाना |] शोभित हुई । .- ; 





[ १६८८ | 


संरसाना, सरसानो-क्रि, स. [हिं. सरसना] (१) रस से 

पूर्ण या युक्त करना । (२) हरा-भरा करना । 
क्रि. अ, (१) हरा-भरा होना । (२) बढ़ता । ३) 

सोहना, शोभित होना । (४) रसपूर्ण होना । (५) भाव 
की उमंग में भरना । 

सरसाम संज्ञा पुं. [फ़ा.] सन्निपात (रोग) । 

सरसार--वि. [फ़ा, सरशार्‌] (१) मस्त । (२) चूर। 

सरसिक--संज्ञा पुं. [सं. सरसीक] सारस पक्षी। 

सरसिका--संज्ञा स्त्री, [सं.] छोटा तालाब, बावली । 

सरसिज--संज्ञा पुं. [सं.] (१) वह जो ताल से उत्पन्न 
होता हो । (२) कमल । 

सरसिजनेनी--वि. स्त्री, [सं. सरसिज -- हि. नयती | जिसके 
नेत्र कमल (के समान सुन्दर) हों । उ.--जा जल सुद्ध 
निरखि सनमुख है, सुंदरि सरसजितेनी--९-११ | 

सरसिजयोनि-- संज्ञा पुं. [सं,] (कमल से उत्पन्न, बह्मा । 

सरसिरुह- संज्ञा पुं. [सं.] (सर से उत्पन्न) कमल । 

सरसी- संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) छोटा ताल या सरोवर । 
(२) बावली । (३) एक वर्णवृत्त । 

सरसीक--संज्ञा पुं. [सं.] सारस पक्षी । 

सरसीरुह---संज्ञा पुं, [सं.] (सर से उत्पन्त) कमल। 

सरसेटना, सरसेटनो--क्रि, स, [अनु.] भला-बुरा कहना । 

सरसों, सरसौ--संज्ञा स्त्री.[सं. सर्षय] एक घान्य या पौधा 
जिसके छीटे-छोटे बीजों से तेल निकलता हे और पर्तों 
का साग बंनता है। उ.-(क) सरसों मेथी सोवा 
पालक--३९६ । (ख) सोवा अरु सरसों सरसाई-- 
२३२१। 

सरसौंहा - वि. [हि. सरस] सरस करनेवाला । 

सरस्वति, सरस्वती--संज्ञा स्त्री. [सं. सरस्वती] (१) एक 
प्राचीन नदी जिसकी क्षोण धारा क्रक्षेत्र में अब भी 
है । उ.--आजु परस्वति-तट रहौ सोइ-- १-२८९ । 
(२) विद्या । (३) विद्या की देवी, भारती, शारदा । 
उ.--मनहुँ सरस्वति संग उभय दुज कल मराल अरू 
नील कठीर--१०-१६१ | 

सरस्वती-पूजा--संज्ञा स्त्री. [सं.] सरस्वती का एक उत्सव . 
जो कहीं वसंत-पंचमी को और कहीं-कहीं आशिवन में 
होता है । 


सरहंग--संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) सिपाही । (२) सेमानायक । 
सरहंगी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) सिपाहीगीरी । (२) 
वीरता । 
सरह--संज्ञा पुं, [सं, शलभ, प्रा, सरह] (१) पतिगा। (२) 
“टिड्डी' नामक कोड़ा । 
सरहज - संज्ञा स्त्री. [सं. इ्यालजाया] साले की पत्नो । 
सरहथ--संज्ञा पुं. [सं, शर या शल्य -+ हि. हाथ] एक 
हथियार जिससे मछलो का शिकार किया जाता है । 
सरहद--संज्ञा स्त्री, [फ़ा. सर-+-अ. हद ] (१) सीसा । (२) 
चौहद्‌दी की रेखा । (३) सीमा को भूमि, सिवान । 
सरहरा--वि. [सं. सरण] चिकना । 
सरा--संज्ञा स्त्री, [सं. शर] चिता । 
संज्ञा पूं, बाण, तीर । 
संज्ञा स्त्री. [हि. सराय| सराय । 
सराई--संज्ञा स्त्री, [हि. सलाई] सलाई, सलाका । 
संज्ञा स्त्री, [सं, शराव] सकोरा । 
सराख---संज्ञा स्त्री, [हि. सलाख] छड़, सलाख । 
सराजाम---संज्ञा पुं. [फ़ा. सरअंजाम] सामग्री । 
सराध--संज्ञा पुं. [सं. श्राद्ध | क्रादूध । उ.--जज्ञ-सराध न 
कोऊ करे -- १-२३० । 
सराना, सरानो-क्रि, स. [हि, सारना) (१) कास पूरा 
करना । (२) काम पूरा कराता । 
सराप---संज्ञा पुं. [सं, शाप] शज्ञाप । उ.--(क) जय अरू 
बिजय कर्म कह कीन्‍्हौं, ब्रह्म सराप दिवायौ-१-१०४ । 
(ख) सत्यवती सराप-भय मान, रिषि कौ बचन कियो 
परमान--१-२२९ । 
सरापना, सरापनो--क्रि, स, [सं, शाप] (१) शाप देना, 
कोसना । (२) गाली देना । 
सरापे--क्रि. स. [हि. सरापना] ज्ञाप दे । उ,--मति माता 
करि कोप सरापे, नहिं दानव ठग मति कौ-९-८४। 
सराफ--संज्ञा पुं. [अ, सर्राफ़] (१) सोने-चाँदो का व्या- 
पारी । (२) बट्टा काटकर रुपये भुता वेनेवालें दुकान- 
दार। . 
सराफा--संज्ञा पुं. [हि. सराफ] सराफों का बाजार । 
सेराफी--संज्ञा स्त्री, [हि. सराफ] (१) सराफ- का काम । 
(२) महाजनी या मुंडालिंपि । 


[ १६८९ ] 


सराब- संज्ञा पुं. [अ, शराब] मदिरा । 
सराबोर--वि. [सं स्राव-+ हिं. बोर] बहुत भीगा हुआ । 
सराय--संज्ञा स्त्री [फ़ा.] मुसाफिरखांना । 
, मुहा--सराय का कुत्ता--मतलबी यार-दोस्त । 
सराय की भठियारी (भठियारिन)--लड़ाकां और 
निलंज्ज स्त्री । रं 
सरायो, सरायौ--क्रि, स, [हिं, सेराना] (काम) कराया 
या निकाला । उ.--पुरुष भँवर दिन चार आपने अपनो 
चाउ सरायौ--१६५८५ | 
सराव--संज्ञा पुं. [सं. शराब) (१) शराब पीने का प्याला, 
मद्यपात्र । (२) सकोरा, कटोरा । (३) दीया । (४) 
आरती के ऊपर का दीपक जिसमें घी भरा जाता है । 
उ.--हरि जू की आरती बनी। ' । मही सराव सप्त 
सागर घृत बाती सैल घनी--२-२५ । 
. सरावग, सरावगी--संज्ञा पुं, [सं श्रावक] जैन । 
सरासन--संज्ञा पुं. [सं. शरासन] धनुष । उ.--(क) मनौ 
सरासन घरे कर समर भौंह चढ़े सर बरषे री--१०- 
१३७। (ख) मानौ सूर सकात सरासन, उड़िबे कौं 
अकुलात--३&६६ । 
सरासर---अव्य, [फ़ा.] (१) पूरा-पूरा । (२) प्रत्यक्ष । 
सराह---संज्ञा स्त्री. [हि. सराहना | बड़ाई, प्रशंसा । 
सराहत--क्रि, स. [हि, सराहना ] बड़ाई या प्रशंसा करता 
हैं । उ. -'ग्वालनि कर तैं कौर छुड़ावत मुख लै मेलि 
सराहत गात--४६६ । 
सराहती--क्रि. स, स्त्री. [हि. सराहना] बड़ाई या प्रशंसा 
करती । उ.,--उन विपदनि कुंचित जो करते कछूअन 
जीव सराहती-- ३२४७ । 
सराहना-- क्रि, स, [सं, इलाघन्‌ ] बड़ाई करना । 
संज्ञा स्त्री. तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा । 
सराहनीय--वि. [हिं. सराहना] (१) बड़ाई या प्रशंसा के 
योग्य । (२) अच्छा, बढ़िया । 
सराहनो--क्रि, स. [सं, इलाघन्‌] बड़ाई करना । 
 सराहि--क्रि: स. [हिं. सराहना] बड़ाई करके, अच्छा बता* 
कर । उ,--बारंबार सराहि सूर प्रभु साग बिदुर घर 
खाहीं--१-२४१ । 
सराहों, सराहौं-- क्रि, स,, स्त्री, पुं[हि. सराहना ] तारीफ 


या बड़ाई करती हूँ । उ,--सराहौं तेरो नंद-हियौ 
**२६९७॥ 
सरि-- संज्ञा स्त्री. [सं.] भरना, निश्ेर । 
संज्ञा स्त्री [सं. सरित्‌] नदी, सरिता । 
संज्ञा स्त्री. [सं, सृक] लड़ी, श्रृंखला । 
संज्ञा स्त्री [प्रा. सरिस| समता, बराबरी। उ.-- - 
(क) और न सरि करिबे कौं दूजौ महा मोह मम देस । 
१-१४१ । (ख) कौन करे इतकी सरि आन--४३४ । 
(ग) राम-नाम-सरि तऊ न॒पूज जौ तनु गारौ जाइ 
हिवार--२-३ । 
वि. बराबर, समान, सदृश। उ.--(क) सुनहु स्थाम 
तुमहूँ सरि नाहीं--५३७ ।(ख)एक प्रबीन अरु सखा 
हमारे, जानी तुम सरि कौन--२९२५ । 
क्रि, वि, तक, पर्य त । 
सरिका - संज्ञा स्त्री, [सं.] मोतियों की लड़ी । 
सरिगस, सरिगमा--संज्ञा पुं. [हिं. सरगम] संगीत के सात 
स्वर या उनके चढ़ाब-उतार का क्रम । उ,--सरिगमा 
पधनिसा संसप्त सुरनि गाइ--पृ. ३५२ (८५३) । 
सरित, सूरिता, सरित-संज्ञा स्त्री, [सं, सरित्‌ - प्रवाहित] 
(१) धारा । उ.--बानवृष्टि स्रोनित करि सरिता 
ब्याहत लगी न .बार--९-१२४। (२) नदी । उ,-- 
(क) जैसे सरिता मिले सिंधु कौं, बहुरि प्रवाह न श्रावै 
--7२-१० । (ख) अपनी गति तजत पवन सरिता नहिं 
ढरे--६५२ । (ग) स्याम सुन्दर सिंधु सममुख सरित 
उर्मेंगि बही--ना, २३८१। 
सरितपति, सरितराज, सरितापति--संज्ञा पुं. [हिं. सरित, 
सरिता- राजा, पति] सागर, समुद्र । उ,--याकौ 
कहा परेखौं निरखो, मधु छीलर, सरितापति खारौ 
ज+&<६-२६। 
सरिया-संज्ञा स्त्री, [सं. शर] पतली छड़ । 
सरियाना, सरियानो--क्रि. स. [हिं. सरि- पंक्ति] (१) 
तरतीब या क्रम से लगाना यारखना। (२) सुलझाना । 
सरिवरि---संज्ञा स्त्री. [हि. सर-वरि] बराबरी, समता। 
सरिश्ता--संज्ञा पुं. [फ़ा, सरिश्त:](१) कचहरी, अदालंत । 
(२) कार्यालय । (३) संबंध । 
सरिस--वि. [सं. सदृश, प्रा. सरिस] समान, सदृश् । उ.- 


[ १६९० |] 


पाहन सरिस कठोर--९-८३ । 
सरिहै--क्रि. प्र. [हि. सरना] फ़ाम होगा, पूरा पड़ेगा, 
निर्वाह होगा। उ.--(क) आरज पंथ चले कहा सरिहे 
स्पार्भाह संग फिरौ री--१६७२ । (ख) लाज गए कंछ 
काज न॑ सरिहै, बिछरत नंद के तात--२५३१॥ 
सूरी-क्रि, अ. [हि. सरना] (काम) पूरा हुआ, (उ 
सिद्ध हुआ । उ.- भैया-बंधु.कुटुम्ब घनेरे तिनतें कछ 
न सरी-१-७१। (ख) सूरदास तें कछ सरी नह, परी 
काल फँसरी--१-७१ । (ग) सूर प्रभु के संग बिलसत 
सकल कारज सरी--१०-३०२। 
सरीक--वि. [अ, शरीक़] (१) किसी काम में साथ देने- 
वाला । (२) मिला हुआ, सम्मिलित । 
सरीकता--संज्ञा स्त्री. [हि. सरीक-+ता] साभा । 
सरीका, सरीखा--वि, [प्रा. सरिस] समान । 
सरीर--संज्ञा पुं. [सं. शरीर] देह, शरोर । उ.--(क) 
देख्यौ भरत तरुन अति सुंदर । थूल सरीर रहित सब 


दुंदर-- ५-३ । (ख) जद्यपि बिद्यमान सब निरखत दुःख 


सरीर भरघौ--१-१०० । 
सरीसप--संज्ञा पुं. [सं.] रेंगनेवाले जंतु । 
सरुज--वि. [सं,] रोगी । 
सरुभना--क्रि. अ. [हिं. सुलझना_ सुलझ जाना । 
सरुष--वि, [सं..] कुषित, ऋुद्ध । 
सरूप--वि. [सं.] (१) जिसमें आकार या रूप हो । (२) 
सुंदर, मनोहर । (३) समान्त रूपवाला । 
संज्ञा पुं, (१) व्यक्ति, पदार्थ आदि की आकृति । 
(२) मूर्ति, चित्र । उ. >-सो सरूप हिरदे महँ आन । 
रहियौ करत सदा मम्म ध्यान--१-२८६ | (३) वह 
जिसने कोई देव-रूप धारण किया हो । (४) देव अव- 
तार । उ.- हँसत गोपाल नंद के आगे, नंद सरूप 
न जान्यौ--१०-२६३ । 
सरूर--संज्ञा पुं. [फ़ा. सुरूर] नशे की तरंग। 
. सरूरुह--संज्ञा पूं. [सं. सरोरुह] कमल । 
सरेख--वि. [सं, श्रेष्ठ] सयाना, समझदार । 
सरेखना, संरेखनो--क्रि. स, [हिं. सहेजना_] सेभालना । 
सरेस--संज्ञा पुं. [फ़ा. सरेश] एक लसदार वस्तु । 
- वि. (१) चिपकनेवाला, लसीला। (२) जो हर 


».. समय साथ लगा रहे। 
सरे क्रि,स. [हिं. सरना] (१) (काम) पूरा होता है, 


(उद्देश्य) सिद्ध होता हे । 3.--(क) कियें नर की 


स्तुती कौन कारज सरै, करे सो अपनौ जनम हारै-- 
४-११ । (ख) बहुत उपाइ करे बिरहिनि, कछु न चाव 
सरै---२७८३। (२) बनता-बिगड़ता है। (३) (प्रण 
आदि) पूरा होता या करता है । उ---चक्र धरे बैकुंठ 
तें धाए, वाकी पैज सरै--१-८२ ॥ 

सरेगौ--क्रि. स, [हिं- सरना] (काम) पूरा, सिद्ध या 
संपन्न होगा । 3.-- राज काज तुमतें सरैगो, काया 
अपनी पोषु--३०२६। 

सरोंट--संज्ञा स्त्री, [हि, सिलवट] शिकन, सिलवट । 

सरो--संज्ञा पुं. [फ़ा. सव॑] एक वक्ष । 

सरोकार--संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) वास्ता, लागव । (२) 
पारस्परिक व्यवहार का संबंध । 


सरोज॑--संज्ञा पुं. [सं.] कमल । उ,--(क) बंदो चरन- 
सरोज- तिहारे--१-९४ । (ख) बाहु-पानि सरोज- - 


पललव--१-३०७ । 

सरोजना--क्रि, स. [देश.] पाना, प्राप्त करना। 

सरोजमुखी ---वि. स्त्री, [सं.] कमल-जेसा मुखवालो | 

सरोजे--संज्ञा पुं. सवि, [सं. कमल] कमल के (समान) । 
उ.--काम कमान समान भौंह दोउ चंचल नैन सरोजै 
“पृ. ३४५ (४१) । 

सरोजिनी--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) कमल से भरी सरसी। 
(२) कमलों का समूह । (३) कमलिनी । 

सरोजी--वि, [सं. सरोजिन्‌] जहाँ कमल हों । 

सरोट -संज्ञा स्त्री. [हि, सिलवट] शिकन, सिलक्ट। 

सरोता--संज्ञा पूं. [सं, श्रोता] सुननेवाले । 

सरोद--संज्ञा पुं. [फ़ा.] बीन या सारंगी की तरह का एक 
प्रसिद्ध बाजा । 

सरोरुह--संज्ञा पुं. [सं,] कमल । 

सरोवर- संज्ञ, पुं. [सं.] तालाब । 3.--(क) चकई री 
चलि चरन-सरोवर जंहाँ न प्रेम-वियोग--१-३३७ । 
(ख) मानसरोवर छाँड़ि हंस तट-काग-सरोवर नन्‍्हावे 
>+रे-१३॥। 

सरोवरी- संज्ञा स्त्री. [सं. सरोवर] सरसी, छोदा ताल। 


3) 


[ १६९१ 


उ,--श्रीपति केलि-सरोवरी सैसव जल भरिपूरि-- 
२०६५। के 
सरोष--वि. [सं.] कुषित, ऋद्ध । 
सरोही--संज्ञा स्त्री. [हिं. सिरोही] एक चिड़िया । 
सरौ--क्रि, स, [हिं. सरना] (काम, उद्देश्य या लाभ) सिद्ध 
या पूरा हुआ या होगा । उ,-- (क) सकल सुरनि कौ 
कारज सरी, अंतर्थान “रूप यूह करौ--७-२। (ख) 
नेंकु धीरज धरौ, जियाह कोउ जिनि डरौ, कहा ईहि 
सरौ, लोचन मुँदाए--५९६ । 
संज्ञा पुं, [सं. शराव] कटोरी, प्याली । 
संज्ञा पूं, [हि. सरो] एक वृक्ष । ; 
सरौता--संज्ञा पुं. [सं. सार 5 लोहा + पत्र, प्रा. सारवत्त] 
सुपारी काटने का प्रमुख औजार । 
सर्ग--संज्ञा पुं, [सं.] (१) चलना, गसन । (२) संसार, 
सृष्टि । (३) बहाव, प्रवाह । (४) उत्पत्ति-स्थान। (५) 
जोव, प्राणी । (६) संतान । (७) स्वभाव, प्रकृति ॥ 
(८) ग्रंथ का अध्याय । 
सर्गबंध, सर्गबद्ध--वि. [सं.] (काव्य या ग्रंथ) जो अध्यायों 
में विभक्‍त हो । 
सगुन--वि. [सं. सगुण] सगुण। उ.--बिनु बानी एं उमेंगि 
सजल होइसुमिरि सुमिरि वा सर्गुन जसहि---३० १७। 
सर्जेन--संज्ञा पुं. [सं,] (१) (कोई चोज) चलाना, छोड़ना 
या फेंकना,। (२) निकालना । (३) बनाना, रचना । 
सजू--संज्ञा स्त्री, [सं. सरयू] सरयू नदी । 
सते--संज्ञा स्त्री, [हि. शर्त] (१) दांव, बाजी । (२) प्रति- 
बंध । (३) पारस्परिक निश्चय । 
सर्द--वि. [फ़ा.] (१) ठंढा। (२) सुस्त । (३) मंद । 
मुहा.-- सर्द होना--(१) ठंडा होना। (२) मर 
जाना । (३) मंद या धीमा होना। (४) उत्साहहीन 
या उदासीन हो जाना । 
सर्दा--संज्ञा पुं. [पं.] एक तरह का खरबूजा । 
सर्दार--संज्ञा पुं. [फ़ा. सरदार] नायक । 
सर्दी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) ठंढ । (२) जाड़ा । 
सपै---संज्ञा पुं. [सं.] साँप । उ.--सर्प इक आइहै तुम्हरै 
निकट, ताहि सौं नाव मम्र सुंग बाँधौ--5-१६ । 
सपै-काल--संज्ञा पुं. [सं.] गरुड़। 


] 


॥ सर्प-गति--संज्ञा स्त्री. [सं.] १) सर्प की चाल। (२) ढेढ़ो 


चाल, कपटभरी रीति । 
सर्पपति- संज्ञा पुं. [सं.] (१) शेषनाग । (२) वासुकि। 
सर्पप्रिय--संज्ञा पूं. [सं.] चंदन । 
सर्पबेल, स्पेबेलि-संज्ञ स्त्री. [सं. सर्पबेल] पान । 


- सपेयज्ञ, सपेयाग--संज्ञा पुं. [सं.] वह यज्ञ जो जनमेजय 


ने सर्पों के संहार के लिए किया था । 

सर्पराज--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शेषनाग। (२) वासुक्षि । 

सपारि - संज्ञा पुं. [सं.] (१) सर्पो' का शत्रु । (२) गरुड़। 
(३) नेवला। (४) मोर, मयूर । 

सर्पिशी--संज्ञा स्त्री. [सं.] साँप की सादा, सॉँपिन : 

सर्पिल--वि. [सं.] (१) साँप की चाल जैसा ठेढ़ा-तिरछा । 
(२) जो साँप-सा कुंडली मारे हो । 

सर्पी--वि. [सं. सर्पिन्‌] धीरे-धीरे चलनेवाला । 

सर्फ--वि. [अ. सफ़ं] खर्च किया हुआ । 

सर्फा -संज्ञा पुं. [अ. सफ़:] ख्चे, व्यय । 

सबे - वि, [सं.] सब, समस्त । उ.--(क) बच्छ बालक, 
ले गयौ धरि, तुरत कीन्हें सब॑ ४८५ । (ख) सूर भक्त 
बत्सलता बरनोौं सर्ब कथा कौ सार--१-२६७ । 
* अव्य. स्ेत्र। उ.-- सूर-चन्द्र नक्षत्र-पावक सबब तासु 
प्रकास-- २-२७ । 

सर्बदा--अव्य. [सं, सवंदा] हमेशा, सदा । उ,--सदा 
सबंदा राज राम कौ-- ९-१७। ४ 

सर्बेस--संज्ञा पु. [सं, सर्वेस्व] सारी जमा-पूँजी । 

सर्वोपरि--वि. [सं. सर्वोपरि] सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर । 
उ.--सर्बोपरि आनंद अखंडित--१-८७ । 

समे संज्ञा पूं. [हि. शरम ] हया; लाज । 

सरधो, सरधो--त्रि. अ. [हिं. सरना] (१) (काम या 
उद्देश्य) बना या सिद्ध हुआ। उ.--बेर सूर की 
निठुर भए प्रभु मेरो कछ न सरभौ--१-१३३॥ (२) 
(आयु) पूरी या सम्राप्त हो गयी । उ. सुनहुँ कंस, 
लव आइ सरचौ--१०-५९ । 

सर्रा--सज्ञा पुं, [अनु. सर सर] धुरा, घुरी । 

सर्राटा-संज्ञा पुं. [अनु. सर सरं] (१) तेज हवा चलने 
का सरं-सरं शब्द । (२) तेज भागने का सरं-सरं शब्द । 

मुहा--- सर्राठा भरना--(तेजी से) सरं-सरं शब्द 


[ १६९२ ] 


: करते हुए जाना । 

सर्राफ- संज्ञा पुं. [अ. सर्राफ़] (१) सोने-चाँदी का व्या- 
पारी । (२) रुपये-पसे भुनानेवाला । 

सर्राफा--संज्ञा पुं. [हिं. सर्रफ] सराफों का बाजार । , 

सबे-- वि. .[सं,] सब, सारा । उ.--पर्वरी सर्व बिहानी 
तोहि मनावति--२०४८ । 

सर्व-काम--वि. [सं.] (१) सब तरह, की इच्छाएँ रखने- 

५ ४ बाला । (२) सब तरह को इच्छाएँ पूरी करनेवाला । 

: सर्ब-्कांमद्‌--वि. [सं,] सब इच्छाएँ पूरी करनेवाला । 
सर्व-काल--क्रि, वि. [सं.] हर समय, सदा । 

* सर्वंग>-वि. [सं.] संब जगह जा सकनेवालां । 

! सर्वगत->वि. [सं-] जो सबसमें हो, सर्वव्यापक । 
स्वेगामी-- वि. [सं.] संब जगह जा सकनेवाला । 
सर्वप्रास--संज्ञा पु. [सं.] वह ग्रहण जिसमें चंद्र या सूर्य 

का सारा बिब ढक जाता है, खग्रास ग्रहण 
संवेजनीन-- वि, [सं.] सबसे संबंधित, सबका । 

“सब्रेजित, सवैजिय--वि. [सं. सवंजित] (१) सबको जीत 

: » लेनेवाला । (२) संबसे बढ़कर । 
सर्वज्ञ--वि. [सं.] सब कुछ जाननेवाला । उ,- तुम संवेज्ञ 
: सबे बिघि पूरन--१-१०३॥ 
संज्ञा पुं. (१) ईइबर । (२) ओंकार। 
“सबेज्ञता--संज्ञा स्त्री, [सं.] 'सर्वज्ञ' होने का गुण या भाव 
(जो ईइबर का एक गुण माना जाता है) । 
सर्वेज्ञा-- वि. स्त्री. [सं.] सब कुछ जाननेवाली । 
; सवेतंब्र--वि. [सं.] जिसे सब (शास्त्रादि) मानते हों । 
सर्वत:--अव्य, [सं.] (१) सब ओर। (२) सब तरह से । 
(३) पूर्ण रूप से । 
/सर्वेतोभद्ग--वि, [सं.] (१) सब तरह से कल्याणकारी । 
(२) जिसका सिर, दाढ़ीं, मूंड-सब मुड़े हों । 
संज्ञा पुं, (१) देव-पुजन के वस्त्रों पर बनाया जाने- 
- बाला एक तरह का मांगलिक चिह्न । (२) हठयोग में 
बेठने का एक आसन या मुद्रा। (३) एक ज्लरह का 
: चित्रकाव्य । 

:सर्वतोभाव--क्रि. वि. [सं.] सब प्रकार से । 

सर्वेतोमुख--वि, [सं.] (१) जिसके मुँह चारों ओर हो । 
(२) जो सब दिज्ञाओं में प्रवृत्त हो। (३) सब जगह 


मिलने या होनेवाला, व्यापक । 

श्ैबेतोमुखी -- वि. स्त्री, [सं.] (१) जो सब विज्ञाओं में 
प्रवत्त हो । (२) सब॑ जगह मिलने या होनेवाली । 

सर्वत्र--अव्य. [सं.] सब जगह । 

सर्वथा-अव्य, [सं.] (१) सब तरह से, सब प्रकार स। 

(२) बिलकुल, पूरा । 

सर्वदर्शी--वि. [सं. सर्वदर्शिन्‌] सब कुछ देखनेबाला । 

सर्वंदा-- अव्य. [सं.] हमेशा, सदा । 

सर्वदेव -- अव्य. [सं,] सदा ही, सदेव । 

सर्वेनाम--संज्ञा पुं. [सं. स्वनामन्‌] संज्ञा शब्द के स्थान 

. पर प्रयुक्त होनेवाला दाब्द (व्याकरण) । 

सर्बनाश -- संज्ञा पुं. [सं,]] पुरी बरबादी, सत्यानाश । 

स्वनाशक--वि, [सं.] सब कुछ नष्ट करनेवाला । 

सर्वेनाशी--वि. [सं.] सत्यानाश करनेवाला । 

सर्वेप्रिय--वि. [सं.] जो सबको प्रिय हो । 

सर्वेप्रियता-- संज्ञा स्त्री. [सं.] सबको प्रिय लगने या होने 
का भाव, लोकप्रियता । 

स्वेभक्ती--वि. [सं. सर्वभक्षिनु] सब कुछ खानेवाला । 

सर्वेभोगी-वि. [सं.] अच्छी-बुरी, सभी चीजों का भोग 
करनेवाला । 

सर्बेमंगला--वि. [सं,] सब तरह से कल्याण या मंगल 
*करनेवाला । 

स्वेरी---संज्ञा स्त्री. [सं. शर्वरी] रात, रात्रि । उ.--(क़) 
उग्रत अरुन बिगत सर्वरी, ससांक किरन-हीन- १०- 
२०५॥ (ख) सर्वरी स्व बिहानी तोहि मनावति राधा- 
रानी--२२४८। 

सर्वेबिद्‌-- वि. [सं.] सर्वज्ञ । 

संज्ञा पुं. (१) ईइवर । (२) ओंकार । 
सर्वेव्यापक--वि, [सं.] जो सबसें व्याप्त हो । 


संज्ञा पुं, ईइबर । 
सर्वेव्यापी--वि. [सं.] जो सबम व्याप्त हो । 
संज्ञा पुं. ईइबर । 


सवेशः--अव्य. [सं.] (१) पूरा-पूरा । (२) पूर्णरूप से । 
सर्वेशक्तिमान, सर्वेशक्तिमान्‌--वि, [सं. सर्वेशक्तिमत्‌] 
जो सब कुछ करने में समर्थ हो । 
संज्ञा पुं ईश्वर । 


[ .१६ऐ३ |] 


सैवेश्री--वि, [सं.] एक॑ आदरसूचक विशेषण जिसका 
प्रयोग साथ-साथ प्रयुक्त कई नामों में से प्रत्येक के साथ 
“श्री? का प्रयोग न करके, सामूहिक “श्री' सूचक रूप 
सें, केवल प्रथम नाम के साथ प्रयुक्त होता है । 

सर्वेश्रेष्ठ-- वि. [सं.] सबसे उत्तम । 

सर्वसंहार---संज्ञा पुं. [सं.)/(१) काल । (२) यसराज । 


सर्वेत--संज्ञा पुं. [सं. सर्वस्व] सारी जमा-पूँजी, सर्वेस्व। 


उ.--जाकी जहाँ प्रतीति सूर सो सवंस तहां सँचे री 
+-२२७० | 
सर्व-सम्म त--वि, [सं.] जिससे सब सहमत हों । 
सर्व-सम्मति--संज्ञा स्त्री, [सं,] वह स्थिति जिसमें, किसी 
प्रसंग में, सभी संबंधितजन सहमत हों । 
संब-साधारण--संज्ञा पुं. [सं.] सारा जन-समूह । 
सर्व-सामान्य -- वि. [सं.] जो सबमें समान हो । 
सबे-सिद्धि---संज्ञा स्त्री. [सं.] सभी कार्यो को सिद्धि । 
बरेपु--संज्ञा पुं. [सं, सवेस्व] सारी जमा-जथा या संपत्ति । 
उ.--सूरदास प्रभु सर्वसु ले गए हँसत हँसत रथ हाँक्यो 
“--२४४ 
सबेसोख वि. [सं. सर्व + हि. सोखना] सब कुछ निगल 
जाने, ले लेने या हजम कर जानेवाला । 
संज्ञा पुं, काल । (२) यसराज । 
सर्वस्व-संज्ञा पुं. [सं.] सारी जमा-जथा । 
स्वेहर--वि. [सं.] सब कुछ हर लेनेवाडा । 
संज्ञा पुं. (१) काल । (२) यमराज । 
सर्वहारी--वि: [सं, सर्वहारिन्‌] सब कुछ हर लेनेवाला । 
संज्ञा पुं. (१) फाल । (२) यमराज । 
संर्वोग--क्रि. वि. [सं,] सब प्रकार से । 
संज्ञा पुं, (१) सारा शरीर। (२) (किसी वस्तु 
आदि के) सब अंग या अंश। 
सर्वांगीण--वि. [सं.] (१) सब अंगों से संबंधित ! (२) 
सब अंगों से युक्त, संपूर्ण । 
ः सर्वाणी--संज्ञा स्त्री. [सं.] दुर्गा, पावंती । 
सर्वात्मा--संज्ञा पुं. [सं, सर्वात्मन्‌] आत्मा-रूप में सारे 
बिश्व में व्याप्त चेतन सत्ता, ब्रह्म । 
सर्वाधिकार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पूर्ण प्रभुत्व। (२) सभी 
प्रकार का अधिकार । 


'सर्वाधिकारी--वि. [सं.] जिसे सभी अधिकार हों । 


सर्वास्तिवाद--संज्ञा पुं. [सं,] एक दार्शनिक सिद्धांत जिस 
में सभी वस्तुओं को सत्ता यथार्थ सानी जाती है, असत्य 
नहीं । 

सर्वास्तिवादी -वि, [सं.] उक्त सिद्धांत का साननेवाला । 

सर्वे, सर्वेश्वर--संज्ञा पु. [सं.] (१) सबका स्वामी । (२) 
ईश्वर, परमेश्वर । 

सर्वेसर्वा--वि [सं, सर्वे-सर्वा:] जिसे सब अधिकार हों । 

सर्वेत्तम--वि, [सं.] सबसे उत्तम । 

सर्वोदिय संज्ञा पुं [सं.] बह सिद्धांत जिसमें सबकी सभी 
प्रकार की उन्नति का समर्थन हो । 

सर्वोपरि--वि. [सं.] सबसे ऊपर यां बढ़कर। - 

सर्षेप संज्ञा पुं. [सं.] सरसों । 

सल--संज्ञा स्त्री. [देश. | (१) सिलबढ । (२) परत, तह 

. (३) जानकारी । (४) परिचय । 


संज्ञा पुं [सं.] (१) पानी, जल । (२) एक कोड़ा । 


सलज्ज--वि. [सं.] जिसे लज्जा लगे.। 
क्रि. वि. शरमाते या लजाते हुए।. 


सलतनत--संज्ञा स्त्री, [अ, सल्तनत] (१) बाबशाहत । 
(२) साम्राज्य । (३) आर।म, सुभीता । (४) प्रबंध ।.. 


मुहा. सलतनत बैठना--भ्रबंध ठीक होना । 

सलना, सलनो- क्रि. अ, [सं. शल्य] (१) छिदना, 
सिदना । (२) छेद में किसी चोज का डाला जानों । 

सलब--वि. [अ. सल्ब] बरब।द, नष्ट । 

सलभ--संज्ञा पुं. [सं. शलभ ] पतिंगा । 

सलमा--संज्ञा पुं. [अ, सलमः | सोने-चाँदी का बहुत पतला 
या महीन तार, बादला । 

सलवट - संज्ञा स्त्री, [हि. सिलवट] सिकड़त, सिमटन । 

सलवार--संज्ञा स्त्री. [फ़ा, शलवार | एक तरह का ढीला 
पाजामा जिसे प्रायः स्त्रियां पहनती हें । 

सलसलाना, सलसलानो--क्ि. अ. [अनु,] (१) हल्की 


खुजली या सरसराहट होना । (२) गुदगुदी होना । 


(३) रंगना । 
क्रि. स, (१) खुजलाना । (२) गुदागुदाना ।.(३) 
बहुत शीघ्षता से काम करना । 
सलसलाह2-- संज्ञा स्त्री. [अनु. ] (१) सलसल शब्ब। (२) 


रे 





[ १६९४ |] 


खुजली । (३) गुदगुदी । (४) लपभप जैसी शीघ्मता । 
सलहूज--संज्ञा स्त्री. [हिं. साला] साले की पत्नो । 
सलाइ--क्रि, स. [हिं. सलाना ] चुभाकर, पीड़ित होकर । 
उ.--सौति साल सलाइ बैठी डलति इत उत नाहि-- 
२०२१ । 
सलाई- संज्ञा स्त्री. [सं. शलाकः] (१) काठ था धातु को 
महीन सोंक जेसी छड़ । (२) सुरमों लगाने की सींक- 
जेसे छड़ । 
मुहा.--सलाई फेरता--(१) आँख में सलाई से 
सुरमा आदि लगाना । (२) किसी को अंधा करने के 
लिए गरम सलाई आँखों में लगाना । 
संज्ञा स्त्री. [हि. सालना] सालने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 
सलाक--संज्ञा स्त्री, [सं, शलाका ] पतली छड़, सलाख । 
उ,--पलकनि सूल सलाक सही है, निसि-वासर दोउ 
रहत अरे रीपू,--३२७ (६०) । 
संज्ञा पुं. तीर, बाण । 
सलाकना, सलाकनो--क्रि, अ. [सं. शलाका] सलाई जेसी 
चीज से क्रेदकर चिह्न बनाना । 
सलाकनि--संज्ञा स्त्री, सवि, [हि. सलाक-नि] सलाखों 
से । उ.--सहि न सकति अति बिरह त्रास तनु आगि 
सलाकति जारी--३२४६ । 
सलाका--संज्ञा स्त्री. [सं, शलाका] सलाख । उ,--सहि 
न सकति अलि, गुरु ज्ञान सलाका । 
सलाख--संज्ञा स्त्री, [फ़ा, सलाख] धातु की छड़ । 
सलाम--संज्ञा पुं, [अ,] प्रणाम । 
मुहा,-- दूर से सलाम करना--बुरी वस्तु या बुरे 
आदसमो से बचकर या दूर रहना । सलाम है--दूर ही 
रहना चाहते हैं, बाज आये । सलाम करके चलता-- 
अप्रसन्न होकर विदा लेना । सलाम फेरना-- किसी से 
इतना अप्रसन्न होना कि प्रणाम भी स्वीकार न करना । 
सलामत--वि, [अ,] (१) हानि या आपत्ति से बचा हुआ 
या रक्षित। (२) जीवित ओर स्वस्थ । (३) कायम, 
अरकरार, स्थित । 
क्रि, वि, खरियत से, सहुशल । 
सलामती--संज्ञा स्त्री, [अ. सलामत] (१) तंदुरुस्ती, 


स्वस्थता । (२) कुशल-क्षेम । (३) जिंदगी, जीवन । 
सलामी--संज्ञा स्त्री, [अ, सलामी] (१) प्रणाम करने की 
क्रिया । (२) सेनिकों आदि की हास्त्रों से प्रणाम करन 
को रीति या प्रणाली । (३, उक्त रीति से किसी मान- 
नीय व्यक्ति का अभिवादन। 
मुहा,-- सलामी उतारना (देना)--उक्त प्रकार से 
किसी माननीय व्यक्ति का अभिवादन करना। सलामी 
लेना--उक्‍्त अभिवादन को स्वीकार करना । 
वि, जो स्थान कुछ-कुछ ढालू हो । 
सलाह--संज्ञा स्त्री. [अ.] राय, परामशे । 
मुहा.-- सलाह ठहराना--(सबका) नि३चय करना । 
सलाहकार -वि, [अ, सलाह+फ़ा, कार] राय या परा- 
मर्श देनेवाला । 
सलिल---संज्ञा पुं, [सं.] पानी, जल । उ.--(क) सलिल 
सौं सब रंग तजि के एक रंग मिलाइ-- १-७० । (ख) 
जनु सीतल सौ तप्त सलिल दे सुखित समोइ करे 
+-९-१७१ । 
सलिलज--वि. [सं.] जो जल से उत्पन्न हो । 
संज्ञा पु. कमल, नीरज । 
सलिला--संज्ञा स्त्री, [सं. सलिल] नदी । 
सलीका--संज्ञा पुं, [अ. सलीक़:] (१) काम ठीक-ठीक 
करने का ढंग । (२) हुनर, लियाकत । (३) शिष्ठता |, 
सलीता--संज्ञा पुं. [देश,] (१) एक तरह का बहुत मोटा 
कपड़ा । (२) भोला, थेला.। 
सलील -वि, [सं,] (१) लीला युक्त । (२)खिलाड़ी । (३) 
कोतुकी, कौतूहलप्रिय । 
सलीस--वि. [अ.] (१) सुगम । (२) मुहावरेदार । 
सलूक - संज्ञा पुं. [अ. सलूक़](१) बर्ताव। (२) उपकार । 
(३) मेल-मिलाप । (४) तौर-तरीका । 
सल॒नो--संज्ञा स्त्री, [सं. श्रावणी ? ] रक्षाबंधन । 
सलोक-संज्ञा पुं. [सं, इलोक] इलोक । 
सलोन, सलोना-वि. [हिं. स+लोन] (१) नसकीत । 
(२) रसीला, सुन्दर । उ,-- (क) इत सुन्दरी बिचित्र 
उर्ताह घनस्याम सलोना--११३२ । (ख) खेले फार्गं 
नेन सलोन री रंग राँची वालिनि --२-४०५। 
सलोनापन--संज्ञा पुं. [हि. सलोना+पन] (१) नंसकीन 


[ १६९५ | 


होने का भाव । (२) सुन्दर होते का भाव । 
सलोनी--वि. स्त्री. [हि. सलोना] (१) सुन्दरी । (२) 

जिसमें नमक पड़ा हो । उ.--दाल भात घृत कढ़ी 

सलोनी--सारा. १८७ | | 
सलोनो--संज्ञा स्त्री. [सं, श्रावणी ?_] रक्षाबंधन । 

. सलोल- वि. [सं. स+लोल बहुत चंचल या हिलता 
डोलता । उ.--लोचन जलज मधुप्‌ अलकावलि कुंडल 
मीन सलोल--पृ. ३४४ (३५) । 

सललम--संज्ञा पुं, स्त्री, [देश,] गाढ़ा (कपड़ा) । 
सल्लाह---संज्ञा स्त्री. [हि. सलाह] राय, परामश । 
सल्लू--वि. [देश._| बेवकूफ, मूर्ख । 

सल्व--संज्ञा पुं. [सं. शल्व] शल्व.। 

- सव--संज्ञा पुं, [सं. शव] मृत शरीर | उ.--फिरत सृुगाल 

सज्यौं सव कटात चलत सो सीस ले भागि---९-१५८॥। 
मुहा.-- सव॑ साजना--चिता बनाकर उस पर 
जलाने के लिए शव रखना । 
सवत, सवति--संज्ञा स्त्री. [हि, सौत] सौत, सपत्नी । 


मुहा.--कीने सवति बजाइ--खुल्लमखुल्ला या 


सबको जताकर किसी की सोत करता । उ.--सूरदास 
प्रभु हम पर ताको कीने सवति बजाइ--२३२९ । 
सवृत्स - वि. [सं,] जिसक्के साथ बच्चा हो । 
सवन---संज्ञा पूं, [सं.] (१) प्रसव । (२) यज्ञ । 
सवबयस्क -वि, [सं.] समात अवस्थावाला । 
सवया---संज्ञा स्त्री, [सं.] सखी, सहेली, सहचरी । 
सवरण - वि. [सं.] (१) समान, सदृश । (२) एक हो वर्ण 
या जाति का । 
सवोंग--संज्ञा पुं. [हि. स्वाँग] (१) बनाबठी वेश या रूप । 
उ.--सुरदास प्रभु जब जब देखत नट सवाँग सो काछे 
--थ्रू. ३३१ (६) । 
स्वोगना, सबॉगनो--क्रि. अ. [हिं. स्वाँगता] बनावटी 
वेश या रूप बताना । 
. सबा--वि, [सं. स+पाद | चौईथा (भाग) सहित । 
सवाई---संज्ञा स्त्री. [हिं. सवा] जयपुर के महाराजाओं की 
एक उपाधि । 
वि. (१) एक और चौथाई, संवाया। (२) सामान्य 
से अधिक । 3,-- (क) मात करो तुम और सवोई--- 


१८८८ | (ख) प्रीतम सो जो रहै एकरस निसि बढ़ि 
प्रेम सवाई --३३१० । 

सबाद---संज्ञा पुं. [सं. स्वाद] (१) कुछ खाने पीने से जीभ 
को होनेवाला अनुभव, खाने-पीने का सुखद अनुभव । 
उ.--(क) ज्याँ गूँगो ग्ुरुखाइ अधिक रस, सुख-सवाद 
न बतावै-- २-१० । (ख) सो रस है मोहूँ कौ दुरलभ, 
तातैं लेंत सवाद--१०-६४। (२) किसी बात में होने- 
वाली रुक्ति या उससे मिलनेवाला आनंद । 

सवादिक, सवादिल-- वि. [सं. स्वादिष्ट] स्वादिष्ट । 

सवाब--संज्ञा पूं. [अ.] (१) पुण्य | (२) उपकार। 

सवाया--वि, [हिं. सवा] (१) पूरे से एक चोथाई अधिक | 
(२) सामान्य से कुछ अधिक । 

सवार--संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) वह जो (घोड़े, गाड़ी या वाहन 
पर) चढ़ा हो । (२)घुसड़वर सेनिक । 


वि. (घोड़े, गाड़ी या वाहन आदि पर) चढ़ा हुआ । 


उ.--सुरपुर तें आयौ रथ सजिक, रघुपति भए सवार 
-+%-१४८। 


मुहा,--पाँचवा सबार बनना--योग्यता या पात्रता | 


न होने पर भी बड़ों के साथ अपनी गिनती कराने का 
प्रथत्त करना | 
क्रि, वि. [हिं, सबार | जल्दी, क्षीक्र । उ,--सू रदास 
प्रभु सों हुठ कीन्हो उठि चल क्यों न सवार--२२११,। 
संज्ञा पूं. सबेरा, प्रातःकाल । 
सवारना, सवारनो--क्रि. स. [हिं. सँवारना] सजाना, 
अलंकृत करना । 
सवारा---संज्ञा पुं. [हिं- सबेरा] प्रातःकाल । 
सवारि--क्रि. वि. [हि, सबार] जल्दी, ज्ीक्र । उ.-सहज 
सिथिल पल्‍लव ते हरि जू लीन्हों छोरि सवारि 
-“72- ३४८ (५)। 
सवारी--क्रि. वि. [हिं. सबार] जल्दी, शीक्न, तुरन्त । उ. 
--(क) सुरपति-पुजा करौं सवारी--१००७॥ (ख) 
तुम सुन्दरी काकी बधू घर जाहु सवारी--प्रृ. ३१७ 
(६३) । | 
संज्ञा स्त्री, [फ़ा.] (१) किसी चीज पर (विशेष॑तः) 
चलने के लिए चढ़ने की क्रिया । (२) वह चीज या 
बाहन जिस पर सवार हुआ जाय । (३) वह व्यक्ति 


# 








(| १६६६ | 


जी संवार हो। (४) बड़े आदमी, देव-मूरति आदि के 
साथ चलनेवाला जलूस । 
सवारे--क्रि. वि. [हि. सवार] शीघ्र, तुरन्त । उ.--(क) 
जेहि हठ तजै प्रान प्यारी सो जतन सवारे करिए-- 
२२७५। (ख) हे यह जीति विधाता इनकी करहु 
सहाय सवारे--२५६९ | 
संज्ञा पूं, सबेरा, प्रातःकाल । उ.--यहै देतः लवनी 
नित मोकौ, छित छिन साँझ-सवारे--१०-१०९ । 
ऐप ५ ;, सखि न ) सबरे 
सवार, सवार--संज्ञा पुं. सवि, [हि, सबार | सबरे, प्रातः- 
काल को ही । उ.--(क) साँझ-सवार आवन लागी-- 
७१० । (ख) निकट बैठारि सब बात तेई कही गए जे 
भाषि तारद सवारै--२४६६ | 
सबारो, सवारौ--क्ि. वि. [हिं. सवार] ज्ञीज्न, तुरंत । उ. 
--इह उपदेस आपुनो ऊधौ, राखौ ढाँप सवारो 
“+रे२०५ । 
सवाल---संज्ञा पुं, [अ, | (१) पूछने को क्रिया | (२) बहु 
जो पूछा जाय, अश्न । (३) माँग, याचना । (४) गणित 
का भ्रइन । 


सवाल-जवाव---संज्ञा पुं. [अ.] (१) बहस, तकं-वितके, 


बाद-विवाद । (२) तकरार, हुज्जत, झगड़ा । 
सबिकल्प--वि. [सं.] संदेहयुक्त, संदिग्ध । 
. संज्ञा पुं, दो प्रकार की समाधियों में एक जो किसो 
आलंबन की सहायता से होती हे । 
सविता--संज्ञा पुं. [सं, सवितू] (१) रवि, सुर्य। उ.-- 
जनु जल सोखि लयो सो सविता--२०६२। (२) 
बारह की संख्या । (३) आक, सदार । (४) ईईैवर । 
सवेरा--संज्ञा पुं. [हि. स+सं, वेला ] (१) सुबह, प्रात:- 
काल। (२) निश्चित समय या उपयुक्त अवसर से पूर्व 
का समय । 
सवया---संज्ञा पुं. [हि. सवा-+ऐया] (१) सवा सेर का 
बाँट । (२) वह पहाड़ा जिसमें संख्याओं का सवाया 
रहता है । (३) सवाया भाग । (४) एक प्रसिद्ध छुंद 
जिसके प्रत्येक चरण में सात भगण और एक गुरु होता 
। इसे 'मालिनो', 'सदिरा' और “दिवा' भी कहते हें । 
वि. जो सवाया हो | 
संव्य--वि, [सं.] (१) बाँया, बाम । (२) दाहना, दाँया । 


(३) उलदठा, प्रतिकूल । 
सव्यसाची --संज्ञा स्त्री, [सं,] अर्जुन जो दाहने और बाय, 
दोनों हाथों से तीर चला सकते थे । 
सशंक--वि. [सं.] (१) जिसे शंका हो, शंकित । (२) डरा 
हुआ, भयभीत । 
सशंकना--क्रि, अ, [सं, सशंक ] (१) शंका या संदेह करना, 
शंकित होनो । (२) डरना, भयभीत होना । 
सशक्त--वि, [सं.] बली, शक्तिशाली । 
सशस्त्र--वि. [सं,] (१) शास्त्रों से युक्त । (२) शास्त्रों से 
लज्जित । 
ससंकि - क्रि, अ. [हिं. सशंकना] शंकित होकर । उ. - 
बिडरत बिह्लुकि जानि रथ ते मृग जनु ससंकि ससि 
लंगर सारे--१३३३ । 
ससंकित--क्रि. अ, [हि, सशंकना] शंकित होकर । उ.--- 
अखुदित रहत सभीत ससंकित सुकृत सब्द नहिं पार्व 
“२-४८ ॥ 
सस॒ संज्ञा पुं. [सं. शशि] (१) चंद्रमा । (२) चंद्रमा का . 
काला धब्बा या कलंक । ] 
संज्ञा पुं. [सं, शस्य | (१) अनाज । (२) खेतीबारी । 
संसक, ससका--संज्ञा पुं. [सं. शशक | खरगोश । 
ससकाई--संज्ञा स्त्री, [सं, शशक - हि. आई] चंद्रमा की 
कालिसा । उ,--माँग उरग नव तरनि तरौना तिलक 
भाल ससि की ससकाई--१ ८5८७ । 
ससना, ससनो - क्रि, अ. [सं, शासन] कष्ट सहना । 
क्रि. अ. [देश, | समाना, प्रविष्ट होना । 
क्रि, अ. [हिं. साँस] साँस लेने में कष्ट होना । 
ससहर--संज्ञा पुं. [सं, शशिधर ] चंद्रमा । 
ससहूरना, ससंहरनो--क्रि. अ. [हिं. सिहरना] डरना ! 
ससांक--संज्ञा पुं, [सं, शशांक] चंद्रमा । उ.--उगत अरुत 
बिगत सर्वरी, ससांक किरनहीन--१०-२०५ । 
ससा-- संज्ञा पुं. [सं. शशा] खरगोश । 
ससाना, ससानो--कि, अ. [हिं, सासना] (१) धबराना, 
विकल होना । (२) काँपना । 
ससि--संज्ञा पुं. [सं, शशि] चंद्रमा। उ. - (क) रवि-ससि 
किये प्रदच्छिनकारी--३-३४ । (ख) बारिज ससि बैर 
जानि जिय --१०-१६४ । 





[ १६९७ |] 


संज्ञा पुं. [सं. शस्प] अनाज, धात्य । 
ससिधर, ससिहर संज्ञा पुं. [सं, शशिधर] चन्द्रमा । 
ससी-संज्ञा पुं. [सं, शशि] चन्द्रमा । 
ससुधौटी-पंज्ञा स्त्री, [सं स-+ हि. सुधौटी ] सुधा का पात्र। 
रि-कर राजति माखन-रोटी । मनु बारिज 
ससि बैर जानि जिय गह्मौ सुधा ससुधोटी-१०-१६४॥। 
ससुर, ससुरा--संज्ञा पुं. [सं/इवशुर] पति या पत्नी का 
पिता । 
सझुरा, ससुयाल--संज्ञा स्त्री, [सं. श्वशुर +- आलय ] पति 
या पत्नी के पिता का घर । 
सस्ता-वि. [सं, स्वस्थ] (१) थोड़े मूल्य का, जो महेँगा 
न हो । (२) जिसका मूल्य गिर गया हो । 
सुहा, सस्ता समय--वह समय जब सब चोजें थोड़े 
ही मूल्य पर मिल जाती हों । सस्ता छूटना--(१) 
साधारण से भी कम दाम पर बिक जाना। (२) सहज 
में ही या बहुत थोड़ी हानि सहकर किसी काम या 
भंझट से छुटकारा पा जाना । 


(३) जो बहुत थोड़े परिश्रम, व्यय या कार्य से 


प्राप्त हो जाय । (४) घटिया, मामूली । 
सस्ताना, सस्तानो--क्रि, अ. [हिं. सस्ता] सस्ता होना । 
क्रि. स. सस्ते दाम पर बेचना । 
क्रि, अ. [हि. सुसताना] थकावठ दूर करता । 
सस्ती--वि. स्त्री. [हिं. सस्ता] (१) साधारण से भी कम 
मूल्य की । (२) जिसका मूल्य गिर गया हो । (३) जो 
बहुत थोड़े श्रम या व्यय से प्राप्त हो जाय । (४) 
घटिया, सामूली । 
संज्ञा स्त्री. (१) सस्ता होने का भाव | (२) वह 
समय जब सब चीजें सस्ते दाम पर मिल जायें । 
सस्ती, सस्तौ--वि. [हिं. सस्ता] जो थोड़े ही श्रम से सिद्धि 
प्राप्त करा दे । उ.--जहाँ तहाँ तें सब आवेंगे सुनि- 
सुनि सस्तो नाम--१-१९१॥ 
सस्त्र-- संज्ञा पूं. [सं. शस्त्र | हथियार जिन्हें हाथ में पकड़े 
रहकर ही; वार किया जाय । उ,-- (क) जुद्ध न करों 
सस्त्र नहिं पकरों, एक ओर सेना सिगरी--१-२६८ | 
(ख) जेतक सस्त्र सो किए प्रहार--६-५ । 
सस्त्रनि--संज्ञा पुं, सवि. [सं, शस्त्र | हथियारों या श्त्रों 


को ! उ.--ते संब ठाढ़ सस्त्रेनि धारे--४-१२ । 
सस्त्रीक--वि. [सं.] स्त्री या पत्नी के साथ । 
सस्मित--विं. [सं, स--स्मित] हँसता हुआ । 
क्रि, वि, मुस्कराकर , हँसकर । 
सस्य - संज्ञा पुं. [सं.] (१) अनाज । (२) खेतीबारी । 
सहँगा--वि. [हिं. महँगा का अनु.] सस्ता । 
सह - अव्य, [सं,] समेत, सहित | उ,--मनु बराह भूधर 
सह पुहुमी धरी दसन की कोटी--१०-१६४ । 
वि, [सं.] (१) सहनशील । (२) योग्य, समर्थ । 
सहकार- संज्ञा पुं. [सं.] (१) सुगन्धित पदार्थ । (२) आस 
का पेड़ । (३) सहायक । (४) सहयोग । 
सहकारता, सहकारिता--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) मिलकर 
काम करता । (२) मदद, सहायता । 
सहकारी--संज्ञा पुं. [सं, सहकारिन्‌] (१) सहयोगी, साथी । 
(२) सहायक । 
सहगसन--संज्ञा पुं. [सं] (१) किसी के साथ जाने की 
क्रिया या भाव । (२) पति के शव के साथ स्त्री के 


सती होने की क्रिया। उ.--ज्यों सहगमन सुन्दरी के 


सँग बहु बाजन हैं बाजत--९-१३० । 

सहगान -संज्ञा पुं, [सं.] (१) कई लोगों के साथ मिलकर 
गाना । (२) वह गान जो इस प्रकार गाया जाय । 

सहगामिनि, सहगामिनी--संज्ञा स्त्री. [सं, सहगामिनि] 
(१) वह स्त्री जो पति के शव के साथ सतो हो जाय । 
(२) पत्नी । (३) सहेली । 

संज्ञा पुं. स्‍त्री, सहगसन । उ.--(क) गंधारी सह- 

गामिनि कियौ- १-२८४ । (ख) सब नाशथिद सह- 
गासिनि कियौ--९-९। 

सहगामी--संज्ञा पुं. [सं. सहगामिन्‌] (१) ।सथ चलने- 
वाला (२) साथ रहनेवाला, साथी । (३) अनुकरण 
करनेवाला, अनुयायी । 

सहगौन--संज्ञा पुं. [सं, सहगमत] सहगमन । 

सहचर---संज्ञा पुं, [सं.] (१) मंगी साथी । (२) पति । 
(३) सेवक । 

सहचरि, सहचरी संज्ञा स्त्री. [सं.सहचरि] (१) पत्नी । 
(२)सेविका । (२) सखी, सहेली । उ.-(क) सुपनेहुसंयोग 
सहति नहिं सहचरि सौति भई-२७९ १। (ख)गार्वाह सब 


# 








[ १६९८ ] 


सहचरी कुंवरि तामस करि हेरभौ--१० उल्‍प । 

सहचार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) साथ । (२) साथी । 

सहचारिणी, सहचारिनि, सहचारिनी---संज्ञा स्त्री, [सं. 
सहचारिणी] (१) सखी, सहेली, । .२) पत्नी । 

सहचारिता---संज्ञा स्त्री. [सं.] 'सहचरी” होने का भाव । 

सहचारी--संज्ञा पुं. [सं. सहचारिन्‌] (१) संगी, साथी, 
सहचर । (२) सेवक । ३ 

सहज--संज्ञा पुं. [सं,] (१) सगा भाई । (२) स्वभाव । 

वि. (१) साथ-साथ उत्पन्न होनेबाला । (२) प्राक्ृ- 
तिक, स्वाभाविक । उ,--(क) नाभि-हृद रोमावली 
अलि चले सहज सुभाव--१-३०७ | (३) प्रकृत, 
साधारण । उ.-मनौ नव घन दामिनी, तजि रही 
सहज सुबेस--६३ ३ । (४) सरल, सुगम । 
क्रि. वि. (१) सुगसता से । उ,- बहुरौ ध्यान सहज 

ही हो इ--३-१३ । (२) ९रल ओर जआडंबररहित रूप 
में । उ.--सहज भजै नँदलाल कौं सो सब सचु पावे 
२-९ । (३) सीधेपन से, सिधाई से । उ.-- हम माँगत 
हैं सहज सों तुम अति रिस कीन्हों--२५७६॥ 

सहजता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सरलता, सुगमता । (२) 
स्वाभाविकता । 

सहज-ध्यान---संज्ञा पुं. [सं.] वह ध्यान जो सुगम रूप में 
किया जाय और जिसके लिए आसन, मुद्रा आदि को 
आवदकता न हो । 

सहज-पंथ -- संज्ञा पुं. [सं. | गौड़ीम वेष्णव संप्रदाय का एक 
वर्ग । 

सहज-बुद्धि--संज्ञा स्त्री, [सं.] जीव-जंतु या प्राणी को 
स्वाभाविक ज्ञान-शक्ति । 

सहज-समाधि--संज्ञा स्त्री, [सं.] वह समाधि जो सुगम 
रूप में लगायी जाय और जिसके लिए आसन, मुद्रा 
आदि की आवश्यकता न हो । उ.--सुचि रुचि सहज 
समाधि साधि सठ, दीनबंधु करुनामय उर धरि 
5 (5११२॥ 

सहजात--वि. [सं.] (१) साथ-साथ उत्पन्न होनेवाला, 
सहोदर । (२) यम्ज । 

सहजिया--वि. [सं.] सहज-पंथानयायी । 

सहजीवी--वि, [सं.] साथ रहनेवाला । 


सहत--क्रि, स. [हि, सहना] सहन करता है, सह॒ता है । 
. उ3.--(क) कौर-कौर कारन कुबुद्धि जड़ किते सहत अप 
मान--१-१० ३ । (ख) सूर सो मृग ज्यों बान सहत 
कित - १०३२० । 
सहताना, सहतानो--क्रि, अ. [हिं. सुसताना] आराम 
करके थकावट दूर करना । 
सहत्तिं--क्रि. स. [हिं, सहना]] सहती या सहन करती हें । 
उ.--सलिल तैं सब निकसि आवहु बुथा सहति तुषार 
+-+७८५६ । 
सहति - क्रि, स. [हि. सहना] भोगती, झेलती या बरदाइत 
करतो है । 3.--(क) कत हौ सीत सहति ब्रज-संदरि 
--७५७ | (ख) सहति बिरह के सूलनि--5९७। 
(ग) बात मेरी सुनति नाहिन, कर्ताह निंदा सहति 
.7११5९॥ 
सहदान--संज्ञा पुं. [सं,] अनेक देवताओं के लिए एक 
ही में दिया जानेवाला दान । 
सहूदानि, सहदानी-- संज्ञा स्त्री. [सं. संज्ञान] निशानी, 
पहचान, चिह्न । उ-- (क) लेहु मातु सहदानि सुद्रिका ' 
दई प्रीति करि नाथ--९-फ5३ (ख) चरन चापि महि 
प्रगट करी पिय सेष सीस सहदानी--२०७६ । 
सहदूल--संज्ञा पुं, [सं, शार्दूल] सिंह । 
सहदेद--संज्ञा पुं. [सं ] (१) राजा पांडु के पाँच पुत्रों में 
सबसे छोटा पुत्र जो साद्री के गर्भ से अश्विनीकुमारों 
के औरस से जन्मा था। (२) जरासंध का पुत्र जो 
महाभारत के युद्घ में अभिमन्यु द्वारा मारा गया था । 
सहधमिणी संज्ञा स्त्री. [सं. सहधस्मिणी] पत्नी । 
सहधर्मी - संज्ञा पुं, [सं. सहधर्म्मी] पति । | 
सहन--संज्ञा पुं. [सं,] (१) सहने को क्रिया या भाव । 
(२) क्षमा । (३) आज्ञा या आदेश पालन करना । 
संज्ञा पुं, [अ, | (१) घर का आँगन या चौक । (२) 
एक तरह का रेशनी कपड़ा । 
सहनशील - वि, [सं.] (१) बरदाइत या सहन करनेवाला, 
सहिष्णु ! (२) संतोषी । 
सहनशीलता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सहनशील होने का 
भाव, सहिष्णुता । (२) संतोष । 
सहना--क्रि, स. [सं. सहन] (१) बरदाइत करना, भेलना, 


[ १६९९ ] 


सहभोज--संज्ञा पं. [सं.] लोगों का साथ भोजन करना । 
सहभोजी--वि. [सं, सहभोजिन्‌] साथ खानेवाला । 
सहस--संज्ञा पुं, [फ़ा.] (१) डर । (२) हिचक, संकोच । 
सहमत-वि, [सं.] एक सत का । 
सहमति--संज्ञा स्त्री. [सं,] किसी के साथ एकमत या धह- 
मत होने की क्रिया या भाव । 
रे 
सहमना, सहमनो--क्रि, .अ. [फ़ा. सहम] डरना । 
सहमरणु--संज्ञा पुं. [सं.] स्त्री का सती होना। 
सहमाना, सहमानो--क्रि. स. [फ़ा, सहम_ डराना । 
सहयोग--संज्ञा पुं. [सं.] (१) साथ मिलकर काम करने 
का व्यापार या भाव। (२) संग, साथ | (३) सहायता । 
सहयोगी --संज्ञा पुं. [सं,] (१) साथ मिलकर काम करने- 
वाला व्यक्ति । (२) वह जो एक ही कार्यालय या 
विभाग में काम करता हो ।(२) साथी, सहकारी । (४) 
समवयस्क ॥ (५) समकालीन । 
सहर-क्रि. वि. [हि. सहराना] धीरे, रुक रुककर । 
संज्ञा पुं. [देश,] बनबिलाव । 
संज्ञा पुं, [अ, |] सबेरा, प्रातःकाल । 
संज्ञा पु, [अ. सेह ] जादू-टोना । 
संज्ञा पुं. [फ़ा. शहर] पुर, नगर | उ.--ता दिन 
सूर सहर सब चक्रित सबर-सनेह तज्यौं पितु मात-- 
९-३८ । (ख) आनंद मगन नर गोक्ुल सहर के-- 
१०-३० । (ग) जीवन हैं ये स्थाम, सहर के---६०७ । 
सहराना, सहरानो--क्रि. स. [हिं. पहलाना] धोरे-धोरे 
हाथ फेरना, धीरे-धीरे मलना । 
सहरी--संज्ञा स्त्री, [अ.] निर्जल क़्त के दिन बहुत तड़के 
किया जानेवाला भोजन । 
संज्ञा स्त्री. [सं, शफ़री] एक तरह को सछलो । 
वि, [हिं. सहर | नगर या पुर का । 
सहल--वि. [अ,] सरल, सहज, सुगम । 
सहलग, सहलगा-वि. [सं. सह-+हिं. लगना] साय-साथ 
लगा रहनेवाला । 
संज्ञा पुं. साथी, सहचर । 
सहलगी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सहलगा] (१) साथ लगे रहने 
की क्रिया या भाव | (२) सहचरी । 
वि, साथ-साथ लगी रहनेवाली । 


सहलाना, सहलानो--क्रि, स. [अनु.] (१) धीरे धोरे 
हाथ फेरना । (२) धीरे-धीरे मलना। 

सहवास--संज्ञा पुं [सं.] (१) साथ-साथ रहना, संग, साथ । 
(२) मंथन, संभोग । 

सहवासी - संज्ञा पुं. [सं..] (१) साथी । (२) पति । 

सहस--वि. [सं. सहस्र | हजार, हजारों । उ, -- (क) सहस 
सकट भरि कमल चलाए--५८३ । (ख) सोरह सहस 
घोषकुमारि--७९५ | 

सहसक--वि, [सं. सहस + एक] लगभग हजार | उ.-- 
मन सहसक केसरि ले दीनो--८४३३। 

सहस-किरन--संज्ञा पुं. [सं, सहस्न किरण] सूर्य । 

सहसगो - संज्ञा पुं, [सं, सहस्नरगु] सूर्य । 

सहसचरण संज्ञा पुं, [सं. सहस्न चरण] सूर्य । 

सहसजिभ्या, सहसजीभ, सहसजीभी--संज्ञा पुं, [सं, 
सहस्रजिन्न ] शेषनाग । 

सहसदल--संज्ञा पुं. [सं, सहख़दल] कमल। 

सहसनयन--संज्ञा पुं. [सं. सहस्ननयन] इंद्र । 


* सहसनाम--संज्ञा पुं. [सं. सहक्त+नाम] (१) वह स्तोत्र 


जिसमें क्रिसी देवता के हजार नाम हों । (२) महाप्रभु 
वललभाचार्य का “पुरुषोत्तम सहस्ननाम नामक' ग्रंथ । 
उ.--सहसनाम तहेँ तिन्‍्हें खुनायौ -१-२२६। 
सहसनेन--संज्ञा पूं. [सं, सहख्रनयन] इंद्र । हा 
सहसफन, सहसफनी--संज्ञा पुं. [सं, सहखलफण] झोष- 
नाग । उ.- हरि जू की आरती बनो ॥”””' डाँड़ी 
सहसफनी-- २-२६ । 
सहसबदन--संज्ञा पुं, [सं, सहस्तवदन_] शेबनाग । 
सहसबाहु--संज्ञा पुं. [सं. सहख्रत्राहु] राजा कृतवीर्य का पुत्र 
'हैहूय' जिसे कातंबीयारजुन भी कहते हैं । इसने रावण 
को युद्ध में परास्त किया था ओर पिता की मृत्यु का 
बदला लेने के लिए परशुराम ने इसे मार डाला था। 
उ,--सहसबाहु रविबंसी भयौ।'”' । सहसबाहु तब 
त।कौ गह्यौ - ९-१३ । 
सहसमुख--संज्ञा पुं. [सं. सहस्नमुख] शेषनाग । 
सहसव॒द्न--संज्ञा पुं. [सं. सहस्रवदन_] शेषनाग । 
सहससीस संज्ञा पुं. [सं. सहख्रशीर्ष | शेषनाग । 
सहसा--अव्य, [सं,] एकाएक, अचानक । 


[ १७०० ] 


संहसाई--संज्ञा पुं. [सं, सहाय] सहायता । 
संज्ञा पू. सहायता करनेवाला व्यक्ति । 
सहसाक्ष, सहसाक्षि, सहसाखि, सहसाखी -संज्ञा पूं. 
[सं, सहस्नाक्ष] इच्ध । 
सहसान--संत्ञा पुं, [सं.] मोर, मयूर । 
सहसानन--संज्ञा पुं. [सं, सहस्नानन] शेषनाग । उ.-- 
(क) चारि बदन मैं कहं कहां, सहेसानन नहिं जान -- 
४९२ । (ख) सहसानन जेहि गावे हो--१५५७ । 
सहसौ--वि, [सं. सहस्न] हजार, हजारों । उ.-सेष 
सकुचि सहसौ फल पेलत--१०-६३। 
सहस्मार--संज्ञा पं. [सं.] शरीर के भीतरी आठ कमलों 
या चक्रों में एक जिसे 'शून्य चक्र' भी कहते हैं। यह सहस्न 
दलवाला और मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित कहा 
गया हे । 
सहस््र- संज्ञा पुं. [सं.] हजार की संख्या । 
वि. जो गिनती में हजार हो । उ.-- (क) सतजुग 
लाख बरस की आइ, त्रेता दस सहस्न कहि गाइ--१- 
२३० । (ख) साठ सहस्र सगर के पुत्र--९-९ । 
सहस्र--संज्ञा पुं. [सं.] सूर्य । 
सहस्रकर्णु--संज्ञा पुं. [सं,] सूर्य । 
सहस्नरचक्तु--संज्ञा पु. [सं. सहस्रचक्षुस्‌ ] इन्द्र । 
सहस्नकिरणु---संज्ञा पुं. [सं.] (१) सूर्य । (२) विष्णु । 
सहँखद्ल--संज्ञा पुं. [सं.] कमल, पग्म। 
सहसखंधारा- संज्ञा पुं, [सं.] देवताओं को स्नान कराने का 
पात्र जिसमें हजार छेद होते हें । 
सहख्रनयन--संज्ञा पुं. [स्‌,! इन्द्र । 
सहखसत्रनोम--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बह स्तोत्र जिसम किसी 
- देवता के हजार नाम हों । (२) महांप्रभु वललभाचार्ये 
: का पुरुषोत्तम सहल्लनाम' नामक ग्रंथ । 
सहस्रपत्र--संज्ञा पुं. [सं.] कमल, पद्म । 
सहस्रपाद--संज्ञा पं, [सं.] (१) सूर्य । (२) विष्णु । 
सहसख्रबाहु-- संज्ञा पुं, [सं,] सूर्येवंशी राजा कृतवीये का पुत्र 
जो 'हेहय' और “सहस्रार्जुन' नामों से भी प्रसिद्ध है । 
इसने एक बार रावण को पराजित किया था। मुनि 
जमदग्नि की कामधेनु हरने और उनको ह॒त्या करने के 
बरराध सें उनके पुत्र परशुराम ने उसे मार डाला था। 


सहस्रभुज--संज्ञा पुं. [सं. सहल + भुजा] सहस्रवाहु । 
सहस्रभुजा--संज्ञा स्त्री. [सं.] देवी का वह रूप जब 
महिषासुर का वध करने के लिए उनको हजार भुजाएँ 
हो गयी थीं । 
सहसख्नलोचन--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) इंद्र । (२) विष्णु । 
सहस्रात्व--संज्ञा पुं. [सं,] (१) इन्द्र | (२) विष्णु । 
संहस्नावद---संज्ञा पुं, [सं,] हजार वर्ष । 
सहस्राजु न--संज्ञा पु. [सं.] सहस्नबाहु । 
सहाइ, सहाई--ब्रि, [सं, सहाय] सहायता करनेवाला । 
उ.- (क) सूर स्याम ”'“'गिरि लै भए सहाई--१- 
१२९२। (ख) जहाँ तहाँ सो होत सहाई--३९१॥ 7) 
जहूँ तहं तुमाहि सहाइ सदा, हौ--६०७ । (घ) राज- 
सूय यज्ञ को कियो अरंभ मै जानि के नाथ तुमको 
सहाई-- १० उ.-५१। 
संज्ञा स्त्री, (१) सहायता। उ.--(क) हरिजू ताकी 
करी सहाइ--७-२ । (ख) ना जानों घौं कौन पुम्य तैं 
को करि लेत सहाइ--१०-८५१। (ग) तिनके चरन , 
सरोज सूर अब किए गुरु कृपा सहाइ--२५५५ | (२) 
फौज, सेना । 
क्रि, स. [हिं. सहना] सहन करके या की, सहन 
करने को प्रवृत्त किया। 
सहाउ, सहाऊ--वि, [सं, सहाय] सहायक । 
सहाध्यायी - संज्ञा पुं. [सं. सहाध्यायिन्‌] सहपाठी । * 
सहाना, सहानो - क्रि. स.. [हिं. सहना] सहन करने को 
प्रवृत्त या विवश करना । 
वि, [फ़ा. शाहाना] (१) राजसी (२) उत्तम । 
संज्ञा पु. एक तरह का राग (संगीत) । 
सहानी--संज्ञा पुं, [फ़ा, शाहाना] एक रंग जो पीलापन 
लिये हुए लाल हो । 
सहानुगमन---संज्ञा पुं, [सं.] सती होना, सहगमन । 
सहानुभूति--संज्ञा स्त्री. [सं.] किसी के दुख से दुखी 
या द्रवित होना । 
सहाव--संज्ञा पुं. [फ़ा. शहाब] एक तरह का गहरा लाल 
रंग जो कुसुम के फूलों से बनता है । 
सहाय--संज्ञा पुं, [सं,] (१) सहायता । उ.-- (क) कहं न 
सहाय करी भक्तनि की--१-२५। (ख). कौन सहाय 


[ १७०१ ] 


करे घर अपने मेटै विधि अपना-२५४७ । (ग) 

इनकी करहु सहाय सवारे--१५६९। (घ) सत्वर सूर 

सहाय करे को--३१६५। (२) सहारा, भरोसा। 
वि. सहायक । उ,-तेरौ पुन्य सहाय भयो है-++ 
<०-रे३५। 

' सहायक--वि, [सं.] (१) सहायता करनेवाला | उ.-- 
सूरदास हम दृढ़ करि बैंकरे अब ये चरन सहायक-- 
१-१७७ । (२) जो (छोटी नदो) बड़ी नदी-में मिलती 
हो । (३) अधीन काम करनेवाला, सहकारी । 

सहायता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) मदद, कार्य में सहयोग। 

. (२) कार्य-विशेष के लिए दिया जानेवाला धत । 
सहायी--वि, [सं, सहाय] सहायक | 
संज्ञा प्‌. (१) सहायता । (२) आश्रय । 
सहायौ-वि. [सं. सहाय] सहायक | उ.--तुमहिं बिना 
प्रभु कौन सहायौ--३९१। 

सहार--संज्ञा प्‌. [हि. सहारता] (१) सहने की क्रिया या 

भाव । (२) सहनशीलता। 


सहारना, सहारनो--क्रि. स. [हिं. सहार] (१) बर्दाइत. 


या सहत करना, सहना । (२) अपने ऊपर भार लेना 
या सेंभालना । (३) गवारा करना.। (४) सहारा देना । 
सहारा - संज्ञा प्‌. [सं. सहाय] (१) मदद, सहायता । (२) 
आश्रय । (३) भरोसा । 
मुहा.--.सहारा पाना--सहायता पाना । सहारा 
देना - (१) सहायता करना। (२) टेक देना । (३) 
आसरा देना। (४) आश्रय देना। (५) रोकना । 
सहारा ढूँढना--आसरा ताकना । 
सहारि- क्रि. स. [हिं. सहारना] सहन करके । 
प्र.--सकी सहारि-- सहन कर सकी। उ.--कठिन 
बचन सुनि स्वन जानकी, सकी न बचन सहारि 
(सभारि)--९-१९ ) 
सहारे- वि. [हिं. सहारा] सहायक । उ. - सो उबरबधौ 
भयौ धर्म सहारे--५९५ 
सहारो, सहारौ--संज्ञा प्‌. [हिं. सहारा] आश्रय । उ,-- 
सूर पतित कौ और ठौर नहिं है हरि-ताम सहारौ 
“ -३२३९ । ह 
सहालग- संज्ञा प्‌. [सं सह- हि. लगाव या लगता] (१) 


ब्याह-शादी के दिन, लगन । (२) लाभ के दिन । 

सहावल--संज्ञा प्‌. [हि. साहुल] लटकन, साहुल । 

सहाही--वि. [सं. सहाय] सहायक । उ.--तब अति ध्यान 
कियौ श्रीपति को, केसव भये सहाहीं--सारा. ३९ | 

सहिंजन - संज्ञा पुं. [हिं. सहिजन] एक वृक्ष । ; 

सहि--क्रि. स. [हिं- सहता) (१) झेलकर, बरदाइत करके । 
उ,--सहि सन्मुख तउ सीत-उष्न कौं, सोई सुफल करे 
-7१-११७। 

प्र,--सहि जैहै--भली या सहन को जायगी | उ. 

--सुनि सुन्दरि यह समौ गए तें पुनि न सूल सहि 
जेहै--२०३३ । लई सहि क-- भेल लो, सहन कर 
ली। उ.- हमसों कही, लई हम सहि क॑ जिय गुन 
लेहु सयाने--३००६ । सहि सकत--झ्ेली जा सकती 
है, सहन की जा सकती है । उ.-- सहि ने संकति अति 
बिरह त्रास तनु आगि सलाकनि जारी--३२४६। सहि 
सकी-- सहन कर सकी । उ.-- सहि न सकी, रिस ही 
रिसि भरि गई बहुते ढीठ कन्हाई-- ३२७७ । 

सहिए, सहिएऐ-- क्रि, स. [हि. सहना] बरदाइत या सहन 
कीजिए | उ.--(क) सखा-भीर लै पँठत घर में आपु 
खाइ तो सहिए-१०-३२२२। (ख) कैसे 'रिस मन 
सहिए जू--२०१५। 

सहिक- वि. [सं. स (अस्‌)-+ हि. क (प्रत्य.)] (१) स्पष्ट 
और निश्चित (कथन) । (२) वास्तबिक । (३) बृढ़ 
और निश्चित । हे 

सहिजन--संज्ञा पूं, [सं. शोभांजन] एक वृक्ष जिसको 
फलियों की तरकारी बनती है । 

सहिजानी--संज्ञा स्त्री. [सं. संज्ञान] निशानी । 

संहित, सहिते--अव्य. [सं, सहित] साथ, समेत । उ.-- 
(क) लक्ष्मी सहित होति नित क्रीड़ा--१-३३७-। (ख) 
बेनि बढ़े बल सहित बिरध लट--१०-१३८ । (ग) 
सूर राधा सहित गोपी चलीं ब्रज समुहाहि---१३०६। 
(घ) गिरिवर सहित ब्रज बहाई---१०४१ । 

सहिदान--संज्ञा प्‌, [सं. संज्ञान] निशान, चिह्न । 

सहिदानि, सहिदानी- संज्ञा स्त्री..[ सं. संज्ञान] निशानी, 
पहचान, चिह्न । उ.-- (क) कछु इक अंगनि की सहि- 
दानी मेरी दृष्टि परी --९-६३ । (ख) लेह मांतुं सहि- 


ही 


[ १७०२ 


दानि मुद्रिका दई कृपा करि नाथ--%-फ३ । 
सहिवे--संज्ञा प्‌. [हि. सहना] सहन करने की क्रिया, 
सहना । उ.-- मन माने सोऊ कहि डारौ पालाग हम 
सुनि सहिबे को--२० ०४ । 
सहियत--क्रि, स. [हि. सहना] भोगते या सहते . हैं । 
उ.- इतनो दुख सहियत--२८५६ । 
सहिये--क्रि, स. [हि सहना]] भोगिए, सहन कीजिए । 
- (क) जम की त्रास न सहिये -१-६२। (ख) 
इतौ ढ्वंद जिय सहिए-- २-६८ । 
सहिध्णु--वि, [सं.] सहन करनेवाला । 
सहिष्णुता--संज्ञा स्त्री, [सं.] सहनशीलता। 
सहीजन--संज्ञा पुं. [हि. सहिजन_] एक वृक्ष जिसकी फलियों 
की तरकारी बनती हैँ। उ.--फूले फूले सहींजन छांके 
“-२३२१॥। 
सही--वि. [फ़ा, सहीह] (१) सच, सत्य । उ,--करवत 
चिन्ह कहै हरि हमकौं ते अब होत सही--२५०१॥ 
(२) यथार्थ, प्रामाणिक । (३) ठीक, शुद्ध । 
मुहा.--सही पड़ना - ठीक उतरना, सच होना, 
प्रमाणित होना । सही परी- ठीक या सत्य हुआ। 
उ.--(क) निगमनि सही परी--१०-६९॥ (ख) तीनि 
लोक अरु भुवन चतुरदस बेद पुरानन सही परी-- 
२६५६। सही भरना--(१) मान लेना। (२) सत्यता 
की साक्षी देना । 
संज्ञा स्त्री, छाप, दस्तखत, हस्ताक्षर । उ,--रही 
ठगी, चेटक सो लाग्यौ परि गयी प्रीति सही--१०- 
२८१॥ 
मुहा:-- सही करता--मात लेना। करें सही-- 
मान लें, अंगीकार कर लें। उ.-+अब जोई पद देहि 
कृपा करि सोइ हम करें सही - ३३७० । 
क्रि, स, [हिं. सहना] भोगी, बरदाइत या सहन की, 
भेली । उ,-- (क) उर अघ-सूल सही--१-३२४॥। 
(ख) सही दूध-दही की हानि -- १०-२७६॥ (ग) पलकति 
सूल-सलाक सही है--प्ृ. ३२७ (६०) सही बिपति 
तनु गाढ़ी---२५३५ । 
प्र--परति सही--सही जाती हैं । 3,--कहा करीं 
दिनप्रति की बातें, नाहिन परति सही--१०-२९१। 


] 
परति सही--सहन की जाती है । उ.--(क) नाहिन 
सही परति मौंप अब दारुत त्रास निसाचर के री--९- 
९३ । (ख) दित श्रति कैसे सही परति है दृध-दही की 
हानि--१०-२८० । 
क्रि, वि, सत्य ही, सचमुच, वस्तुतः । 
सही-सलामत--वि. [हिं सही-+अ. सलामत] (१) भला- 
चंगा, स्वस्थ । (२) जिसमें कोई बाधा न पड़े । 
क्रि, वि. सकुशल, कुशलपूर्वक । 
सहुँ---अव्य, [सं. सम्मुख] (१) सामने । (२) ओर । 
सहु--वि, [हिं. सब] सारा, कूल । 
सहूँ-- क्रि. स. [हि. सहना] भेलूँ, सहन करूँ । उ.--निपट 
निलज बैल (?) बिलखि सहँ--१०-२६५ । 
सहूलियत संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] आसानी, सुगमता । 
सहृद्य--वि. [सं.] (१) दूसरे का सुख-दुख समभनेवाला । 
(२) दयालु, भला, सज्जन । (३) रप्तिक, भावुक । 
सहृदयता--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) सहृदय होने का भाव । 
(२) दयालुता, सोजन्य । (३) रसिकता, भावुकता | 
सहेज--संज्ञा प्‌. [देश,] (दही का) जामन । 
सजहेना, सहेजनो--क्रि. स. [हिं. सही] (१) सेभालना । 
(२) समझा बुकाकर सुपुर्दे करता। 
सहेजवाना, सहेजवानो -- क्रि, स. [हिं. सहेजना] सहेजने 
को प्रवृत्त करना । 
सहेट--संज्ञा पुं. [हि. संकेत] मिलने का स्थल। ., 
सहेटना, सहेटनों --क्रि, अ. [देश,] घूमना-फिरना । 
क्रि. स, (१) समेटना । (२) संभालना । 
सहेटी - वि, [हिं. सहेटना] घुमक्कड़। 
सहेत--संज्ञा प्‌. [सं, संकेत] प्रेमी-प्रेसिका-मिलन का पूर्व 
निश्चित एकान्त स्थल । 
क्रि. वि. [ सं, स+हेतु ] (१) हेतु या उद्देश्य से । 
(२) प्रेम या प्रीति से । 
सहेतुक-वि., [सं.] जिसमें कुछ उद्देश्य हो । 
क्रि, वि, किसी हेतु या उद्देश्य से । 
सहेलरा--वि, [हिं. सुहेल_] (१) सुहावना । (२) सुखद । 
संज्ञा प्‌, (१) मिन्न । (२) साथी । 
सहेलरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सहेलरा] सहेली, सखी, सह- 
चरी । 3.--हरषी सखी-सहेलरी (हो) आनंद भयौ 


[ (६७०३ ] 


सुभ जोग-- १०-४० । 
सहेला--वि. [हिं. सुहेला] (१) सुंदर । (२) सुखद । 
संज्ञा प्‌, (१) मित्र । (२) साथी । 
सदेलि, सहेली--संज्ञा स्त्री. [सं, सह +हिं- एली (प्रत्य,)] 
9 सखी, संगिनी । उ.--(क) बिनु रघुनाथ और नहिं 
कोऊ; मातु, पिता न सहेली--९-९३ | (ख) कबहूँ 
रहसत मचत लै सूँग एक-एक सहेलि--२२७८ | (ग) 
एके मत संब भई सहेली--३१४४ । 
सहेस--क्रिं. वि. [सं. स--हर्ष ] सानंद, सहषष । 
सहैंगे--क्रि. स. [हिं. सहना] सहन करेंगे। उ.--बाध्षर 
निप्ति कहुँ होत न व्यारे बिछरन हृदय सहैंगे--२५००॥। 
सहै--क्रि. स. [हिं. सहना] सहन करे या करता है । उ. 
--(क) लोभ लिए दुर्बचत सहै--१-५३ । (ख) 
घन आसा सब दुख सहै--१-३२५॥। (ग) त्रिभुवन- 
नाथ नाह जो पाव सहै सो क्‍यों बनवास--९-८३ । 
सहैया--संज्ञा पूं. [सं. सहाय] सहायक । 
संज्ञा स्त्री. सहायता | उ.--(क) स्थाम कहत नहिं 
भुजा पिरानी ग्वालनि कियो सहैया--१०७१॥। (ख) 
जब-जब गाढ परति है हमकौ, तहँ करि लेत सहैया-- 
२२७४। 
- वि, [सं. सहन] सह करतेवाला, सहनशील । 
सहोक्ति--संज्ञा स्त्री. [सं.] एक काव्यालंकार। 
सहोदर, सहोव्वर--वि. [सं. सहोदर] एक ही माता के गे 
से जन्म लेनेवाला, सगा। | 
संज्ञा प्‌. सगा भाई । 
सहोदरा, सहोदरी, सहोवरि, सहोवरी--संज्ञा स्त्री. [सं. 
सहोदरा ]-सगी बहन । 
वि. एक ही माता के गर्भ से जन्म लेनेवाली । 
सहौं--क्रि, स. [हिं. सहना] सहन करूँ। उ.--(क) कहाँ 
लगि सहौं रिस--१०-२९५ । (ख) ब्रज बच्चि काके 
बोल सहौं--२७७४ । (ग) समुझि आपनी करनी 
गुसाई' काहे न सूल सहों--११-२ । 
- सहौ--क्रि, स. [हिं. सहना] सहन करो । उ.--तुम जिनि 
सही स्थाम सुन्दर बर, जेती में जु सही--१-२५८। 
सह्य--वि, [सं.] जो सहा जा सके । 
संज्ञा पुं. [सं.] बस्बई प्रान्त का 'सहय्ाद्वि' पर्वत । 


सह्याद्रि - संज्ञा पुं. [सं.] बस्बई प्रान्त का एक पर्वत । 

सह्यो, सह्यो--क्रि. स, [हिं. सहना] (१) सहन किया, 
सहा। उ.--किहि जुग इतौ सह्ाौ--१:४९। (२) 
भार उठाया । उ,--ई्हिं भरु अधिक सह्यौ अपने सिर 
भ्रमित अंडमय बेष--५७० । 

प्र--सह्यौ न जाइ--सहा या सहन किया नहीं 

जाता । उ.--ताकौ बिषम बिषाद अहो मुन्ति मोपे 
सह्यो न जाइ--९-७। 

सॉँइयॉ-संज्ञा पूं. [हि. साँई ] (१) पति । उ.,--जागिहै 
मेरौ साँइयाँ --५७७ । (२) स्वामी । (३) परसेश्वर । 

सॉई--संज्ञा पुं. [सं. स्वामी] (१) मालिक, स्वामी । उ, 
--तुम हर्ता तुम कर्ता एक तुप्र हौ अखिल भुवन के 
साई--२५५८। (२) ईश्वर। (३) पति। (४) 
(मुसलमान) फकीर । 

साक-संज्ञा स्त्री, [सं. शंका] (१) अनिष्ट का भय। (२) 
'शंका' नामक संचारी भाव। (३) संदेह, संशय । 


वि. [सं, सशंक] (१) जिसके शंका या संदेह हो । 


(२) डरा हुआ, भयभीत । . 
सॉकड़--संज्ञा पूं. [श्वृंखल] (१) जंजीर, सीकड़ । (२) प्रैर 
का एक गहना जो चाँदी का बतता हे । 
सॉकडा--संज्ञा पुं, [सं. शृंखला] पैर में पहनने का चाँदी 
का एक गह॒ना । हे 
साॉकर--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रृंखला] जंजीर, श्यृंखला । 
वि, [सं, संकरीर्ण | (१) सेंकरा । (२) कष्ठपूर्ण । 
संज्ञा पूं. संकट, विपत्ति । 
सॉकरा-वि. (हि. सकरा] (१) कम चौड़ा, तंग, सेंकरा । 
(२) कष्ट था दुखसय । 
संज्ञा पुं. (१) कष्ठ, दुख । (२) कष्ट या दुख का 
समय या अवस्था । 
सोॉकरी--वि. स्त्री. [हिं. साँकरा] कम चौड़ी, तंग । उ.-- 
(क) नाचत फिरत साँकरी खोरि--१०-३२७ | (ख) 
रोकि रहत गहि गली साँकरी--१०-३२८ | (ग) तब 
घिरे साँकरी खोरि---२४४७ । 
सॉकरे--वि, [हि. साँकरा] (१) कम चौड़ा, तंग । (२) 
छोटा, छोटे श्रेत्रफल या आकार का। उ.--सोभा- 
सिंधु समाइ कहाँ लौं हृदय साँकरे ऐन--२७६५.। 


>>) 





[ (१७०४ | 


संज्ञा पु. संकट के दिवस या स्थिति । उ.-हँरि 
तुम साँकरे के साथी--१-११२ | 
सॉकरैं--संज्ञा पुं. सवि. [हिं. साँकरा] संकट के समय या 
स्थिति में । उ.-तुम बिनु साँकरे को काक्ौ-१-११३॥ 
सांकय्रे--संज्ञा पुं. [हि. संकरता] (१) मिले हुए या संकर 
होने का भाव । (२) दोगलापन । 
सांकेतिक - वि. [सं.] (१) इच्कैरे या संकेत का । (२) जो 
संकेत-रूप में हो । 
सॉखा--संज्ञा स्त्री. [सं. शंका] (१) अनिष्ट का भय । (२) 
'शंका' नामक संचारी भाव । (३) संदेह । ॥॒ 
सांख्य--संज्ञा पुं. [सं.] छह भारतीय दर्शनों में एक जिसके 
कर्त्ता मह॒षि कपिल थे । इसमें सृष्ठि की उत्पत्ति के 
ऋम की चर्चा है तथा जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष को 
जगत का मूल माना गया है । 
सांख्यिकी -संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) विषय-विशेष की 
संख्याएँ एकन्र फरके निष्कर्ब निकालना । (२) इस 
उद्देश्य से एकत्र की गयी संख्याएँ। 
सांग, सांग--संज्ञा स्त्री. [सं, शक्ति] एक तरह की बरछी, 
शक्ति । उ.-- ताहि आवत निरखि स्यथाम निज साँग 
को काटि करि साल्व की सुधि भुलाई-१० उ.-५६ । 
वि. [सं. स+अंग|पूर्ण, सफलता से सम्पन्न। उ.--- 
मैं अपमान रुद्र कौ कियों । तब मम जज्ञ सांग नह 
भयौ-- ४-५, । 
संज्ञा पूं. [हिं. स्वाँग] (१) बसावटी वेश या रूप । 
(२) नकल। 
सोँगि, सॉंगी--संज्ञा स्त्री, [हिं. साँग] छोटी बरछी । 
संगोपांग--अव्य. [सं. साज़ोपाज़ ] अंगों और उपांगों 
सहित, सम्पूर्ण । 
सांघातिक--वि. [सं.] (१) संघात सस्बन्धी । (२) घातक 
(चोट या प्रहार) । (३) बड़े संकट का । 
साँच--वि. [सं. सत्य] (१) ठीक, सत्य, सिद्ध, यथार्थ । उ, 
--पतित पावन बिरद साँच (तौ) कौन भाँति करिही 
-११२४। 
मुहा.--साँच-झूठ. करि---भूठ-सच्चे व्यापार से, 
उचित-अनुचित सभी कुछ करके । उ,--साँच-झूठ करि 
माया जोरी--१०३०२ | 


र््ज 


(२) रुच बोलनेबाला । 
साँचना, साँचनो--क्रि. स. [सं, संचय] (१) संचित 
करता । (२) किसी चीज में भरना । 
सॉँचला--वि, [हिं. साँच] जो सच बोले, सच्चा । 
सोंचा--संज्ञा पुं. [सं, स्थाता] (१) वह उपकरण जिसमें 
कोई गीली या गराढ़ी चीज डालकर आकार-विशेष 
की बनायी जाय | 
मुहा,- साँचा (साँचे में) ढला--रूप-आकार में 
सुन्दर और सुडोल होना। साँचा (साँचे में) ढालना-- 
बहुत सुन्दर और सुडोल बनाना । 
(२) किसी आयोजित बड़ी कृति का छोटा नमूना । 
(३) बेल-बूटे छापने का ठप्पा या छापा । (४) गठा 
हुई देह, शरीर । 
वि, [हि. साँच] (१) सत्य । (२) सत्यवादी । 
सो चि--वि, स्त्री, [हिं. साँच] सत्य । उ--मेरी कही साँचि 
तुम जानौ, कीजै आगत-स्वागत--१४८5२। 
सों चिया-- वि. [हिं. साँचा] साँचा बदानेवाला । 
सो चिल्ला-- वि. [हिं. साँचला] जो सच बोले, सच्चा । 
सोँचिले वि. [हिं. साँचला] ठीक; यथार्थ । उ,--पूर- 
दास प्रभु साँचिले उपमा. कवि गाए---१६७५ । 
साँची--संज्ञा पुं. [हि. साँची नगर ? ] पान-विशेष ।. 
संज्ञा पुं. [हि. साँचा | पुस्तक की बेड़े बल की 
छपाई । 
वि.[हिं. साँचा] (१, ठीक, सत्य, यथार्थ । उ,--(क) 
साँची बिरुदावलि--१-१२२ । (ख) मन-क्रम-बचन 
कहति हाँ साँची, मैं मत तुमाह लगायो--१२२३ । 
(ग) कहि कुसलातैं, साँची बातैं--३४४१ । (घ) दर- 
सत कियौ आइ हरि जी को कहत सपन की साँची-- 
१० उ,-११२ | (२) सच या सत्य बोलनेवाली । उ.- 
यह है बिन कलंक की साँची, हम कलंक में सानी 
जा१६०३। 
क्रि. वि, सत्य ही, सचमुच । 
साँचे-- वि. [हि. साँच] सच्चे । उ.--दीतानाथ हमारे 
ठाकुर साँचे प्रीति-निबाहक---१-१९॥ 
क्रि, वि, सत्य ही, सचमुच, वस्तुतः॥ उ.-हों 
जानों. साँचे मिले माधी भूलो यह अभिमान --२७८५। 


[ १७०५ ] 


: संज्ञा पं. [हि. साँचा] उपकरण-विशेष में, जिससे 
विभिन्न आकारोंऔर रूपों की वस्तुएँ बनायी जाती हैं । 
सुहा,--साँचे भरि काढ़ी--साँचे में ढालकर सुन्दर 
और सुडौल बनायी है | उ,- अँगिया बनी कुचति सौं 
“भाढ़ी । सूरदाप्त प्रभु रीझि थकित भए मनहेँ काम 
साँचे भरि काढ़ी--१ 9२०० । एक ही साँचे के ढले 
. या भरे हुए--एक ही रूप-रंग, आकार या स्वभाव 
के । भरे दोउ एक ही साँचे-दोनों एक ही रूप, 
आकार या स्वभाव के हैं । उ.--मानो भरे दोउ.एकहि 
साँचे--३०५१। 
साँचेन--वि. सवि, [हिं. साँच] सत्य बोलनेवालों को । 
उ,-लाव हि साँचेन को खोर--११-३ । 
सांचेंहिं--क्रि, वि. [हिं. साँच] सत्य ही, सचमुच । उ,.-- 
साँचैंहि युत भयौ नँदनायक कै---१०-२३-। 
साँचौ--वि. [हिं. साँच] सच्चा, ठीक, यथार्थ । उ---(क) 
प्रभु, तेरी बचन-भरोसौं साँचौ--१-३२। (ख) सूर 
स्थाम कौ सौदा साँचौ--१-३१० । 
साँक, सो मि--संज्ञा स्त्री. [सं, संघ्या] शाम, सायंकाल । 
उ.--(क) देखियत नहिं भवन माँझ, जैसोइ तन तैसि 
साँझि--१०-२७६। (ख) साँझ-सवारे आव्रत लागी 
न-्७१०। 
सॉमी--संज्ञा स्त्री. [हिं. साँझ] देव-मंदिरों या भक्तों के 
यहाँ भूमि*या मिट्टी के चबूतरे अथवा दीवारों पर 
रंगीन चूर्ण या फूल-पत्तियों से, सावन के भहीने में 
बनाये गये विविध लोलाओं के चित्र या विशेष आकृ- 
तियाँ आदि । 
सॉट--संज्ञा स्त्री, [अनु. सठ] (१) छड़ी । (२) कोड़ा। 
(३) शरीर पर बना हुआ छड़ो या कोड़े की मार का 
चिह्न । 
सॉँटा--संज्ञा [हिं. साँट - छड़ी ] (१) कोड़ा । (२) गन्‍ता। 
संज्ञा पुं. [देश,] बदला, प्रतिकार। 
साँटि--क्रि, वि. [देश.] किसी के बदले में । 
ह संज्ञा स्त्री. [हिं. सटना] मेल-मिलाप | उ,-- 
नैतनि साँटि करी मिलि नेननि । 
सॉटिया--संज्ञा पुं, [हि, साँटा] साँटेमार । 
संज्ञा पुं. [देश.] डुग्गी या डॉंड़ी पीटमेबाला । 


सोटी--संज्ञा स्त्री. [हिं. साँट] पतली छड़ी | उ.--(क) 
साँटी लिये दौरि भुज पकरचौ--१०-२५३ | (ख) 
मारन कौं साँटी कर तौरै--३४४। (ग) साँटी दीन्‍्हीं 
सर-सर--३७३ । 

संज्ञा स्त्री, [हिं. सटना] (१) मेल-मिलाप । (२) 
बदला । 

साँ टेमार--संज्ञा पुं.[हिं. साँटा - मारना] रांजा की सवारी 
के साथ साँटा लेकर चलनेवाले सिपाही । 

सॉंठ--संज्ञा पुं, [देश.] (१) वर में पहनने का 'साँकड़ा' 
नासक गहना । (२) गनता । (३) सरकंडा । 

संज्ञा स्त्री, [हि, सटना] (१) हेलमेल । (२) 
सस्बन्ध । 
संज्ञा स्त्री. [हि. गाँठ से अनु.] पूंजी, मूलधन । 
यौ--साँठ-गाँठ--(१) गुप्त सम्बन्ध या सेल । 
(२) गुप्त संधि या ऋचक । 
सोंठना, सॉठनो--क्रि. स. [हि. सटना] पकड़ना । 


सोंठा--संज्ञा पुं, [सं. शरकांड] (१) गन्ना । (२)सरकंडा। 


सांठी--संज्ञा स्त्री, [हिं. गाँठ से अनु.] पूँजी, धन । 
सोंड--संज्ञा पुं. [सं. षंड] (१) बेल जो केवल गर्भाधान 
करने के लिए पाला जाता हैं। (२) बेल जो मृतक को 
स्मृति में दागकर छोड़ दिया जाता है । 
मुहा,--साँड़ की तरह (सा) घृमना--आजाद और 
बेफिक्र धूसना । साँड़ की तरह डकराना--बहुत जोर 
से या डरावना शब्द करके चिल्लाना । 
संज्ञा पुं, अँठ । 
वि. (१) खूब सजबूत । (२) आवरा, चरित्रहोन । 
सॉंड्नी--संज्ञा स्त्री, [हि. साँड] ऊटनी जो बहुत तेज 
चलने के लिए प्रसिद्ध हें। 
साँ डिया--संज्ञा पुं [हिं. साँड़] साइनी-सवार। 
सांत--वि. [सं, स-+-अंत] (१) जिसका अंत अवश्य होता 
हो । (२) अंत-युक्‍त । 
वि. [सं, शांत] (१) राग आदि से रहित । (२) 
गति रहित । (३) शब्द-रहित । (४) जिसके दुष्ट 
विचारों का अन्त हो गया हो । (५) विध्न-बाधो से 
रहित । (६) धीर और सौम्य | (७) मौन। (८) मृत । 
संज्ञा प्‌. साहित्य के नौ रसों में एक । 


# 


[ १७०६ ] 


सांतनु--संज्ञा पुं. [सं. शांतनु] भीष्म पितामह के पित्ता का 
नाम । उ,--तो लाजों गंगा-जननी कौं सांतनु-सुत न 
कहाऊँ--१-२६९ । 
सांतनु-सुब्े--संज्ञा पुं. [सं, शांतनु + सुत भीष्म पितामह । 
सांति---संज्ञा स्त्री. [सं, शांति |(१) चित्त की आबेगहीनता। 
उ,--बहुरि पुरान अठारहशकिये | पे तउ सांति न 
आई हिये--१-२३० । (३) गतिहीनेता । (३)सन्नाटा, 
नीरवता । (४) मार-काट या विध्न-बाधा का प्रभाव । 
(५) धीरता और सौम्यता। (६) मृत्यु । (७) अमंगल 
आदि दूर करनेवाले धार्मिक कृत्य । 
सांत्वना--संज्ञा स्त्री. [सं.] ढारस, धीरज । 
साँथरी--संज्ञा स्त्री. [सं, संस्तर] चटाई, बिछोना । 
साँद, सोंदा--संज्ञा पुं. [देश.] लकड़ी जो पशु को भागने 
से रोकने के लिए गले में बाँधी जातो है । 
सांदीपन, सांदीपनि--संज्ञा पुं. [सं, सान्‍्दीपनि] एक 
प्रसिदृध मुनि जिन्होंने श्रीकृष्ण और बलराम को धनुर्वेद 
को शिक्षा दी थी । 
सांद्र--संज्ञा पुं, [सं,] जंगल, बन । 
वि, (१) घना । (२) कोमल । (३) सुन्दर । 
सांद्रता--संज्ञा स्त्री, [सं.] 'सांदु' होने का भाव । 
साँध, सांध--संज्ञा प्‌. [सं, संधान] निशाना, लक्ष्य । 
संज्ञा स्त्री, [सं. संधि] संधि । 
वि. [सं,] संधि का, संधि-संबंधी । 
साँधत--क्रि, स. [हिं. साँधता] निशाना साधता है ।॥ उ. 
--हँसि हँसि नाग-फाँस सर साँधत बंधन बंधु समेत 
बँधायौ--९-१४१ । 
साँधना, साँधनो--क्रि. स. [सं. संधान] निशाना साधना, 
लक्ष्य या संधान करना । 
“क्रि, स, [सं. साधन] पूरा करंना, साधना । 
क्रि, स, [सं, संधि] (१) एक में मिलाना, मिश्रित 
था सम्मिलित करना। (२) सानना । (३) टूटी रस्सी 
में जोड़ लगाना । 
सॉँधा--संज्ञा प्‌. [सं. संधि] दूटी रस्सी आदि को जोड़ने 
से पड़ी हुई गाँठ । 
सुहा.-- साँधा मा रना-- टूटी रस्सी को गाँठ लगा- 
कर जोड़ना । 


सो धि, सांधि--संज्ञा स्त्री, [सं. संधि] संधि । 
क्रि. स. [हि. साँधना] निशाना साधकर, लक्ष्य या 
संधात करके । 3उ.--(क) सप्त ताल सर साँधि बालि 
हति--९-७० । (ख) भृकुटी सर धनु साँधि बचनबर 
+>१८८७। 
सोँघिल--वि. [हिं, साधना] साधक । 
सॉंधे--वि, [हिं. साँधना] लक्ष्य या संधान किये हुए। उ. 
--राम धनुष अर सायक साँथे, सिय-हित मृग पाछें 
उठि धाए-- ९-५८ । 
क्रि, स. लक्ष्य या संधान किये । 
सॉध्य--वि, [सं,] संध्या-सम्बन्धी । 
सोंप -संज्ञा प्‌. [सं. सप॑, प्रा, सप्प] भुजंग, सर्प । 
मुहा.-कलेजे पर साँप लोटना-(किसी को उन्नति या 
सफलता देखकर) ईर्ष्या आदि के कारण बहुत दुख 
होना । साँप सूंघ जाता--(१) साँप के काटने से 
निर्जीव हो जाना । (२) सर्वथा गतिहीन और मौन 
हो जाना (व्यंग्य) । साँप की तरह केंचुल छोड़ना या 
झाड़ना--पुराना और भद्दा रूप-रंग छोड़कर नया 
और सुन्दर रूप धारण करना (व्यंग्य) । साँप के मूँह 
में--बड़े जोखिम या संकट में | साँप-छँछृदर की दक्षा 
--बहुत असमंजस ओर दुबिधा की दशा या स्थिति । 
(२) बहुत दुष्ट और निर्देयी व्यक्ति । 


सापत्तिक--वि, [सं. साम्पत्तिक] संपत्ति का, आथिक । 


सॉपधरन--संज्ञा पुं. [हि. साँप + सं. धारण] शिवज्ञी । 
साँपि, सो पिन, सों पिनि, सो पिनी--संज्ञा स्त्री. [हिं. साँप] 
(१) सर्प की मादा । उ.-पूँछ राखी चाँपि, रिसनि 
कांपि काली काँपि, देखि सब साँपि-अवसान भूले-- 
५५२ । (२) दुष्ट और कुटिल नारो। (३) घोड़ के 
शरीर की एक भौंरी जो अशुभ समभी जाती है । 
सोँपियों-- संज्ञा प्‌. [हि. साँप] गहरा भूरा या काला रंग 
जो साँप के रंग जंसा होता हूँ । 
सांप्रत - अव्य, [सं. साम्प्रत] अभी, इसी समय । 
सांग्रतिक--वि, [सं. साम्प्रतिक] आधुनिक । 
सांप्रदाथिक--वि, [सं. साम्प्रदायिक] संप्रदाय का। , 
सांप्रदायिकता--संज्ञा स्त्री. [सं, साम्प्रदायिकता] (१) 


सांप्रदायिक होने का भाव। (२) केवल अपने संप्रदाय 
ध हे 





[ १७०७ ] 


का ही हित चाहने की संकुचित भावना या दुष्टि। 
सांब--संज्ञा प्‌. [सं. साम्ब] श्रीकृष्ण का पुत्र जो जांबबंती 
के गर्भ से जन्मा था। अत्यन्त रूपबान होने का इसे 
बहुत गर्व था। इसका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा 
से हुआ था। उ.--स्थाम सुनि सांब गयौ हस्तिनापुर 
तुरत लक्ष्मणा जहाँ स्वयंवर रचायो--१० उ.-४६। 
सांबर--संज्ञा पु. [सं, संबल] राहखचच, पाथेय । 
संज्ञा प्‌.[सं,] (१) सांभरहिरत । (२) साँभरनसक । 
सांबरी--संज्ञा स्त्री. [सं, साम्बरी] जादूगरी, माया । 
सोॉभर--संज्ञा प्‌. [सं. सम्भल या साम्भल] (१) राजपृताने 
की एक झील जिसके खारे पानी से नमक बनता है। 
(२) उक्त भील के पानो से बना हुआ नसक । (३) 
एक तरहु का हिरन । 
संज्ञा पुं, [सं, संबल | राहुखचं, पाथेय । 
सॉमुहें--अव्य, [सं. सम्मुख] सामने, सम्मुख । 
साँवत--संज्ञा प्‌. [सं. सामन्‍्त] (१) योद्धा। (२) सामन्‍्त । 
संज्ञा प्‌. एक तरह का राग । 
साँवर, सॉंवरा--वि. [हिं. साँवरा] (१) इ्याम रंग का । 
(२) सलोना, सुन्दर । 
संज्ञा प्‌. (१) श्रीकृष्ण का एक नाम । (२) पति, 
प्रियतस, प्रेसी । 
साँवरी--वि. स्त्री. [हिं. साँवला] ह्याम वर्ण की | उ.-- 
जहाँ जमुना बहै सुभग साँवरी--३४३० । 
सॉवरे--वि. [हिं. साँवला] इ्याम रंगवाले। उ.-मानों 
गज-मुक्ता मरकत पर सोभित सुभग साँवरे गात 
“--१०-१५९ | 
संज्ञा पूं. सवि. श्रीकृष्ण ने । उ,--मेरे साँवरे जब 
मुरली अधर धरो--६२३ । 
सॉवरें--संज्ञा प्‌. सवि, [हिं. साँवरा] श्रीकृष्ण ने । उ.-- 
सूर सरबस हरचौ साँवरैं-- १०-३०७। 
साँबरो, साँवरी--वि. [हि. साँवरा] इ्याम वर्ण का । उ.- 
साँवरों मममोहन माई--६१६ । 
संज्ञा प्‌. विष्णु या उनके अवतार राम और कृष्ण । 
उ.--छाड़ि सुखधाम अरु गरुड़ तजि साँवरो, पवन के 
गवन तें अधिक धायौ--१-५ । का 


सॉँबल--वि. [हिं. साँवला] श्याम रंग का। उ,--उज्जल 


साँवल बपु सोभित अंग-- १६१३ । 
संज्ञा प्‌, (१) श्रीकृष्ण का एक नाम । (२) पति, 
प्रियतम, प्रेमी । 
साँवलता, सॉँवलताई-- संज्ञा स्त्री, [ हि. साँवला ] 
'सावला' होने का भाव, श्यामता । 
साँवला--वि. [सं, श्यामला] श्याम वर्ण का । 
संज्ञा पूं, (१) श्रीकृष्ण का एक नाम । (२) पति, 
प्रियतम, प्रेमी । 
साँवलापन--संज्ञा प्‌. [हिं. साँवला + पन_] साँवला होने 
का भाव, अवस्था या गुण, इयामलता । 
साँवॉ--संज्ञा प्‌. [सं, ब्यामक] एक तरह का घटिया ० न । 
वि. [सं, श्याम ] (१) साँवला । (२) काला । 
सोंस--संज्ञा प्‌. स्त्री. [सं. इवास] (१) नाक या मुंह से 
हवा खोंचने और निकालने को क्रिया, दम । 
मुहा.--साँस उखड़ना--मरते समय बहुत कष्ट से 
साँस ले पाना । साँस ऊपर-तीचे होना--(१) साँस 
रुकना, दम घुटना । (२) बहुत घबरा जाना | साँस , 
खींचना-- दस साधना । सांस चढ़ना--परिश्रम आदि 
से साँस का बहुत जल्दी-जल्दी चलना। साँस चढ़ाना 
-दस साधना । साँस टूटना--मरते समय बहुत कष्ट 
से साँस ले पाना | साँस तक न लेना-- बिलकुल चुप- 
चाप या सोन होना । साँस फूलना-- (१) दमे का रोग 
होना । (२) जल्दी-जल्दो साँस चलना । गहरी, ठंढी 
या लंबी साँस भरना या लेना -- (१) बहुत अधिक दुख 
के कारण लंबी साँस लेकर और रोककर धीरे-धीरे 
छोड़ना । (२) बहुत संतोष का अनुभव करना । साँस 
रहते-- जीते जी, जीवित रहते हुए । साँस रुकना-- 
साँस के लेने-निकालने में किसो कारण से बाधा होना। 
उलटी साँस लेना-- (१) मरते समय बहुत कष्ट से 
साँस ले पाना । (२) बहुत अधिक दुख आदि के 
कारण लम्बी साँस लेकर और रोक+र धीरे-धीरे 
निकलना या छोड़ना । 
(२) फुरसत, छुट्टी, अवकाश । 
सुहा.-- साँस लेना- कोई काम करते करते थक- 
कर विश्राम लेने के लिए ठहरना या रुकना। 
(३) गुंजाइश, दस, समाई | (४) वह संधि या 








[ श्छण्८ ) 


दरार जिसमें से होकर हवा-पानी आ-जा सके । 
सुहा.--(किसी पदार्थ या वस्तु का) साँस लेना-- 
(किसी पदार्थ या वस्तु सें) संधि या दरार पड़ जाना । 
(४) किसी. अवकाश में भरी हुई हवा । 
सोँंसत-संज्ञा स्त्री. [हि. साँस-+त] (१) दम छुटने-जंसो 
बहुत यातता या पीड़ा । (२) भंभट, बखेड़ा । (३) 
सजा, दंड । | « 
सॉँसतघर--संज्ञा पुं, [हि. साँसत +- घर] (१) काल 
कोठरी | (२) वह घर जहाँ हवा-रोशनी न आती हो। 
साॉँसना--क्रि. स, [सं. शासन] (१) सजा या दंड देना । 
(२) बहुत अधिक कष्ट या यातना पहुँचाना। (३) 
डॉटना, डपटना। 
! संज्ञा स्त्री. (१) बहुत अधिक कष्ट या यातना | 
(२) दंड । (३) डाँट-डपट । 
सांसर्गिक--वि. [सं.] (१) संसर्गं-सम्बन्धी । (२) संस 
- के कारण उत्पन्न होनेवाला । 
सोंसा--संज्ञा पुं. [हिं. साँस] (१) साँस, श्वास । (२) 
जिंदगी, जीवन । (२) प्राण । 
संज्ञा पुं. [ हि. साँसत] (१) घोर कष्ट । (२) चिता। 
सुहा,--साँसा चढ़ना--बहुत चिता होता । 
संज्ञा पुं, [सं, संशय] (१) शक, संदेह । (२) डर। 
मुहा. - साँसा पड़ना--संदेह होना । 
सांसांरिक--वि.*[सं.] संसार-सम्बन्धी, लौकिक । 
सोंसी - संज्ञा स्त्री. [हि. साँस] साँस, इवास । 
'साँसों--संज्ञा पुं. [हि. साँसा] संशय, संदेह । 
सांस्कृतिक -वि, [सं.] संस्क्ृति-सम्बन्धी । 
सा--अव्य.' [सं. सदृश] (१) समान, तुल्य । (२) एक परि- 
'साण-सूचक शब्द । 
संज्ञा पुं. [सं. पड्ज] संगीत में पड़ज-सुचक शब्द । 
साइक--संज्ञा पुं. [सं, शायक | (१) तीर । (२) खड़ ग । 
साइत---संज्ञा स्त्री, [अ. साअत] (१) क्षण, पल+ (२) 
समय । (३) मुहूर्त । (४) शुभ समय । 
साइयॉ--संज्ञा पूं. [हि, साँई] (१) स्वामी । (२) पति। 
(३) परमेश्वर । 
साइर---संज्ञा पुं. [सं, सागर] सागर, समुद्र । उ.--जनक- 
“ सुंता हित हत्यौ लंकपति, बाध्यौ साइय-(सायर)-पाँज 


+-१-२५५ | 
साई-संज्ञा पुं. [सं स्वामी ] (१) प्रभु, स्वामी । (२) 
परमेश्वर । (३) पति । 
साई--संज्ञा स्त्री, [हिं. साइत ? ] पेशगी, बयाना । 
मुहा,--साई बजाना--जिससे साई पायी हो, 
उसके यहाँ जाकर गाना-बजाना । 
वि. [हिं. शायी] सोने या शयन करनेबाला । 
यौ, जलसाई--जलशायी, जल में शयन करनेवाले 
विष्णु । 3.--अच्युत रहै सदा जलसाई--१०-३ । 
साउज--संज्ञा पुं, [हि. सावज] शिकार । 
साऊ--संज्ञा पूं. [हिं. शाह] महाजन । उ,--मोसों क..ए 
मोल को लीनौ, आपु कहावत साऊ--३८१ | 
साकभरी--संज्ञा पुं. [सं, शाकम्भरी] साँभर झोल या 
उसका निकटवर्ती प्रदेश । 
साक--संज्ञा पुं, [सं. शाक] साग-भाजी, सब्जी । उ,-- 
* साक पत्र ले सबे अधाए--१-१२२। 
संज्ञा प्‌. [हि, साका] रोब, धाक । 
मुहा.-- साक चलना--प्रभाव माना जाना, धाक 
बेंधना । चलति साक-- (सर्वत्र) प्रभाव या धाक है । 
छ,.--करजकर पर कमल वारत चलति जहूँ-तहँ साक 
--१४१३। 
साक-चेरी, साकचेरी--संज्ञा स्त्री, [सं.. शाक+हिं 
चेरी ? | हिना, मेंहदी । 
साकट, साकत--वि. [सं... शाक्‍त] (१) ज्ञाकत मत का 
, अनुयायी। उ.-- तुम साकट वे भगत भागवत राग-द्वेष तें 
न्यारे--१-२४२ । (२) जिसने गुरु-दीक्षा न ली हो । 
(३) जो मद्य-मास-सेवो हो । (४) दुष्ट, कुटिल । 
संज्ञा स्त्री, [सं. शक्ति] शक्ति । 
साकर- वि. [सं, संकीर्ण ] तंग, सेंकरा । 
संज्ञा स्त्री. [हि. शक्कर] शक्कर । 
संज्ञा स्त्री, [हि. साँकल] जंजीर, श्यंंखला । उ,-- 
घधावत अधघ अवनी बातुर तजि साकर सगुन सु छटो 
--रे४०१। हे 
साकल, साकला---संज्ञा स्त्री, [हि..साॉकल] जंजीर । , 
साकल्य---संज्ञा प्‌, [सं,] सकलता,. पूर्णता । 
साका, साकौ--संज्ञा पूं. [सं. शाका] (१) संबत्‌ । (२) 


[... १४०९ ] 


स्वाति, प्रसिद्ध । (३) यश, कौति । (४) कीति का 
स्मारक । (५) रोब, धाक । | 
_““मुहा,--साका चलना--रोब था -धाक बँधना, 
प्रभाव माना जाना। साका चलाना या बाँधना - रोब 
या धाक जमाना, प्रभाव डालता | साकौ कीन्हौ-- 
.. रोब या धाक जमाकर कीति या ख्याति प्राप्त की है। 
उ,-- ऐसी और कौन ति्भुवन में तुम सरि साकौ कीन्हौ 
>-१०-३५। 
“ (२) ऐसा असामान्य कार्य जिससे - कर्ता की कोति 
या झुयाति बढ़े । 
साकार--वि, [सं.] (१) जिसका आकार या स्वरूप हो । 
: - (२) भूत, मूर्तिमान, स/क्षात्‌ । (३) स्थूल ।(४) कल्पना 
. याःयोजना) जिसे क्रियात्मक रूप दिया जाय । 
संज्ञा पुं. ईश्वर का अवतारी या मूर्तिसान रूप । 
साकारता--संज्ञा स्त्री, [सं.] 'साकार' होने का भाव । 
साकारोपासना--संज्ञा स्त्री, [सं,] ईइबर की मूर्ति, रूप 
या अवतार की उपासना । 
साकिन--वि, [अ.] रहनेवाला, निवासी । 
साकी---संज्ञा पुं. [अ. साक़ी] (१) शराब -पिलानेबाला । 
(२) वह जिससे प्रेम किया जाय । 
साकेत--संज्ञा पुं, [सं.] (१) अयोध्या नगरी । (२) भग- 
वान.रामचन्द्र का लोक या धाम । 
साक्षर--वि.. [सं. ] पढ़ा लिखा, शिक्षित । 
साक्षरता--संज्ञा स्त्री, [सं,] साक्षर होने का भाव | 
साक्षात, साक्षात्‌ -अव्य. [सं. साक्षात्‌ ] सामने, प्रत्यक्ष । 
वि. साकार, मूर्तिमास । 
संज्ञा पूं. मुलाकात, भेंट, देखा-देखी, मिलन । 
साक्षात्कार--संज्ञा पुं. [सं.] मुलाकात, भेंठ, मिलन । 
साक्षी-संज्ञा पुं. [सं. साक्षिन्‌] (१) बह जिसने किसी 
घटना को स्वयं देखा हो । (२) गवाह, साखी । (३) 
देखनेबाला, दर्शक । 
संज्ञा स्त्री. किसी घात को कहकर प्रमाणित *रने 
की क्रिया, गवाही । 
साह्य--संज्ञा पुं. [सं.] (१) गवांही । (२) दृश्य । 
साख--संज्ञा पुं. [हिं. साक्षी] (१) गवाह । (२) गवाही । 
: 5 5 सझंझ् पुं, [हिं. साका)- (१) रोब, घाक । (२) 


मर्यादा । (३) लेनदेन आंदि में खरेपन की मान्यता) 
संज्ञा स्त्री, [सं, शाखा] वृक्ष को शाखा या-डालो। 
उ.--सुर तरुवर की साख लेखिनी लिंखत सारदी हारे 
“-+१-१८३। 
साखना, साखनो--क्रि. स. [हिं. साख] गयांही देना । 
साखर--वि, [सं. साक्षर] पढ़ा-लिखा, साक्षर |, 
साखा--संज्ञा स्त्री. [सं. शाखा] (१) पेड़ की टहनी या 
डाली। उ.-- (क)-फल की आसा चित्त धरि, जोःबृच्छ 
बढ़ावे । महामूढ़ सो मूल तजि साखा जल नोबैं+-२- 
९ । (ख) साखा पत्र भए जल मेलत--१०-१७३। 
(२) वंश या जाति का उपभेद । 
साखामृग--संज्ञा पुं, [सं. शाखामृग] बंदर 4 उ,--महाँ 
मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामृगं तुम किहहिं. के ताल 
+-९-६९ । 
साखि, साखी- संज्ञा पुं. [सं. साक्षि, हि. सांखी] गवाह, 
साक्षी । उ.--(क) ऊँच-तीच ब्योरो न रहाई +.तांकीं 
साखी मैं, सुनि भाइ--१-२३०॥ (ख) सकल देवें-मुर्ति . 
साखी--१ ०-४ । (ग) ग्वाल सब हैं साखी--७७४ज 
(घ) भए चंद्र सूरज तहाँ साखी--२४५९३ : * 
संज्ञा स्त्री. (१) गवाही, साक्षो ।[3.--(क) चिता तजै 
परीच्छित राजा सुनि सिख-साखि हमार--१-२२२॥+ 
(ख) अब लॉ हमारी जग में चलती नई पुरानी साखी 
+-२७३२९। 
मुहा,--साखी पुकारना- गवाही देना । 'पुंकारत 
साखि-गवाही देता है । उ.--सूरदास स्वामी के 
आगे निगम पुकारत साखि--३३७३ । 
(२) ज्ञान-संबंधी दोहे, पद या कविता । 
संज्ञा पुं. [सं. शाखिन्‌] पेड़, वृक्ष । 
साखू-संज्ञा पुं, [सं. शाख या शाल] शाल वक्ष । 
साखै-क्रि, स. [हि. साखना] गवाही या साक्षी (देते) हैं । 
“-जातिनपाँति-कुल कानि न मांनत वेदं-पुराननि 
साखें--१-१५ । ः कु 
साखोच्चारन--संज्ञा पुं.. सं. शाखोच्चारंण] विवाह के 
अवसर पर वर-वधू का वंश-परिचय देने की किया.) 
साग--संज्ञा पुं. [सं. शांक] (१) कुछ पेड़-पौधों के पेत्तियाँ 
: जो तरंकारी को तरह स्वायी जांती हैं 4:5,--(क) 


[ १७६१० ] 


साग चना सँग सब चौराई --२३२१। (ख) भक्त के बस 
भक्त-वत्सल बिदुर सातों साग खायो--१० उ.-१5८। 
(२) तरकारी, भाजी । 
यौ---साग-पात--(१) रूखा-श्रुखा भोजन |. (२) 
तुच्छ और निकम्मी चोज । 
सुहा,--साग-पात समझूना--बहुत तुच्छ समझना । 
सागर--संज्ञा पुं [सं.] (१)' समुद्र | उ:--देखौ माई, सुंद- 
रता कौ सागर--६२८ | (२) झील, जलाशय (३) 
आकर, निधान | उ.--कलानिधान सकल गुन-सागर 
--१-७ । (४) दक्शनामी साधुओं को उपाधि या 
सांप्रदायिक नाम । 
सागौन--संज्ञा पूं. [सं. शाल] एक वृक्ष । 
साम्र--वि. [सं.] सब, कुल, समस्त । 
क्रि. वि, आदि या आरंभसे । 
साम्रह - क्रि. वि. [सं.] जोर देकर, आग्रहपुर्वक । 
साचरी---संज्ञा स्त्री, [सं] एक रागिनी । 
साचेत - वि. [सं, सचेत] (१) चेतनायुक्त । (२) सचेत | 
साच्छात - अव्य. [सं, साक्षात्‌ | सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष रूप 
में । उ,--(क) जीवनि-आस प्रबल खुति लेखी | साच्छात 
सो तुममें देखी--१-२८४ । (ख) ब्रह्मादिक खोजत 
नित जिनकौं । साच्छात्‌ देख्यौ तुम तिनकौं--८००॥। 
वि, साकार, मूर्तिमान । 
संज्ञा प्‌. मुलाकात, भेंट, मिलन ! 
साच्छ, साछ--संज्ञा प्‌. [सं. साक्षी ] गवाह । 
संज्ञा स्त्री, गवाही, साक्षी । 
साच्छी, साछी--संज्ञा स्त्री. [सं. साक्षी] गआाही । 
साज--संज्ञा पुं. [फ़ा. साज़ या सं, सज्जा | (१) सजावट का 
काम, बात या तेयारो । उ,.--सूर अब डर न करि 
जुद्ध को साज करि---९-१४२ (२) बंभव, शोभा आदि 
की सूचक बातें | उ.--या विधि राजा करबचौ बिचारि 
राज-साज सबहीं कों डारि--१-३४१ । (३) सजावट 
का साम।न, उपकरण या सामग्री । उ,--कर कंकेत 
कंचन थार मंगल-साज लिए--- १ ०-२४॥ (४) रंग-ढंग, 
स्थिति, दशा । उ,--और पतित आवत न आँखि-तर 
देखत अपनी साज-- १-९६ । (५) बाजा, वाद्य । 
मुहा.--साज छेड़ना--बाजा बजाना शुरू करना । 


(६) लड़ाई के हथियार (७) मेल-जोल॑ । 
वि. बनाने या मरस्मत करनेवाला । 
साजति--क्रि. स, [हि. साजना] सजाती है । उ.--(क) 
नैन दोउ आँजति नासा बेसरि साजति--२०८० । 
(ख) उलटि अंग आभूषन साजति---२५७२ । 
साजन--संज्ञा पुं. [सं. सज्जन] (१) सज्जन । (२) प्रेमी, 
प्रिय, बल्लभ । उ,--सू रदास गोपी क्‍यों जीवैं बिछुरे 
हरि जी साजन--१० उ.-९९। (३) पति, भर्ता । 
संज्ञा पु. [सं. सज्जा] (१) साज-श्ृंगार । उ,-- 
(क) सूरदास प्रभु मिली राधिका अंग अंग करि साजन 
--६२२। (ख) दूलह फिरत ब्याह के साजन-३१८३ 
संज्ञा पुं. [हि. साजना] सजाने को क्रिया या भाव । 
क्रि, स, आवश्यकतानुसार तेयारी करना । 
प्र.--लग्पयो साजन--सजाने लगा । उ.--फौज 
मदन लग्यो साजन--२८१७। 
साजना, साजनो--क्रि, स. [हिं. सजाना] (१) क्रमानुसार 
रखना । (२) अलंकृत करना । 
क्रि. अ, [हिं. सजना] अलंकृत होना । 
संज्ञा पु. [हि. साजन] (१) पति । (२) प्रेमी । 
साज-बाज --संज्ञा प्‌. [हि. साज -+ अनु. बाज] (१) तैयारी, 
उपक्रम । (२) मेल-जोल, घनिष्ठता । 
साज-सामान - संज्ञा पु. [हि. साज +साप्तान] (१) माल- 
असबाब, सामग्री । (२) ठाटबाट। हि 
साजिंदा--संज्ञा प्‌. [फ़ा. साजिद:] बाजा बजानेवाला । 
साजि--क्रि. स, [हिं. साजना] अवसर के अनुकुल रूप मे 
प्रस्तुत करके । उ.--दिन दस लौं जल-कुंभ साजि 
दीप-दान करवायौ---९-५० । 
साजिया--वि. [हिं. सजाना] सजानेवाला । 
संज्ञा पूं, परमेश्वर ॥ 
संज्ञा पुं. [हि. साज] बाजा बजानेवाला । 
साजिश--संज्ञा स्त्री, [फ़रं. साजिश] कुचक्र, षड्यंत्र । 
साजु---संज्ञा पुं. [हि. साज] (१) (तैयारी या साधना के ) 
उपकरण या साधन । उ,--क्रेसे हैं निबहत अबलन पै 
कठिन योग के साजु--३२३५ (२) तैयारी, उपक्रस-। 
उ.--वितवति हुती झरोखें ठाढ़ी किये मिलन को साज्‌ 
>झ०्८ 4 (३) ऐश्वरये-सूचक बातें भौर साधन । 





शछ्श्र 


संज्ञा स्त्री. [हि. साड़ी] चौड़े किनारे को जनानी 
धोती । 
साढ - संज्ञा पुं. [सं. ब्यालिवोढर | सालो का पति । 
साढ़ेसाती --संज्ञा स्त्री. [हिं. साढ़े + सात --ई]| शनि ग्रह 
को“वह दशा जो साढ़े सात दिन, मास या वध को 
होती है और जिसका फल बहुत बुरा होता है । 
मुहा. साढ़ेसाती आना या चढ़ता--ुदेंशा या। 
विपत्ि के दुदिन आना या होना । 
सातंक--क्रि. वि. [सं. स+ आतंक] आतंक के साथ । 
सात--वि, [सं, सप्त] जो पाँच और दो के योग के बराबर 
हो ॥ उ.--तद्यपि भवन भाव नहिं ब्रज बिनु खोजो दीपै 
सात--३३५१ | 
मुहा.---सात-पाँच या पाँच और सात--(१) 
चालाकी, चतुरता। उ.--सूरदास प्रभ्‌ के वै बचन 
सुनहु मधुर मधुर अब मोहिं भूली री पाँच और सात 
--प्रृ. ३१५ (४८) । (२) मक्‍कारी, घूतेता। सात- 
पाँच करना--(१) बहाना करना या बनाना ॥ (२) 
भंगड़ा या उपद्रव करता । (३) चतुराई दिखाना । 
(४) मभक़कारी या धूतंता करना। सात परदे में रखना 
--(१) बहुत छिपाकर रखना (२) बहुत सेंभालकर 
रखना । सात समुद्र पार--बहुत दूर । सात राजाओं 


की साक्षी देना--किसी बात की सत्यता को दृढ़ता- * 


पूर्वक्ष कहता ॥ सात राजा साखि- सत्यता को दृढ़ता- 
पुर्वेक पुष्ठि करके । उ.--मनसि बचन अर कर्मना 
कछ कहति नाहिन राखि । सूर प्रभु यह बोल हिरदय 
सात राजा साखि। 
: वि. [सं. झात्‌ | एक प्रत्यय जो. 'मिला हुआ या 

“रूप में आया हुआ' अर्थ देता है । 

सातत्य--संज्ञा पुं, [सं,] 'सतत' का भाव, निरंतरता । 

सात फेरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सात+फेरी] विवाह की 
भाँवर नामक रीति जिसमें 'वर-बध अग्नि को सात 
परिक्रमाएँ करते हें । 

सातवें, सातब--वि. सवि: [हिं, सात] जो क्रम में सात के 
स्थान पर हो । उ.-+सातवें दिवस दिखराइहों प्रलय 
तोहि--८-१६॥। - 

साता--बि. [ह. सात | सात | उ.--+पपयौ पयमोद करि 


घूँट साता--४४० ॥ 
सातिक - वि, [सं. सात्विक] (१) सतोगुणी। (२) पवित्र । 
(३) सत्वगण से उत्पन्न । 
सातों, सा्तौं--वि. [हि. सात] कुल सात, सब सात । उ 
“सातों द्वीप राज श्रव कियौ--४-९ । 
मुहा,--सातों भूल जाना- पाँच इंद्रियों के साथ- 
साथ मन और बुद्धि का भी काम न करना, होश-हवास 
चला जाना । 
सातू-वि. [सं.] एक प्रत्यय-जो शब्दांत में जुड़तर 'मिला 
हुआ' या “रूप में आया हुआ' अथे देता है । 
सात्म्य--संज्ञा पुं. [सं,] एकरूपता, सरूपता । 
सात्यकि, सात्यकी--संज्ञा पुं. [सं, सात्यकि] एक यादव 
जिसने भ्रोकृष्ण और अर्जुन से अस्त्र विद्या सोखी थी । 
सात्व--वि. [सं.] सत्वगुण-सम्बन्धी । 
सातल्वती--संज्ञा स्त्री, [सं] (१) शिशुपाल की भाता का 
नाम ।, (२) सुभद्रा का एक नाम। (३) नाटक की एक 
बृत्ति जिसका व्यवहार वीर, रोद्र, अद्भुत और शांत 
रसों में होता हे । इसमें नायक के वाक्‍यों से उसको, 
दानशीलता आदि गुण प्रकट होते हें । 
सात्विक- वि. [सं.] (१) सत्वगुण से सम्बन्ध रखनेवाला, 
सतोगुणी । (२) सत्वगुण से उत्पन्त । (३) जिसमें 
सत्वगुण की प्रन्नानता हो । (४) निर्मल, पवित्र । 
संज्ञा पं. (१) सतोगुण से उत्पन्न आठ अंग-बिकार 
- स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्व॒र॒भंग, कंप, बेवर्ण्य, अश्रु 
ओर प्रलय । (२) सात्वती वृत्ति। (३) विष्णु । (४) 
वह भक्त जिसकी वृत्ति में सत्वगुण की प्रधानता. हो । 
सात्विकी--वि, पुं. स्त्री. सत्वगुण से सम्बन्धित । 
संज्ञा पु. भक्त जिसकी वृत्ति में सात्विकता को 
प्रधानता हो । उ,--भकत सात्विकी सेव संत, लखै 
« लिन्हें मूरति भगवंत'''''/' भक्त सात्विकी चाहत मुक्ति 
न+रेन१३ । | 
साथ--संज्ञा पुं. [सं. सहित] (१) संगत, सहचार । 
मुहा,-> साथ छूटना--अलग होना । साथ देना--- 
सहायता या सहयोग देना । साथ लेना---अपने संग ले 
चलना या रखना । साथ सोना--समागम करनां। 
साथ रहकर या सोकर मुंह छिपाना---बहुत-घनिष्ठता .. 


व 


होने पर भी संकोच या दुराव करना । साथ का (को) 
“सहायक खाद्य पदार्थ | साथ का खेला--बचपन का 
साथी । साथ की खेली--बचपन की सहचरी ।, 

(२) साथी, संगी । (३) मेल, सिन्नता । 

/अव्य. (१) एक सम्बन्ध सुचक अध्यय, सहित । उ. 
--(क) रहत विषय के साथ--१-११२ । (ख) सेना 
साथ बहुत भाँतिनि की--१-१६१ । (ग) अपनी सम- 
सरि और गोप जे तिनको साथ पठाए--५5८३ ! 

सुहा,--साथ ही - सिवा, अतिरिक्त । साथ-साथ 
या साथ ही साथ--एक ही सिंलसिले में । एक साथ 
--एक क्रम या सिलसिले में । 
(२) प्रति, से। (२) द्वारा । 3,.--नखन साथ तब 
उदर बिदारचौ--७-२ । 
साधरा--संज्ञा पुं. [देश,] (१) बिछोना । (२) चटाई। 
साथरी--संज्ञा स्त्री, [देश,] (१) बिछौना । (२) चटाई, 
कुश को बनी चटाई । उ.-- (क).कुस-साथरी बैठि इक 
आसन--९-१२१ । (ख) नातौ मान सगर सागर सौं 
कुस-साथरी परथौ--९-१२२ १ 
साथी--संज्ञा पु. [हि. साथ] (१) साथ रहनेवाला, संगी। 
उ,--तुम अलि कमलनयन के साथी---३३२० । (२) 
सहायक.। उ. - हरि तुम साँकरे के स्ताथी -- १-११२। 
साथै-- संज्ञा पुं. सवि. [हिं. साथ] (साथी या सहायक) 
रूप में (हों था रहते हों) उ.--सूर तुम्हारी आसा 
निबहै संकट में तुम साथै--१-११२। 
सादगी--संज्ञा स्त्री, [फ़ा.] (१) सादापन ॥ (२) सीधापन। 
सादर-क्रि. वि, [सं, स+-आदंर] आदर सहित । 
सादा--वि. [फ़ा, साद: |] (१) साधारण और संक्षिप्त बता- 
बट का । (२) जिसके ऊपर बेल-बूटे-जेसा सजावट का 
काम न हो । (३) बिना मेल या मिलावट कां। (४) 
जो छल-कपट न जानता हो, सीधा । 
यो, सी था-सादा--सरल हृदयवाला । 
सादापन--संज्ञा पुं, [हिं. सादा -+ पन_] सादगी । 
 सादी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सादा] (१) वह पूरी जिसमें पीठी, 
. दाल आदि न भरी हो । (२) “लाल चिड़िया की मादा । 

संज्ञा पुं, [फ़ा. सद-- शिकार] (१) शिकारी । (२) 
.* घोड़ा । (३) घुड़सवार व्यक्ति । 


[ १७१३ | 


संज्ञा स्त्री. [फ़ा. शादी] ब्याह, विवाह । 
सादूर--संज्ञा पुं.[सं. शार्दूल] (१) सिंह । (२) हिंसक पशु । 
खसाहश्य--संज्ञा पुं, [सं,] (१) सम्मान या -सदृश होने का 
भाव, समानता । (२) बराबरी, तुलना । 
साध--संज्ञा स्त्री, [सं, श्रद्धा -5 उत्कट कामना ) (१) इच्छा, 
कामना, अभिलाषा । 3.--(क) हरि देखन की साध 
भरी--९०२ | (ख) बार-बार ललचात साध करि, 
सकुचति पुनि-पुनि बाला--२०७४ । (ग) जोइ जोई 
मत की साध कहाँ मैं करिहों सोई--२६२५। (घ) 
कल्पतरु देखिबे की भई साध मोहि--१० उ.-३१। 
मुहा.-- (किसी बात की) साध न रहने देना- <ब 
प्रकार से इच्छा पूरी कर लेना या कर देना। साध 
राधना--इच्छा पूरी करना या होना । 
(२) गर्भ के सातवें महीने होनेवाला उत्सव | 
वि. [सं. साधु] (१) अच्छा, उत्तम। (२) सज्जन। 
उ.- हों असाध, तुम साध हौ--१८१४। (३) साधु, 
महात्मा । उ.-- महाराज, तुम तौ हौ साध--९-३। . 


« साधक--वि, [सं,] (१) साधना करनेवाला । (२) तप 


करनेवाला, तपस्वी । उ,--पचि पचि रहे सिद्ध-साधक 
मुत्रि तऊ न घट बढ़े--१-२६३ । (३) भूत-प्रेत आदि 
को साधने या वक्ष सें करनेवाला। (४) जो दूसरे के 
स्वार्थ-साधन में सहायक हो । 
संज्ञा पुं. (१)वह जिससे कोई कार्य सिद्ध हो, जरिया, 
साधन । (२) वह हेतु या लक्षण जिसके आधार पर 
“कोई बात सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाय । 
साधतिं--क्रि, स, [हिं. साधना] अभ्यास में संलग्न रहती 
हैं, साधना करती हें । 3,--गौरीपति पुजति, तप 
सा्धात, करत रहते नित नेम-- ७५२ । 
साधन--संज्ञा पुं, [सं.](१) काम को सिद्ध करने की क्रिया, 
विधान । उ.--दुर्मति अति अभिमान ज्ञान बिन.सब 
साधन तें टरतौं-- १२०३ । (२) निर्देश, आदेश आदि 
के अनुसार कार्य का रूप देना। (३) कतंव्य या दायित्य 
का निर्वाह ।(४) वह उपचार या कार्य जिससे दोष या 
क्षति का परिहार हो। (५) सामान या उपकरण जिससे 
कोई वस्तु तैयार की जाय । (६) कार्य पूरा करने को 
शक्ति या सासथ्य । (७) उपाय, युक्ति । (८) औषध 





( १७१४ ] 


के लिए धातु-शोधन-कार्य ॥ (६) साधना, उपासना । 
उ,--(क) साधन मंत्र-जंत्र उद्यम बल ये सब डारो 
धोई--१-२६२ । (ख) जप, तप, ब्रत संजम साधन तैं 
द्रवित होत पाषान--७६५ । (१०) सहायता । (११) 
कारण, हेतु । (१२) तपस्या-द्वारा मंत्र सिदृध करना । 

साधनता - संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) साधन का भाव या धर्म । 
(२) साधन-क्रिया, साधना) उ. >केहि आचार भक्ति- 
बिधि भाषी हुंस-धर्म प्रगटायो । कही बिभूति सिद्ध 
साधनता आख्रम चार कहायो--सारा, ८५४४। 

साधनहार, साधनहारा-- वि. [सं. साधना-हिं. हार] 
(१) साधने या सिद्ध करनेवाला। (२) जो साधा या 
सिद्ध किया जा सके | (३) जो हो सकता हो, साध्य । 

साधना- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) कार्य सिद्ध करने की क्रिया 
या भाव | (२) उपासना, आराधना । (३) साधन । 

क्रि. स, [सं. साधन] (१) कार्य सिद्ध या पूरा 

करना। (२) निशाना लगाना, लक्ष्य या संधान करना । 
(३) अभ्यास करना। (४) शोधना, शुद्ध करना । (४) 
सच्चा प्रमाणित करना । (६) पक्का करना, ठहराना । 
(७) इकट्ठा था एकत्र करना। (८) वश में करना। 
(९) बचावटी को असल को तरह कर दिखाना । 

साधनिक--वि. [सं.] (१) साधन का । (२) कार्य-साधन से 
सस्बन्ध रखनेवाला। 

साधनी--संज्ञा स्त्री. [सं. साधन] (१) जमीन या दीवार 
की सीध नापने,का औजार । (२) राज, मेमार । 

साधनीय--वि. [सं.] (१) साधना करके के योग्य (२) 
जो हो सके या साधा जा सके । 

साधनो--क्रि. स. [सं, साधन] साधना । 

साधम्थै--संज्ञा प्‌. [सं.] समान धर्म या गुणों से युक्त 
होने की अवस्था या भाव, “बेधर्म्य! का विपर्याय । 

साधा---संज्ञा स्त्री. [हिं. साध] इच्छा, कामना | उ.---(क) 
मनहेुं तड़ित घन इंदु तरनि, छल बाल करत रस साधा- 
७०५ ॥ (ख) कहाँ मिली नंदनंदन को जिन पुरभौ मन 
की साधा--११३५॥ (ग) मैं जानी यह बात हृदय 
की रही नहीं कछ साधा--१४३७ । (घ) कहति कंत 
(मोहि) झूलन की साधा--२२७७ , 

साधार--वि, [सं. स-+-आधार] जिसका आधार हो । 


साधारण - वि. [सं.] (१) जिसमें कोई विशेषता न हो, 
सामान्य । (२) सरल, सहज । (३) सार्वजनिक । (४) 
सबके समभने योग्य, सुगस । 
साधारणुत्त:, साधारणुतया-- अव्य. [सं, साधारणतः | (१) 
सामान्य रूप से । (२) अक्सर, प्रायः, बहुधा । 
साधा रणुता--संज्ञा स्त्री. [सं.] 'साधारण' होने का भाव 
या धर्म । 
साधारणी--संज्ञा स्त्री. [सं.] एक अप्सरा का नाम । 
साधारणीकरणु- संज्ञा पूं. [सं.] विशिष्ठ तत्वों के आधार 
पर ऐसा सामान्‍य नियम या सिद्धांत स्थिर करना जो 
उन सब पर समान रूप से प्रयुक्त हो। (२) सर 
गुण-धर्म के आधार पर अनेक तत्वों में समानता स्थिर 
करना । 
साधि- क्रि, स. [हिं. साधना] (१) सिदृध या सम्पन्न करके, 
साधकर । उ,--जब ते रसना राम कह्यौ । मानौ धर्म 
साधि सब बैठ्ौ, पढिबे मैं धौं कहा रहचौ--२-८ । 
(२) सिद्ध या साधन करो। उ.--सुचि रुचि सहज- 
समाधि साधि सठ, दीनबंधु करुनामय उर धरि 
“९०३१४ 
साधिका - वि. स्त्री. [सं.] सिदूध या साधना करनेवाली । 
साधिकार--क्रि. वि. [सं..] अधिकारपूर्वक । 
वि. (१) जिसे अधिकार प्राप्त हो। (२) जो अधि- 
कारपुर्वक कहा या किया जाय । 
साधित--वि, [सं.] सिद्ध किया या साधा हुआ + . 
साधी-क्रि. स, [हिं. साधना] सिद्ध या सम्पन्न को, 
लगायी । उ.-- जिंहि सुख कौं समाधि सिव साधी 
बल की 
साधु--संज्ञा पुं. [सं,] (१) संत, महात्मा । उ.-- (क) साधु- 
निदक स्वाद-लंपट कपटी गुरु-द्रोही--१-१२४ | (ख) 
एक अधार साधु-संगति कौ--१-१३० । (२) शिष्ट 
या सज्जन पुरुष । इ 
सुहा.--साधु-साधु कहना--अच्छा कास करने पर 
किसी की बहुत प्रशंसा. करना । 
वि. (१) भला, उत्तम | (२) प्रशंसनीय॥ (३) 
शिष्ट और शुद्ध (भाषा) । (४) उपयुक्त । 
अव्य, (१) ठीक है (स्वीकारात्मक) । (२) बहुत 


[| १७१५ | 


और उत्तम । 
घाधुता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) 'साथु' होने का भाव या 
धर्म । (२) साधु का या साधु-जेसा आचरण । (३) 
' सज्जनता ।(४) नेक्नी, भल ई। (५) सिधाई, सीधापन | 
साधुवाद--संज्ञा पुं. [सं.] उत्तस कार्य करने पर “साधु- 
साधु' कहकर उसकी प्रशंसा करना । 
साधू--संज्ञा पूं, [सं, साधु] साधु-संत-। 
साधे--क्रि. स. [हिं. साधना] (१)सिद्ध या संपन्‍न किये। 
उ.--राघव आवत हैं अवध आज । रिपु जीते, साधे 
देव-क्राज --९-१६६। (२) ठाने, पक्का किये, ठहराये । 
उ.--सुफलत-सुत मिलि ढँग ठान्‍्यो है, साधे बिष मन 
घात--३३५१ । (३) निश्ञाना ठीक किये (है) | उ. 
: -हां अनाथ बैठ्ो द्रुम-डरिया पारधि साधे बान 
"7 १5९७ | 
सार्थे-त्रि. सं. [हिं, साधना] साधना करती हूँ। उ.--पति 
के हेत नेम तप साधै--७९९ । 
साधै--क्रि. स, [हिं. साधना] (१) करता है। उ.--मुक्ति- 


हेत जोगी स्तरम साघ---१-१०४ | (२) इकट्ठा या एकत्र . 


करती हैं। उ.--जसुमति जोरि जोरि रजु बाँध । 
अंगुर हूँ दे जेंवरि साधे--३९१। ह 

साधो, साधौ--संज्ञा पुं. [सं. साधु] संत, साधु । 
संज्ञा स्त्री. [हि. साथ] लालसा, कामना | उ.-- 
(क) नैन मरत दरसन की साधो--१5८०९। (ख) 
मिटे न-दरस की साधो--२५०८। (ग) को जाने तन 

छूट जायगो, सूल रहै जिय साघो--२७५८-। 
क्रि. स, [हिं. साधना] सिद्ध या संपन्‍न किया। 

उ.-- बहुरि नुप आपनो कर्म साधौ--5-१६ । 
साध्य--वि. [सं.] (१) (सिद्ध या संपन्‍्न) करने योग्य । 
(२) जो सिद्ध या संपन्न हो सके । (३) सरल, सहज, 
सुगम। (४) (बात) जो सिद्ध या प्रमाणित करना हो । 

(५) (रोग) जो ठीक किया जा सके । 

संज्ञा पूं. (१) बारह गणदेवता । (२) देवता । (३) 
ज्योतिष के सत्ताइस योगों में इक्कोसवाँ जो बहुत शुभ 
माना जाता हे। (४) वह पदार्थ जिसका अनुमान 
_ किया जाय । (५) प्रइत या समस्या रूप में सामने 
* आनेबाली बात जिसे ठीक सिद्ध करना हो । (६) 


शक्ति, सासर्थ्य । 
साध्यता संज्ञा स्त्री, [सं.] साध्य का भाव या धर्म । 
साध्यो, साध्यौ क्रि, स. [हिं. साधना] (१) सिद्ध, 
संपन्न या पूर्ण किया । उ,-न्‍ले चरनोदक निज 
ब्रत साध्यौ--९-५। (२) साधन किया, साधा। उ,-- 
(क) सकल जोग ब्रत साध्यौ--१२-१२८ । (व) मन- 
_ क्रम-बच हरि सों घरि पतित्रत प्रेम योग तप साध्यौ-- 
३०१४ । (३) लक्ष्य का संधान किया। उ.-लागत 
तो जानो नहिं विषम बाण साध्यी--२८०६ । 
साध्वी--वि. स्त्री. [सं.] (१) पतिश्नता । (२) शुद्ध चरित्र 
या आचरणवाली, सच्चरित्रा । 
सानंद--क्रि. वि. [सं.] आनंद॑पूर्वक । 
सान--संज्ञा पुं. [सं. शाण] बह पत्थर जिस पर घिसकर 
अस्त्रादि की धार तेज को जाती हे । 
मुहा, सान देना या धरना--घार तेज करना। 
सान घराना--धार तेज करामा। सान' धराए-- 
(हुथियार) तेज किये हुए । ले ले ते हथियारे आपने 
सान घराए त्यौ--१-१५१। रे 
संज्ञा स्त्री, [अ. शान] (१) ठाठ बाद । (२) ठसके। 
सानता--क्रि. स. [हिं. सनना] (१) किसी चूर्ण को तरल 
पदार्थ सिलाकर गीला करना, गूँधना । (२) मिलाना, 
'सिश्चित करना । (३) एक के दोष, अपराध आदि के 
लिए उसके साथ दूसरे को अकारण ही दोषी या अंपे- 
राधी बनाने का प्रयत्न "करना । (४) घोलना 3 
क्रि. स, [हिं. सान""शाण] धार तेज करना । 
साना - क्रि. अ. [सं, शांत] (१) शांत होना (२. समाप्त 
होना (३) नष्ट होना । 
क्रि, स. (१)शांत करना | (२) समाप्त करना । (३) 
नष्ट करना । * 
सानि-क्रि. स. [हिं: सानना] (१) मिलाकर, लपेटकरे, 
.  मिश्चित करके । उ.--(क) यह सुनि घावेत धरनि 
चरन की प्रतिमा खगी पंथ में पाई । तैन नीर रघुनाथ 
सानि सो सिव ज्यों गातः चढ़ाई--९-६४ | (ख) सानि- 
सानि दधि-भात लियौ कर सेुंहद सखरनि कर देत-- 
४१६॥। (ग) रंग काप होत न्यारो हरद-चूमो स॑ नि-- 
८९५ (घ) जोग पाती हाथ दींनी बिष लगायौ सोनि 





॥ं [ १७१६ ] 


--३३५५ । (२) घोलकर। उ.--दूध औटयो आतनि 
अधिक मिसरी सानि--४४० 
सानिका--संज्ञा स्त्री, [सं.] मुरली, वंशी । 
सानी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सानना] (१) भूसा या चारा जो 
पानी से सानकर पश्चुओं को खिलाया जाता है। (२) 
अनुचित रीति से एक में मिलाए हुए कई खाद्य पदार्थ 
(व्यंग्य) । हक के 
वि. [अ.] (१) दूसरा, द्वितीय । (२) बराबरी का, 
समानता करनेवाला । 
यो. लासानी- बेजोड़, अद्वितीय, अनुपम । 
क्रि. स, [हिं. सानता] (१) मिलायी, मिश्वित की । 
उ.--सद दधि-माखन ञोौं आनी | तापर मधुमिसरी 
सानी--१ ०-१५३ ।(२) लपेट या लथेड़ दी, भिगो दी। 
उ.--मेरे सिर की नई बहनियाँ, लें गोरस मैं सानी 
“-+१०-रे३े८। 
वि.. [हिं. सनना] भरी या लिपटी हुई, सनी हुई । 
उ.--यह है बिन कलंक की साँची, हम कलंक में सानी 
जा१६३०। 
सानु--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) पर्वत की चोटी, शिखर । (२) 
छोर, सिरा। (३) चोरस जमीन । (४) बन, जंगल । 
वि. (१) लंबा-चोड़ा । (२) चोरस, सपाट । 

«सानुज -क्रि, वि, [सं, स+अनुज | अनुज के साथ । 

- साने--वि. [हि, सनना] (१) लगे या जड़े हुए । उ.-- 
भूषन सय सनि साने--१३५४ । (२) भरे या लिपटे 
हुए। उ.--जैसे हरि तेसे तुम सेवक कपट चतुरई 
साने हो--३०१५ । 

साने--त्रि. स. [हिं. सानना] मिलाती है या सानतो है। 
उ,--तब महरि बाँह गहि आने । ले तेल उबटनो साने 

« ++१०-१८५३। 

सान्निधि-क्रि. वि. [सं.] समीप । 

सान्निध्य--संज्ञा पुं. [सं.] (१) समीपता, निकटता 3 (२) 
मुक्ति का वह प्रकार जिसमें आत्मा, परमात्मा के समीप 
पहुंचतो मानी जातो हे । 

सान्निध्यता--संज्ञा स्त्री. [सं.] समीप होने का भाव या 
धर्म । 

सान्‍्यो, साम्यौ--क्रि. स, [हिं. सानना] (१) मिलाया, 


सिश्चित किया । (२) साना (३) लिपटा या सम्मिलित 
है । 3.--ऊख माहि ज्यों रस है सान्यौ--३-१३ । 

साप - संज्ञा पुं. [सं. शाप] किसी के अनिष्ट की कामना से 
कहा हुआ वाक्य। उ, - (क) देहों साप, महा दुख 
भरै-- १-२२९ । (ख) धन्य धन्य रिषि साप हमारे-- 
३८५ । 

सापत्य--संज्ञा पूं. [सं.] (१) सपत्नी का भाव। (२) सौत 
या सपत्नी का पुत्र। (३) शत्रु । 

सापन--संज्ञा प्‌. [सं, शाप] शाप देने की क्रिया या भाव, 
शाप देने (को)। उ.--(क) कौरव-काज चले रिषि 
सापन-- १-१३ । (ख) अतिथि रिषीस्वर सापन थगए 
"१२८२ | 

सापना, सापनो-क्रि. स. [हि, साप] (१) अनिष्ठ की 
कामना से कोई बात कहना, ज्ञाप देना । (२) कोसना, 

ढ दुर्वेचन कहना । 

साप-क्रि, स. [हि, सापना] ज्ञाप दे। उ.--जिय अति 
डरचो, मोहि मति सापै, ब्याकुल बचन कहंत--९-८३। 

सापेक्ष-वि. [सं.] (१) जो किसी तत्व, विचार आदि से 
संबंधित होने के कारण उसकी अपेक्षा रखता हो । 
(२) किसी की अपेक्षा करनेवाला। (३) जो निर्णय 
या आदेश की अपेक्षा में रुका हो । 

सापेक्षता -संज्ञा स्त्री, [सं.] 'सापेक्ष' होने का भाव । 

सापेक्षवाद--संज्ञा पूं. [सं.] बह सिद्धांत जिसमें दो बातें 
एक दूसरे को अपेक्षक मानी जातो हें । 

साप्ताहिक--वि. [सं.] (१) सप्ताह-संबंधी । (२) प्रति 
सप्ताह होनेवाला। (३) प्रति सप्ताह छपने या 
प्रकाशित होनेवाला । 

साफ--वि. [अ, साफ़] (१) स्वच्छ, निर्मल । (२) शुद्ध । 
(३) दोषरहित । (४) स्पष्ट । (५) उज्ज्वल । (६) 
जिसमें गड़बड़ी या भंगड़ा-बखेड़ा न हो । (७, चम- 
कीला । (८) जिसमें छल-कपट न हो । 

मुहा. साफ-साफ सुनाना-- खरी बातें कहना । 
(६) जिसके सुनने-समझने में कठिनाई न हो । (१०) 

समतल। (११) जिसमें विध्च-बाधा न हो । (१२) 
सादा, कोरा। (१३) जिसमें कुछ सार-तत्व न रह गया 
हो । (१४) जिसमें रद्दी भाग न हो । (१५) खाली । 


|. १७१७ 


मुह, साफ करना--(१) सार डालना । (२) 
खौपट कर देना । (३) खा-पी जाना । 

(१६) लेन-देन का निपटना या चुकता होना। 
-उ,--बढ़ौ तुम्हार बरामद हूँ कौ लिखि कीन्हो है 
साफ+-१-१४३ । 

क्रि, वि. (१) बिना किसी दाग, हेष या कलंक के । 
(२) बिना हानि या कष्ट उठाये | (३) इस तरह कि 
किसी को पता न लगे या कोई बाधक न बन सके । 
(४) बिलकुल, नितांत । 

साफल्य -संज्ञा पुं [सं,] सफलता, सिद्धि । 
साफा--संज्ञा पूं. [अ. साफ़:] (१) पगड़ी, मुरेठा, मुड़ासा। 
(२) पशु-पक्षियों को किसी उद्देश्य से उपवास कराना । 
मुहा. साफा देना--भूखा रखना । 

(३) बस्त्रादि को साबुन लगाकर साफ करना । 

साफो---संज्ञा स्त्री. [हि. साफ] (१) छोटा रूमाल । (२) 
वहूं कपड़ा जो गाँजा पीनेवाले चिलम के नोचे रखते 
हैं। (३) भांग छानने का कपड़ा । 

साबर--संज्ञा पुं. [सं. शंबर ] (१) सँभर (हिरन)। (२) 
साँभर का चमड़ा । (३) शबर जाति के लोग । (४) 
एक प्रकार का सिद्ध मंत्र जो शिव कृत माना जाता 
है । उ,- साबर मंत्र लिख्यो खुतिद्वार । 

वि, [सं. शाबर ] शबर-संबंधी । 

साबल--संज्ञा पुं. [सं, शबर] बरछी, भाला । 

साबिक--वि. [अ. साबिक़] पहले का, पुराने समय का । 
उ.--साबिक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तल 
ल्यायौ--१- १४३ । 
* पद--साबिक-दस्तू र--जेसा पहले था वसा ही । 
साबिका--संज्ञा पुं. [अ, साबिक़ा] (१) जान-पहचान । 
(२) सरोकार, संबंध, व्यवहार, संपर्क । 

मुहा, साबिका पड़ता- (१) काम पड़ना । (२) 
संबंध होना । (३) लेन-देन होना । 

साबित--वि. [फ़ा.] जिसका सबूत दिया गया हो । 

वि. [अ. सबूत] (१) पूरा । (२) ठीक ॥ उ.+- 
ढ लोचन साबित नहिं_तेक --१४२८ । (३) पक्‍का। 

साबुत--वि. [फ़ा. सबूत] (१) संपूर्ण । (२) दुरुस्त, ठोक । 

: (३) पढला, बुंढ़ 


साबुन---संज्ञा पुं. [अ, साबून] शरीर, बस्त्रादि साफ फरने 
का एक प्रसिद्ध पदार्थ । 
सावूदाना--संज्ञा पुं. [अँ, सैगो + हि. दाना] सांगू के तने 
के गूदे से तेयार किये गये दाने जो शीघ्र पच जाने के 
लिए प्रसिद्ध हें । 
साभार-त्रि, वि. [सं, स+आभार] कृतज्ञतापुर्वक । 
सामंजस्प्र--संज्ञा ५. [सं.] (१) ओऔचित्य, उपयुक्तता । 
(२) अनुकूलता। (३) विरोध या विषमता का अभाव, 
एकरसता । 
सामंत--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बोर, योद्धा । (२) बड़ा 
और शक्तिशाली जमोंदार या सरदार । 
सामंती--संज्ञा स्त्री. [सं.] एक रागिनी । 
संज्ञा स्त्री. [सं, सामंत] सामंत का भाव या पद । 
साम--संज्ञा पूं, [सं-सामन्‌ ] (१) वे वेद-मंत्र जो गेय हों । 
(२) चारों वेढें में तोसरा । (३) मीठी बातें, मधुर 
भाषण । (४) राजनीति के चार अंगों में एक निसमें 
शत्रु से मीठी-मीठी बातें करके उसे अपनी ओर मिला 
लिया जाता हैँ । (५) मित्रता । 
संज्ञा पुं, [सं, श्याम | श्याम, श्रीकृष्ण । 
वि, श्याम, साँवला । 
संज्ञा स्त्री, [फ़ा. शाम] साँक, संध्या । 
संज्ञा पुं, [सं. स्वामी ] (१) प्रभु । (२) पति । 
सामक--संज्ञा पुं. [सं. श्यामक | 'साँवा” नामक अन्न । 
वि. [सं.] सामबेद का ज्ञाता । 
सामकारी -वि. [सं. सामकारिन्‌] मधुरभाषी । 
संज्ञा स्त्री. सधुर बचन बोलने को रोति-नीति। 
सामग--वि. [सं.] सामवेद का गायक य। ज्ञाता । 
सामग्री --संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) (आवश्यक) बल्तुएँ। (२) 
धर-गृहस्थी के काम की वस्तु । (३) साधन, उपकरण। 
सामत--संज्ञा स्त्री, [अ. शामत | (१) दुर्भाग्य । 
पद--शामत का मारा-- अभागा 
(२) विपत्ति, दुदेशा । 
मुहा, शामत सवार होना- विपहि का समय 
आना । 
सामना--संज्ञा पूं. [हि, सामने] (१) समक्ष या सम्सुख 
होने को किया मा भाव ! (२) मुलाकात: सेंट, मिलते | 





»[ १७६१६ 


(३) किसी पदार्थ का आगे का भाग । (४) मुकाबला, 
विरुद्ध या विपक्ष में होना । 
८ महा. सामना करता समक्ष या सस्मुख रहकर 
.. जवाब देना या धृष्टता करना । 
सामने--क्रि. वि. [सं, सम्मुख, पु. हिं. सामुहें] (१) समक्ष, 
सम्मुख । 
मुहा, सामते आनाह#-आगगे या सम्मुख आना। 
सामने का--(१) जो सम्मुख था समक्ष हो। (२) 
जो अपनी उपस्थिति में घटित हुआ हो । (३) जो 
अपनी उपस्थिति में जन्मा या पला हो । सामने करना 
. --सम्मुख या समक्ष उपस्थित करना । सामते की 
बात - बात जो अपने सामने घटित हुई हो | सामने 
पड़ना--दिखायी दे जाना। सामने होना--(स्त्री का) 
परदा न करके सम्मुख या समक्ष आना । 
.... (२) मौजूदगी या उपस्थिति में। (३) सीधे या आगे 
को ओर । (४) मुकाबले में, विरुद्ध । (५) तुलना में। 
सामबेद--संज्ञा पुं. [सं, सामवेद | चारों वेदों में तीसरा । 
उ.--भीर भई दसरथ के आँगन सामबेद धुनि छाई 
+--९-१७ । 
सामयिक - वि. [सं.] (१) समय से संबंध रखनेवाला। 
(२) वर्तमान समय का । (३) समय की दृष्टि से ठोक, 
उचित या उपयकत, समयानुसार । 
सामयिकता--सज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सामयिक होने का 
भाव । (२ वर्तमान समय या स्थिति के तिचार से 
युक्त दृष्टिकोण या अवस्था । 
सामरथ--संज्ञा स्त्री. [सं, सामथ्य॑] शक्ति, क्षमता । 
सामरस्य-.संज्ञा पुं. [सं. सम + रस] समरसता । 
सामरा--वि. [हिं. साँवला] साँवला । 
.. मंज्ञा पु. ब्याम, श्रीकृष्ण । 
सामरिक--वि. [सं.] समर-संबंधी । 
सामथें, सामथ्ये- संज्ञा स्त्री. [सं. सामर्थ्य] (१) 'समर्थ' 
होने का भाव । (२) ताकत, शक्ति । (३) योग्यता । 
॥ (४) शब्द की व्यंजनाशक्ति । 
सामबेद--संज्ञा पुं. [सं, सामन्‌] भारतीय आर्यो' के चार 
बेदों में तीसरा जिसकी ऋचाएं गायत्रो छंद में हें । 
साम्रवेदिक, सामवेदी--वि, [सं, सामवेदिन्‌] (१) सामबेव- 


संबंधी । (२) जो सामबेद का ज्ञाता हो । 
सामसाली--धि. [सं, साम-+शाली] साम, दाम, दंड, 
- * भेद,राजनीति के इन चार अंगों का ज्ञाता, राजबीतिश। . 
सामहिं--अव्य, [हि. सामने] सम्मुख, समक्ष । 
सामाँ--संज्ञा पुं. [फ़ा, सामान] (१) उपकरण । (२) 
साधन । (३) आवश्यक वस्तुएँ। (४) साल-असबाब । 
वि. [सं. इ्यामा] साँवली । 
संज्ञा स्त्री. श्यामा, राधा । 
सामाजिक - वि. [सं ] समाज से संबंधित । 
सामाजिकता-- संज्ञा स्त्री. [सं.] लौकिकता । 
सामान--संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) सामग्री, उपकरण । (२) 
तेयारी, आयोजन, उपक्रम । (३) माल-असवाब « 
मुहा. सामान बाँधना--चलने की तैयारो करना । 
सामान्य--वि. [सं.] (१) सामूली, साधारण । (२) लगभग 
सबसे संबंध रखनेवाला । (३) सावंजनिक । 
संज्ञा पुं, [सं.] (१) बराबरी, समानता। (२) सारे 
वर्ग में समान रूप से पाया जानेवाला गुण या धर्म । 
(३) एक काव्यालंकार । * 
सामान्यतः, सामान्यतया--तक्रि. वि. [सं,] (१) साधारण 
रूप से । (२) जेसा साधारणत: होता है । 
सामान्यता--संज्ञा स्त्री. [सं.| (१) मामूली या सामान्य 
होने का भाव या स्थिति॥ (२) लगभग सर्वेत्र सामान्य 
रूप से पाये जाने का भाव या स्थिति । 
सामान्य बुद्धि--संज्ञा स्त्री. [सं.] वह सहज बुद्धि जो 
सामान्यतया सभी में होती है और जिससे बे साधारण 
कार्य अंत:प्रेरणा से ही किया करते हैं । 
सामान्य विधि--संज्ञा स्त्री. [सं.] साधारण करतंब्य या 
दायित्व-संबंधी आज्ञा या विधि । 
सामान्या--संज्ञा स्त्री. [सं.] नायिका जो धन लेकर पर- 
पुरुष से संबंध रखती हे । 
सामासिक--वि, [सं.] (१) समास का या समास-संबंधी । 
(२) समास से युक्‍त । 
सामिग्री--संज्ञा स्त्री, [सं. सामग्री] सामग्री । 
सामियाना--संज्ञा पुं. [हि, शामियाना] बड़ा तंबू । 
सामिल--वि. [फ़ा. शामिल] सम्मिलित । 
सामिष --वि, [सं,] (भोजन) जिसमें आमिष (मांस, मछली 


[ .६ज४१९ १ 


आदि) का अंश हो । | 
सामी -संज्ञा पूं. [सं स्वामी] (१) प्रभु । (२) पलि । 
सामीप्य--संज्ञा पुं. [सं.] (१) निक्टता, समीपता । (२) 
.. मुक्ति का एक प्रकार जिसमें जीव का परमाराध्य के 
समीप पहुँच जाना माना जाता हैं। उ.--सालोक्य 
सामीप्य नासारोपिता भुज चारि--२९२४। 
सामीर--संज्ञा पुं, [सं. समीर] बायु, पवन । 
सामीये - वि. [सं.] वायु का, बायु-संबंधी । 
सामुमि--संज्ञा स्त्री. [हि. समझ] अक्ल, बुद्धि । 
सामुदायिक - वि, [सं.] समुदाय संबंधी । 
सामुद्र--वि. [सं.] (१) समुद्र-संबंधी । (२) जो समुद्र से 
उत्पन्न हुआ हो । ह 
सामुद्रिक--वि. [सं.] समुद्र-संबंधी । 
संज्ञा पुं. (१) बह विद्या जिसमें मनुष्य की हथेली 
. या शारीरिक लक्षण देखकर जीवन की घटनाएँ तथा 
"शुभाशुभ फल आदि बताये जाते हें । (२) इस विद्या 
का ज्ञाता व्यक्ति । 
सामुह्दोँ, सामुह्ीं, सामुह्दें, समुहें---अव्य. [पु. हि. सामुहें) 
सामने । उ.-- (क) रथ तें उतरि चक्र कर “लीन्हौ, 
सुभट सामुह्ैं आए-- १०२७४ | (ख) जाके अस्त्र तिनहि 
तेहि मारदो, चले सामुहीं खौरी--२५८६। (ग) मैं 
जब चली सामुहँ पकरन तब के गरुन कहा कहिऐ 
--१०-३२२। 
सामूहिक-विं. [सं.] समूह से संबंधित । 
साम्य---संज्ञा पुं, [सं.] समता, समानता । 
साम्यवाद---संज्ञा पुं, [सं.] एक पाइचात्य सामाजिक सिद्धांत 
जिसके अनुसार समाज में सभी को समान होना 
चाहिए, किसी को न बहुत अमोर होना चाहिए न 
बहुत गरीब; समाजवाद, समष्टिवाद । 
साम्यवादी--वि. [सं.] उक्त सिद्धान्त का समर्थक, समाज 
या समष्टिवादी । 
साम्राज्य--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बड़ा या सावभौस राज्य । 
(२) पूर्ण अधिकार, आधिपत्थ |. 
साम्राज्यवाद--संज्ञा पुं. [सं.] वह सिद्धांत जिसके अनुसार 
. साम्राज्य बनाये रखा और बढ़ाया जाय । 
साम्राज्यवादी--वि, [सं.]. उक्त सिद्धांत का. समयेक। 


साय--संज्ञा पुं. [सं,] शाम, संध्या. ... 
वि, संध्या-संबंधी, संध्याक्षालीम । 
सायंकाल--संज्ञा पुं, [सं,] संध्या का समय + 
सायंकालीन --वि. [सं.] संध्या के समय का । 
साय--संज्ञा पुं, [सं. साय॑] शाम, संध्या ॥ 
सायक--संज्ञा पुं. [सं.] तीर, बाण । उ.--(क): त्यागति 
प्राव निरखि सायक-धनु--१-२९ । (ख) राम धनुष 
अरु सायक साँधे--९-५८ (२) खड़्ग। (३) (कामदेव 
के पाँच वाणों के कारण) पाँच को संख्या ।« 
सायत -संज्ञा स्त्री, [अ, साअत] (१) प्रल, क्षण । (२) 
समय । (३) मुह । (४) शुभ समय । 
अब्य, [फ़ा, शायद | कदाचित्‌, संभव है । 
सायन--संज्ञा पुं, [सं.] छूर्यें की धह गति जब उसके भूमध्य 
रेखा पर पहुँचने पर (२० मार्च और २३ सितम्बर 
को) दिन और रात दोनों बराबर होते हैं-। 
वि. अयनयुकत (ग्रह आदि) । 
सायना, सायनी--क्रि, अ, [हिं- साना] (१) शांत होना । 
(२) समाप्त होना । (३) नष्ट होना । * 
क्रि, स. (१) शांत करना । (२) समाप्त करता, 
शेष न रखना । (३) नष्ठ करना |, 
सायब--संज्ञा पुं. [फ़ा, साहब] (१) स्वामी । (२) पति । 
सायबान--संज्ञा पुं, (फ़ा, साय:बान] सकान या कमरे के 
सामने का छाजन या ओसारा । 
सायर-- संज्ञा पुं, [सं. सागर] (१) सागर, समुद्र । उ,-- 
(क) कागद धरति, कर द्रुम लेखनि, जल-सायर मसि 
घोर -- १-१२५ । (ख) सकल बिषय-बिकार तजि तू 
उतरि सायर-सेत--१-३११ । (२) बड़ा- जलाशय । 
उ,--सात दिवस मूसल जलधारा सायर समुद्र भरे--- 
९६८ । (३) ऊपरी भाग, शीर्ष । 
संज्ञा पुं. [अ, शायर] कवि । 
सायल--संज्ञा पुं, [भ.] (१) प्रश्नकर्ता । (२) भिखारो । 
(३) याचक । (४) प्रार्थी । (५) इच्छुक । 
साया--संज्ञा पुं. [फ़ा. साय:] (१) छाँह, छाया |. - 
मुहा. साया मिलंता--शरण या संरक्षण पाना । 
(२) परदाई , प्रतिबिब । ; 
... मुहा, साया. से बचना या भायना--बहुक्त-हुर या 


न 





बचकर रहना । 
(३) भूत, प्रेत आदि । 
सुहा, साया आना या पड़ता भूत, प्रेत आदि से 
प्रभावान्वित होना । 
(४) असर, प्रभाव । 
मुहा, साया पड़ना--किसी को कुसंगत का असर 
होना | साया डालना - (१) कृपा करना । (२) प्रभाव 
डालना । ' हु 
सायास--क्रि. वि. [सं. स+आयास | प्रयत्मपुर्वेक । 
सायुज, सायुज्य--संज्ञा पुं. [सं. सायुज्य] (१) एक में मिल 
जाना । (२) मुक्ति का एक प्रकार जिसमें जीवात्मा 
परमात्मा में लोन हो जाता हे । 
सायुज्यता--संज्ञा स्त्री, [सं.] सायुज्य का भाव । 
सायुध--वि. [सं. स-+आयुध_] अस्त्र-शस्त्र से सज्जित । 
सारँग, सारंग--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मृग ! उ. - (क) 
प्रथम ही उपमान सारँग सों करावत हेत-लहरी, । (ख) 
खवन सुयस सारंग नाद-विधि--२-१२ । (२) कोयल, 
कोकिल । उ.--(क) बथन बर सारेंग सम--लहरी । 
(ख) निकस सारोँग तें सु 'सारँग' हरत तन की ताप- 
लहरी .। (ग) सूरदास सदा प्रहरषंन सुरुच सारेंग बैन--- 
“ लहरी. । (३) बाज (पक्षो), श्येन | 3.--हेरो सारँग 
मदन-तिया के अंत बिचारी बाम--लहरी. । (४) रबि, 
सूर्य । उ. - (क) जलसुत दुखी, दुखी है मधुकर हद 
पंछी दुख पावत । सूरदास सारँग केहि कारन सारंग- 
कु्लाह लजावत । (ख) उ्द 'सारँग” जान सारेंग गयौ 
अपने देस--लहरी. ५५॥। (५) सिह । (६) हंस पक्षों । 
(७) मोर, मयूर । उ,--सारंग ऊपर सारँग राजत - 
: आारेंग' शब्द सुनाव--सारा, ९४४॥ (५)पपीहा(पक्षी), 
चातक । उ,--(क) ति पी-पी डर डार दीलनी, प्रान 
. बारी रंक। रटन सारँग तें निकासी नाग समर 
मिलाइ। डार दीनी सुमुख तिनकै-लहरी. ॥ (&) 
हाथी । (१०) घोड़ा । (११) छाता, छत्र । (१२) 
शंख ॥ 3,-- निकस 'सारँय' तें सारंग, हरत तन की 
ताप--लहरी, । (१३) कमल । उ.--(क) लब उलटौ 
दो जाऊँ तिहारी, ताकौ सारंग-मैन--लहरी. । (ख) 
“उलदौ रस सारेंग हित सजमी, कबहूँ तीर न जैहों -- 


लहरी. | (ख) सारंग सम कर नीक--लहरी. । 
(१४) सोना, स्वर्ण । (१५) गहना, आभूषण । 
(१६) तालाब, सर, सरोवर । उ.--मानहूँ उमंग 
चल्यी चाहत है सारँग सुधे भरे। (१७) भौंरा, भ्रमर। 
उ.--खुल्यौ चाहत सरनि सारंग, देत 'सारंग' दान-- 
लहरी. । (१८) भौंरा या लट्टू, नामक खिलौना। उ. 
-“नंचत हैं सारंग सुंदर करत सब्द अमेक--लहरी, । 
(१९) सधुमक्खी-विशेष । (२०) धनुष, विष्णु का 
धनुष । उ,--(क) गहि सारेंग, रन रावन जीत्यौ-- 
१-२४ । (ख) घन तन दिव्य कवच सजि करि अरु 
कर धारयौ सारंग--९-१५५। (ग) एकहू बान आयौ 
न हरि के निकट, तब गहचौ धनुष सारंगधारी। 
(२१) कपूर, कपूर । (२२) लवा पक्षी । (२३) श्री- 
कृष्ण का एक नाम । उ.--सारंग-सुता देखि 'सारेंग' 
कौं तेरौ अटल सुहाग--सारा, ९४६ । (२४) चंद्रमा, 
शशि | उ.-धिग 'सारंग', सारंगमय सजनी-- 
हरी, । (२५) सागर, समुद्र । (२६) जल, पानी । 
(२७) तोर, बाण । उ,--ज्यौं सारँग, सारंग के कारन, 
'सारंग! सहत, न डोलै--लहरी । (२८) दिया, दीपक । 
उ,--परौ सारँग, रिपु न मानत, करत अद्भुत खेद 
-लहेरी.। (२६) शिव, शंभु । उ,-- जनु पिनाक की 
आस लागि ससि सारँंग सरन बचे । (३०) सुगन्धित 
व्रव्य ॥ (३६) साँप, सप॑ । उ,--सारँंग चरन पीठ पर , 
सारेंग, कनक. खंभ अहि मनहें चढ़ोरी--लहरी. | 
(३२) चंदन । (३३) जमीन, भूमि । (३४) बाल, केश, 
अलक । (३५) चमक, ज्योति, दीप्ति । (३६) सुन्दरता, 
सरसता, शोभा | उ.--सारंग देख सुने मुगनैनी, सारंग 
सुख दरसावे--सारा, ९४४।॥ (३७) नारी, स्त्री, 
नायिका । उ.--सारँग” हेरत उर सारंंग तें, सारंग- 
सुत ढिग आवे--लहरी. । (३५) रात, रत्रि। उ,-- 
घिग सारँग, 'सारँंग' मै सजनी, सारंग अंग समाई 
“-लहरी, । (३९) दिन, दिवस। (४०) अनुराग । 
उ,--सारेंग” बस भय, भय बस सारँग, “सारंग” 
बिसमै माने--लहरी. । (४१) राग । उ,“ज्यों 
सारँग 'सारेंग! के कारन सारँग सहत, न डोलै--- 
लहरी, । (४२) मेघ, बादल । 3,-- (क) बाचर नीतत 


[ १७२११ ] 


तें सारेग अति, बार-बार झर लावे--लहरी । (ख) 
ध्सारेंग! ऊपर 'सारेंग' राजत, सारंग सब्द सुनावै-- 
सारा. ९४४ । (४३) कामदेव । उ.--(क) धिग सारेंग, 
सारेंग मैं सजनी, 'सारंग!' अंग न समाई--लहूरी, । 
(सै) सारेंग देख सुने मुगनैनी, 'सारंग' सुख दरसावे -- 
सारा, ९४४ । (४४) कुबूतर, कपोत । (४५) एक 
छंद । (४६) एक प्रक़ार का मग । (४७) मोती । 
(४४) कु व, स्तन । (४६) हाथ । (५०) कौआ, वायस । 
(५१) ग्रह, नक्षत्र । (५२) खंजन पक्षी । (५३) 
आकाश, गगन । (५४) चिड़िया, पक्षों । (५५) 
कपड़ा, वस्त्र । (५६) 'सारंगी' नामक वाद्ययंत्र । (५७) 
ईइबर। (५८) काजल, अंजन | (५६) बिजलो, विद्युत। 
(६०) फूल, पुष्प । (६१) एक राग। 

वि: (१) रेंगा हुआ, रंगीन, रंजित । उ.-सारग 
दसन बसन पुनि 'सारँग' बसन पीतपट डारी। (२) 
सुन्बर, सुहावना । (३) सरस । उ.--सारेंग नैत बैन 
बर 'सारँग” सारंग बदन कहै छबि को री-लहरीं । 


सारंग नट--संज्ञा पुं. [सं, सारंग- हि. नट] एक संकर . 


राग । 

सारंगधर--संज्ञा पुं. [हिं. सारंग + धरना] 'सारंग! नामक 
धनुष धारण करनेवाले विष्णु या उनके अवतार । उ. 
--(क) श्रीनाथ सारंगधर कृपा करि दीन पर--१- 
१२० । (ख)»जब लौं सारँगधर-कर नाहीं सारंग-बान 
बिरांजत--९-१३० । (ग) सरन साधु श्रीपति साएरेंग- 
घर--९८२ । 

सारंगपति--संज्ञा पुं. [हिं. सारंग - मेघ --पति] मेघों का 
स्वामी इन्द्र । उ.-सारँग-पति ता पति ता बाहन 
कीरत रट अनुराग--सारा, ९४६ | 

सारंगपतिनी, सारंगपत्नी--संज्ञा स्त्री. [हि सारंग-- 
समुद्र + पत्नी] समुद्र को पत्नो, गंगा। उ.--लवन 
बचन तें पावन पतिनी-सारँग कहत पुकार--लहरी. । 

सारेंगपाणि, सारँंगपानि, सारैंगपानी--संज्ञा पूं. [हि 
सारंग-+सं. पाणि] 'सारंग' नामक धनुष धारण 
करनेवाले विष्णु या उनके अवतार । उ.--(क) तेली 
के बृष लौं नित भरमत भजत न. सारँंगपानि -१- 
१०२ । (ख) सोइ दसद्थ कुल-चंद अमित बल आए 


सारँग-पानी--९-११५। (ग) कुंभकरन समुझाई रहे 
पचि, दे सीता सारंगपानी--९-१६० । 

सारंग-पिता--संज्ञा पुं. [हिं, सारंग- कमल -++पिता] 
कमल का पिता, जल था समुद्र । उ.-- सारंग-पितु- 
सुत-घर-सुत-बाहन आजु न नैंक पुकारै--लहरी, । 

सारंग-बेरी -संज्ञा पुं. [हिं. सारंग- भौंरा-++बैरी] भौरे 
का धात्रु, चंपा पुष्ष । उ.--आदि को सारंग-बेरी पद 
प्रथम दिखराइ--लहरी. + 

सारंग-माल---संज्ञा स्त्री. [हिं. सारंग -- कमल + माला] 
कमलों की साला | उ.--सारँग-माल लसत सारँग सी 
-“>लहरी. । 

सारंग-रिपु--संज्ञा पु. [हिं. सारंग- दीपक, भौंरा-- 
रिपु] (१) दीपक का बात्नु वस्त्र या घूँघट । उ.--परौ 
सारेंग-रिपु न मानत करत अद्भुत खेद--लहरी. । 
(२) दीपक का धात्रु वस्त्र या साड़ी का अंचल । उ, 
-“- आनन-अमल पोंछ सारंग-रिपु तैं--लहरी. । (३) 
अमर का शात्रु, चंपा का फूल | उ,--सुधा गेह में करि 
की सोभा, सारँग-रिपु सीस बनेहै--लहरी, । 

सारंगलोचना--वि, स्त्री. [हि. सारंग +सं, लोचना] मृग 
या हिरन ज॑सी नेत्रवाली, मृगनयेनी । 

सारंग-सुत--संज्ञा प्‌. [हिं. सारंग - दीपक + सुत] दीपक 
से उत्पन्न, काजल | उ.--(क) बिछुर गयी सांरेंग-सुत॒ 
सिगरौ--लहरी. । (ख) सारंग-सुत नीकन तें बिछरत 
--लहरी. । (ग) सारँग-सुत नीकन में सोहत-लहरी. ॥ 
(घ) सारंग-सुत रेख सभारी--लहरी, । 

सारंगसुता--संज्ञा स्त्री. [हिं. सारंग-आह्लाद, सूर्य + - 
सुता पुत्री ] (१) आह्लाद को पुत्री, आह्वादिनी या 
आनंद देनेवाली शक्ति । उ.--सारंग-सुता देख सारेंग 
को, तेरी अटल सुहाग--सा रा. ९४६ । (२) सूर्य की 
पुत्री, यमुना । उ,--न्रह्म-सुता-सुत-पद-रज प्ररसत, 
सारँग-सुता दिखावै-सारा, ९६१.। 

सारंगिन, सारंगिनि--संज्ञा स्त्री, [हिं. सारंग] सखी, 
सहचरी । उ.--सा रेंग-माल लसत सारंग-सी सारंगिनि 
जो फूली--लहरी, । 

“सारंगिया -वि. [हिं. सारंगी] सरंगी बजानेबाला ॥ 
सारंगी--संज्ञा स्त्री. [हि. सारंग] एक प्रसिद्ध बाजा जिसमें 


हि 








[ १७२२ | 


लगें हुए तार कमानी से बजाये जाते हैँ । उं.--सुर 
सरनाई सरस सारंगी उपजत तान तरंग-सारा । 
सार--संज्ञा पुं. [सं,] पदार्थ का मूल या मुल्य भाग, 
सत्त, तत्व॥ 
पद--सार कौ सार--सर्बोत्तम तत्व । उ.-- (क) 
सूर भक्त-बत्सलता बरनौः सर्वे कथा कौ सार-- 
-२६७ । (ख) सार कौ सार सेंकल-सुख कौ सुख 
हनमान-सिव जानि गल्मयौ--२-८ । 
(२) तात्पये, निष्कर्ष । (३) किसी पदार्थ का 
अरक या रस । (४) पानी, जल। (५) गूदा। (६) 
सलाई । (७) सक्‍खन | (5) फल, परिणास । (९) 
- घन-संपत्ति। (१०) अमृत। (११) लोहा। (१२) बल, 
"ज्क्ति।( १३) जुबा खेलने का पासा। (१४) तलवार । 
(१५) एक छंद । (१६) एक अथलिंकर । 
* वि. (१) श्रेष्ठ, उत्तम | उ.--हम तीनों हैं जग- 
करतार, माँगि लेहु हमसों बर सार--४-३ | (२) 
मजबत, दढ़ । - | 
संज्ञा पुं. [सं. साटिका] मैना (पक्षी) । 
संज्ञा पुं. [हि. सारना] (१) पालन-पोषण । (२) 
दख-रेख । (३) सोज-खबर । उ.--तलफत छाँड़ि गए 
मधुबन को बहुरि न कीन्‍्ही सार--२७१७। (४) 
रक्षा । उ. -, जहँ जहँँ दुसह कष्ट भक्तनि कौ तहँ तह 
सार करै--१-४५ (५) पलेंग, शेया । 
संज्ञा पुं. [सं, घनसार | कपूर । 
संज्ञा पुं. [हि. साल] (१) सालने की क्रिया या 
भाव । (२) मन में खटकने या कष्ट देनेवालो बात । 
संज्ञा प्‌ं. [हि. साला] पत्नी का भाई, साला । 
वि, मुइिकिल, कठिन । 
-' वि. [हिं. सर] (एक) जेसे, (एक) से । उ,- सखी 
री स्यथाम सबे इक सार---२६८७ । 
सारखा - वि, [हिं. सरीखा] समान, सदुश । 
सारगंध; सारगंधि--संज्ञा पुं. [सं.] चंदन । 
सारगर्भित--वि. [सं.] तत्वपूर्ण । 
सारप्रहणु--संज्ञा पुं. [सं. सार-ग्रहण] तत्व-भाग स्वी- 
.. कार या प्रहुण करने का भाव, अवस्था या प्रवुत्ति । 
सोर-प्राहिता--संज्ञा स्त्री [सं.] तत्व-भाग ग्रहण करने का 


भाव, अवस्था या प्रक्त्ति । 
सार-प्राही-- वि. [सं,] तत्व ग्रहण करनेवाला । 
सारध--संज्ञा पुं. [सं.] शहव, सधु । 
सारज---संज्ञा पूं. [सं,] मक्खन, नवनीत । 
सारणु--संज्ञा पुं. [सं.] (१) पारे आदि रसों का संस्कार । 
(२) रावण का एक मंत्रो जो राम की सेना में उनका 
भेद लेन गया था । : 
सारणी--संज्ञा स्त्री, [सं.] छोटी नदी । : 
संज्ञा स्त्री, [सं, सारिणी] छोटे-छोटे खातों में अंक 
आदि को सूची । 
सारत--क्रि, स. [हिं. सारता_| पुरी या पालन करता ६ 
--बरबस ही ले जान कहत हैं, पैज॑ आपनी-सारत 
-9- ३२७ (६५) । 
सारता--संज्ञा स्त्री, [सं,| सार या तत्व का भाव या धर्म । 
सारथि--संज्ञा पुं. [सं. सारथी] (१) रथादि चलानेवाला, 
सुत । उ.--पारथ के सारथि हरि आप भए. हैं-- 
१-२३ । (२) सागर, समुद्र । 
सारथित्व-- संज्ञा पं. [सं.] सारथो का कार्ये, पढ या भाव । 
सारथी-- संज्ञा पुं. [सं.] (१) रथ जादि चलानेबाला,; सूत। 
उ.--(क) अरजन के हरि हुते सारथी--१-२६४ । 
(ख) सारथी पाय रुख दये सटकार हय--१० उ.- 
५६ । (२) सागर, समुद्र । 
सारध्य--संज्ञा पुं, [सं.] सारथी का कार्य, पद या भाव । 
सारद- संज्ञा स्त्री, [सं. शारदा] सरस्वती ॥ उ,-- (क) 
सेस, सारद रिषय नारद संत चितन सरन--१-३०८॥ 
(ले) गौरि गनेस्वर बोनऊं (हों) देवी सारद तोहि 
-+-१०-४० | 
संज्ञा पूं. [सं. शरद्‌ | शरद ऋतु । 
वि, शरद ऋतु-संबंधी, शारदीय । 
सारदा--संज्ञा स्त्री, [सं. शारदा] सरस्वती । उ.- सुर- 
तरुवर की साख लेखिनी लिखत सारदा हारें-१- 
श्ष्३े। 
सारदी, सारदीय--वि, [सं. शारदीय] -शरद ऋतु 
सम्बन्धी । 
साखूल--संज्ञा पुं. [सं. शार्दूल] सिह । 
सारधू संज्ञा स्त्री, [हि.] पुत्री, कन्या । 


[ १७२३ |] 


सारन--संज्ञा पुं, [सं, सारण] रावण का मंत्री जो गुप्त दूत 
ब्रमकर राम की सेना का भेद लेने गया था। उ,-- 
सुक-सारन दढ्ं दूत पठाए---९-१२० । 

सारना- क्रि, स. [हिं. सरना] (१) (काम) पूरा या ठोक 
करना । (२) प्रतिज्ञा पूरी करना, प्रण पालना। 
(३) सजाना, सुंदर करना । (४) बनाना, साधना। 
(५) संभालना, देखरेख या रक्षा करना । (६) आँखों 
में अंजन लगाना । (७) (अस्त्रशस्त्र) चलाना, प्रहार 
फरना। (८) दूर हटाना । (९) (आग) बुकाना । 

सासनाथ--संज्ञा पुं. [हि.ंसारंग -- नाथ] बनारस से उत्तर- 
पश्चिम पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान जो हिंदुओं, बोढों 
और ज॑नियों का तीर्थ हैं । यही प्राचीन मृगदाव है 
जहाँ से गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश आरम्भ किया था। 

सारनो--क्रि. सं, [हि. सरना] सारना । 

संज्ञा पुं, 'सारने को क्रिया या भाव। उ,-ललिता 

बिसाखा ब्रजबधू झुलावें सुहचि सार सारको सारनों 
न्-रेर००। 

सारल्य---संज्ञा पुं. [सं,] सरलता । 

सारवती संज्ञा स्त्री, [सं,] एक छंंव । 


सारवत्ता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सार ग्रहण करने का 


भाव | (२) सारवान्‌ होने का भाव । 

सारवान, सारवान्‌--वि. [सं. प्तारवान्‌] सारयुकत । 

सारस--संज्ञा पं. [सं.] (१) एक सुन्दर पक्षो। उ,-- 
मृग मृगनी ्ुम बन सारस खग काहू नहीं बतायौ रो 
-- १८०८ । (२) हंस । (३) चंद्रमा । (४७) कमल । 
उ--(क) सारस रस अचवन को मानो तृषित मधुप 
जुग जोर । (ख) सारस हूँ ते नैत बिसाला-- २४८२ । 
(५) स्त्रियों का एक कटिभूषण | (६) झील का जल। 
(७) छप्पय छंद का एक भेद । 


सारसन--संज्ञा पुं. [सं.| (१) .करधनी । (२) कमरवबंद ।* 


सारसी-- संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) आर्या छंद का एक भेद । 
(२) सारस पक्षो को मादा । 

घार-सुता--संज्ञा स्त्री, [सं. सुर-सुता] यमुना । उ, - 
निरखति बैठि नितंबिनि पिय सँग सार-सुता की ओर । 

सारसुती--संज्ञा स्त्री, [सं. सरस्वती] भारती, शारदा । 

सारस्य--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सरसता। (२) रसीलापन । 


सारस्वत--संज्ञा पुं, [सं ] (१) दिल्‍ली के उत्तर-पद्चिसः का 
वह प्रदेश जो सरस्वतो नरी के तट पर है। (२) इस 
देश का प्राचीन निवासी । (३) इस देश का ब्राह्मण । 
वि. (१) सरस्वती-संबंधी । (२) विद्वानों का। 
(३) सारस्वत प्रदेश का । 
साराश संज्ञा प्‌, [सं.] (१) निचोड़, सार-भाग संक्षेप । 
(२) तात्वयें, अभिष्राय । '३) परिणाप्त। (४) उप- 
संहार, परिशिष्ट । 
वि. उत्तम, श्रेष्ठ । 
सारा -संज्ञा प्‌. [सं, सार] सार, तत्व । 
पद--सार के सारा--सर्वश्रेष्ठ या मूल तत्व । उ. 
--तुम संसार-सार के सारा--२४५९ । 
संज्ञा प्‌. [हिं, साला] पत्नी का भाई, सांला । 
वि. [सं. सह] पूरा, समस्त । 
संज्ञा पूं. एक काव्यालंकार । 
सारि--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) चौपड़ या. जूआ खेलने का 
पासा। उ.--ढारि पासा साधु-संगति फेरि रसना , 
सारि। दाँव अबकी परचौ पूरो कुमति पिछली हारि-- 
१-३०९ । (२) चौपड़ या पासा खेलनेवाला। (३) 
गोटी । उ.--चौपरि जगत मड़े जुग बीते । गुन पाँसे, 
क्रम अंक, चारि गति सारि, न कबहूँ जीते--१-६ । 
संज्ञा स्त्री. [हि. साड़ी ] साड़ो । उ.-- पगनि जेहरि 
लाल लहंगा अंग पँचरँग सारि--पृ. ३४४ (२९)-+ 
क्रि. स, [हि. सारना] (१) (तिलक आदि) लगाकर 
या बनाकर । उ.--इंद्र की पूजा मिटाई, तिलक गिरि 
को सारि--९४१। (२) (भोजन आदि) ग्रहण करके । 
उ.--सारि जेवनार अंचवन के भए सुद्ध दियौ तमोर 
नँद हं आगे--२४६३ । (३) (ब्रत आदि का) निर्वाह 
या पालन (करो) । उ.,-- भूख लगी भोजन करिहैं हम 
नेम सारि तुम लेहु--२५५३॥ 
सारिका--संज्ञा स्त्री, [सं.] मैना (पक्षी) । उ.-- बन उप- 
बन फल फूल सुभग सर सुक सारिका हंस पारावत ॥ 
सारिखा, सारिखे--वि, [हिं. सरीखा] समान, तुल्य । 
उ,--तुम सारिखे असीठ पठाए कहिए,कहा बुद्धि उन 
केरी--३०१२। 


७ 


[ एंएर४ ] 


सोरिणी--संज्ञी। स्त्री, [सं.] (१) खाने या स्तंभ-रूप में 
दिये गये अंक आदि । (२) सूची । 
सारी-संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सेना (पंक्षो) सारिका। 
(२) गोठी । (३) पासा । 
संज्ञा स्त्री. [हि. साड़ी] स्त्रियों को बढ़िया धोतो, 
: “ साड़ी । 3.--(क) तब अंबर और मंँगाइ सारी सुरंग 
: चुनी--१०-२९४ । (ख) यूह तो लाल ढिगनि की और 
है काहू की सारी--६९३ । . * 
संज्ञा स्त्री, [हि. साली] पत्नी की बहन । 
वि. [हिं. सारा] सब, पूर्ण, समस्त । उ.--बलि हो 
बृन्दाबन की-भूमिहि सो तो भाग की सारी--३४१२। 
वि. [सं. सारिन] अनुकरण करनेवाला । 
सारु--संज्ञा पुं. [सं, सार] सार । उ.--मनहेँ छिड़ाइ लिये 
नँदनंदत वा ससि को सत सारु--१३३२। 
सारूप, सारूप्य--संज्ञा पूं; [सं. सारूप्य] (१) समान रूप 
होने का. भाव, एकरूपता | (२) पाँच प्रकार को 
मुक्तियों में एक जिसमें भक्त उपास्य का ही रूप प्राप्त 
कर लेता है । 
सारूपता, सारूप्यता--संज्ञा स्त्री, [सं. सारूप्यता] सारूप्य 
का भाव । 
सारे- वि. [हिं. सारा] सब । 3.--(क) भीमादिक रोए 
पुनि सारे--१-२८८ । (ख) .यौं कहि पुनि बेकुंठ 
सिधारे । बिधि हरि महादेव सुर सारे---४-५ । 
क्रि, स. [हिं- सारना] निर्वाह किये, निबाहे । उ. 
--जनन्‍्मत ही गोकुल सुख दीन्हो नंद दुलार बहुत सारे 
री--२५३३ । 


* सारो-संज्ञा पु. [हि. साला] पत्नी का भाई । 


संज्ञा स्त्री. [सं, सारिका] मेना (पक्षी)। 
सारोपा--संज्ञा स्त्री. [सं.] 'लक्षणा' का एक भेद । 
सारौं--संज्ञा स्त्री. [सं, सांरिका] मना (पक्षो) । 
सारौ--वि. [हिं. सारा] सब । उ.--जज्ञ में करत तब मेघ 
बरसत मही, बीज अंकुर तंबे जमत सारी ४-११। 


. साह्पानि, साह् पानी -संज्ञा पुं. [सं. सारज्जपाणि] 


“४: सारंग' नामक धनुष धारण करनेवाले विष्णु या उनके 
अवतार । उ.--फूली है जसोदा रानी, सुत जायौ 
साज़पानी--१०-३२४ |. 


साथै--वि, [सं.] अथे से युक्त यो सहित । 7 
: संज्ञा प्‌. [सं.] (१) सम्‌ हु । (२) वणिक-समृह । 

सार्थक--वि. [सं,] (१) [अर्थ-युक्त । (२) सफल, पूर्ण 
मनोरथ । (३) गुणकारी, उपकारी-। - 

सार्थकता--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) साथ्थंक होने का भाव । 
(२) सफलता, सिद्धि । 

सारथपति--संज्ञा पूं. [सं.] समूह में जाकर व्यापार करने- 
वालों का नायक । 

साथवाह--संज्ञा पुं. [सं.] समूह के साथ दूर स्थानों मं 
जाकर व्यापार करनेवाला । 

सादू ल--संज्ञा पुं. [सं, छार्दूल] सिह । 


सारयो, सारयौ--क्रि. स. [हिं. सारना] पूरा किय. । 


--अदिति सुतन को कारज सारधो--११-२ । 
सावे--वि. [सं,] सबसे संबंध रखनेवाला । 
सावेकालिक--वि. [सं.] (१) सब समयों से संबंधित । 

(२) सर्वे कालों में होनेवाला । 
सारवेजनिक-वि, [ सं. ] (१) सब लोगों से संबंध रखने 
बाला । (२) सब लोगों के कास आनेवाला । 
सावेजनीन - वि, [सं.] सबसे संबंधित । 
सावेत्रिक - वि. [सं,] सब स्थानों में होनेवाला ॥ 


' सा्वेदेशिके- वि. [सं.] (१) सारे देश से संबंधित । (२) 


सब देशों में होनेवाला या सब देशों से संबंधित । 
सा्वेभौतिक--वि. [सं.] सब भूतों या तत्वों से संबंधित 
या उनमे होनेवाला । हु 
सार्वेभौम--संज्ञा पूं, [सं.] चक्रवर्तो राजा । 
वि. सारी पृथ्वी से संबंधित या उसमें होनेवाला । 
सावभौमिक--वि, [सं.] (१) सारी पृथ्वी से संबंधित या 
उसमें होनेवाला । (२) सारी पृथ्वी के समस्त देशों 
को एक समान समभने के उदार दृष्टिकोणवाला । 
साल--संज्ञा स्त्री. [हि. सालता] (१)-'सालने' की क्रिया 
या भाव | (२) सूराख, छेद । (३) घाव । (४) दुख, 
पीड़ा, बेदना । उ.--सुरति-साल-ज्वाला उर अंतर 
ज्यों पावकाहि पियौ--९-४६ । 
वि. चुभने, खठकने या पीड़ा पहुंचानेवाले | उ.-- 
(क) बैरिनि कौ उर साल--१०-१३८। (ख) मन:मन 
बिहँसत गोपाल, भकत-पाल, दुष्ट-लाल--१०-२७६ । 


#) 








([ १७२५ ] 


संज्ञा पूं. [ सं. ] (१) जड़, मूल । (२) किला । 
संज्ञा पू्‌ं. [फ़ा..] बरस, वर्ष । 
संज्ञा पुं. [सं, शाल] सूखा वृक्ष । 
संज्ञा पुं, [फ़ा, शाल] दुशाला । 
ः संज्ञा पूं. [सं. शालि] धान-विशेष । 
संज्ञा स्त्री. [सं शाला | (१) घर । (२) स्थान । 
सालई . क्रि, स. [हि. सालना] पीड़ा पहुँचाता है । 
पालक--वि. [हिं. सालना+क (प्रत्य,)] दुख देनेबाला। 
उ.-- (क) सुर पालक असुरनि उर सालक त्रिभुवत 
जाहि डराई--३६३। (ख) सूर स्थाम चले गाइ चरा- 
वन कंस उर्राहि के [सालक--४३६ | (ग) तुही अनंत 
सक्ति प्रभु असुर सालक--१० उ.३५। 
साल-गिरह--संज्ञा स्त्री, [फ़ा.] बरस-गाँठ । 
सालग्राम--संज्ञा पुं. [सं. झालग्राम] शालग्राम । 
साज्षग्रामी--संज्ञा स्त्री, [सं. शालग्राम] गंडक नदी (जिसमें 
शालग्राम को शिलाएंँ पायी जाती हैं) । 
सालतं--क्रि, स, [हिं. सालना] छेद करते, चुभते या दुख 


पहुँचाते हें । उ.--आपुस ही में कहत हँसत हैं प्रभु 


हृदय यह सालत--२५७४। 


सालन--संज्ञा प्‌. [सं, सलवण | पकी हुई मसालेदार तर-' 


कारी । 3,--(क) सालन सकल कपूर सुबासत, स्वाद 
लेत सुंदर हरि ग्रासत--३९६। (ख) बेसन सालन 
अधिकौ नावर--२३२१ | 
सालना, सालनो--क्रि. अ, [सं, शल्य] (१) मन में खठ- 
कना या कसंकता । (२) चुभना, गड़ना । 
क्रि. स, (१) छेद करना। (२) चुभाना, गड़ाना । 
(३) इुख या कष्ट पहुँचाना । (४) प्रविष्ठ करना। 
(५) एक लकड़ी आदि में छेद करके दूसरी का सिरा 
उसमें डालना । 
साला--संज्ञा. प्‌. [सं, श्यालक] (१) पत्नी का भाई । (२) 
इस संबंध की सूचक एक:गाली । 
संज्ञा पूं. [सं, सारिका] मना (पक्षी)। 
संज्ञा स्त्री. [सं. शाला] (१) घर। (२) पाठशाला । 
सालाना--वि, [फ़ा. सालान:] साल का, वार्षिक । 
सालार--पंज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) पथ-प्रवर्शक । (२) नेता, 
7 क्षयुंआ, प्रधान, नायक । 


सालि--संज्ञा पुं. [सं. शालि] धान-विशेष ।... । 
सालिग्राम--संज्ञा प्‌. [सं. शालग्राम] विष्णु को, एक 
प्रकार के गोल पत्थर की, मूर्ति | उ,-- सालिग्नाम मेलि 
मुख भीतर बैठि रहे अरगाई---१०-२६३ | 
साली--संज्ञा स्त्री, [हि. साला] पत्नी की बहन । 
सालु --संज्ञा पूं. [हि. सालना] (१) कष्ट । (२) ईर्ष्या ॥ 
सालू--संज्ञा प्‌, [देश.] एक तरह का लाल कपड़ा जो 
विवाह जंसे मांगलिक कार्यों में उपयोग में आता है। 
सालोक्य---संज्ञा पु. [सं.] पाँच प्रकार की मुक्षितयों में एक 
जिसमें भक्त भगवान के साथ उनके लोक में बास 
करता है । 3.-- (क) सालोक्य सामीप्य नासारो।पता 
भुज चारि--२९२४ । (ख) हम सालोक्य स्वरूप सरो 
जो रहत समीप सहाई---३२९० । 
साल्मलि, साल्मली--संज्ञा प्‌. [सं, शाल्मली] (१) सेमल 
(पेड़) । (२) एक (पौराणिक) द्वीप । उ.-- सातों दीप 
। जँबू प्लच्छ, क्रोंच, साक, साल्मलि कुस पुष्कर 
भरपूर--सारा. ३४॥। 
साल्व--संज्ञा प्‌. [सं, शाल्व] शाल्व | उ,--ताहि-आवत 
निरखि स्थाम निज साँग को काटि करि सालव की 
सुधि भुलाई --१० उ.-५६। 
सावंत--संज्ञा पूं. [सं, सामंत] (१) बह भूस्वामी जो किसी 
बड़े राजा को कर देता हो। (२) वीर, योद्धा । उ,.- 
लात के लगत प्विर तें गयो मुकुट गिर केस धरि ले 
चले हरषि सावंत--२६१४ । (३) अधिनायक)। 
साव--संज्ञा प्‌. [सं. शावक] बालक, पुत्र । 
संज्ञा पु, [हि. सार] साहु। 
सावक--संज्ञा प्‌, [ सं. शावक | पशु-पक्षी का बच्चा। 
उ.--सिंह-सावक ज्यां ते गृह इंद्र आदि डंरांत 
--१-१०६। | 
संज्ञा पुं. [ तं. श्रावक ] (१) बौद्ध संन्‍्यासो । 
(२) जेनी साधु, जेनी । 
सावकाश --क्रि वि. [सं,] अवकाश होनेपर,-सुभोते से । 
वि. अवकाश के साथ । 
सावचेत--वि. [सं, सा- हि. चेत] चोकन्ना, सावधान। 
सावचंता--संज्ञा स्त्री, [हिः सावचेत | सतकता ॥ 7 
सावत--संज्ञा पुं. [हिं. सौत] सौतिया डाह ३: 








[ १७२६ ] 


सावधान--वि, [सं.] सजग, सचेत, सतर्क । उ.--(क) 
अंजहूँ सावधान किन होहि । माया बिषम भुजंगिनि 
कौ बिष उतरचौ नाहिन तोहि--२-३२ । (ख) साव- 
घान करिके गई- १६७५। 

सावधानता---संज्ञा स्त्री, [सं,] सजगता, सतकंता । 

सांवधानी--संज्ञा स्त्री, [सं.श्सावधात] सतकंता । 

सावधि--वि, [सं. स-+अंवधि] जिसमें या जिसकी अवधि 
निरिचत को गयी हो । 

सावन--संज्ञा पुं. [सं. श्रावण] (१) श्रावण सास जब खूब 
पानी बरसता है । उ.--नैना सावन-भादों जीते-- 
२७६५ । (२) इस सास में गाया जानेवाला एक 
प्रकार का गीत । (३) कजली (गीत) । 

संज्ञा पुं. [सं,] एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का 
समय । 

सावनी--संज्ञा पूं. [हि. सावन] धान-विद्येष । 

संज्ञा स्त्री. (१) सावन में गाया जानेवाला एक 
गीत । (२) कजली (गीत) । (३) सावन में वर-पक्ष 
की ओर से कन्या के लिए भेजे जानेवाले वस्त्र, सिठाई 
आदि उपहार । 

वि. सावन की, सावन-संबंधी ॥ उ,--रंगमहल में 
जहूँ नदरानी खेलति सावनी तीज सुहाई--२२९० । 

संज्ञा सत्र. [सं. श्रावणी] सावन मास को पूर्णसा 
जो 'रक्षाबंधन' का दिन है। 

सावर--संज्ञा प्‌. [सं. शावर | शिव-कृत एक तंत्र का नाम । 
उ,.--सावर-मंत्र लिख्यौ ख्तुति-द्वार । 

संज्ञा पूं. [सं. शबर | एक तरह का हिरन । 
सावणे--वि, [सं.] समान वर्ण सम्बन्धी । 
सावित्र--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) सूर्य । (२) सूर्य का पुत्र । 
वि, सविता या सूर्य-संबंधी । 

सावित्री-- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) (बेदमाता) गायत्री । (२) 
सरस्वती । (३) उपनयन के समय होनेशाला एक 
संस्कार। (४) मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री जो 
सैत्यवान को ब्याही थी और जिसने अपने मृत पति 
के ध्राण धरदान-रूप में यमराज को प्रसन्न करके प्राप्त 
किये थे। (५) सतो-साध्वी स्त्री । (६) सधवा स्त्रो । 


सावित्रीत्रत--संज्ञा पुं. [सं.] बह ब्रत जो स्त्रियाँ, पतियों 
को दीर्घायु-कामना से ज्येष्ठ कृष्ण १४ को करती हें । 
साश्रु--वि, [सं. स-+ अश्रु ] जिनमें आँसू भरे हों । 
क्रि, वि. आँखों में आँसू भरकर । 
साषी--संज्ञा स्त्री, [सं. साक्षी] गवाही, साक्षी । 
साष्टांग-क्रि, वि. [सं,] आठों अंगों से । 
वि. आठों अंग-सहित । 
यो, साष्टांग प्रणाम--भूमि पर लेटकर, मस्तक, 
हाथ, पेर, हृदय, आँख, जाँघ, वचन और मन से 
प्रणाम करना । ः 
मुहा.-- (किसी को) साष्टांग प्रणाम कहना था 
करना--(किसी से) बहुत दूर या बचकर रहना । 
सास--संज्ञा स्त्री, [सं. श्वश्रु) (१) पति या पत्नी को 
साता । उ.--जिय परी ग्रंथि कौन छोर, निकट नंद 
ते सास--पृ. ३४८ (५७ (२) वह वृद्धा जिससे पति 
या पत्नी की माता-जेसा संबंध माना जाय | उ.-- 
नाहीं ब्रज-वास, सास, ऐसी बिधि मेरौ--१०-२७६ । 
सासत--क्रि. स, [हिं. सासना] (१) दंड देता है। (२) 
कष्ट पहुँचाता है । (३) डॉटता-डपटता है । 
संज्ञा स्त्री. [हि. साँसत] १) दंड । (२) कष्ट । 
सासरा--संज्ञा पुं, [सं, सास] ससुराल । 
सासन-संज्ञा पुं, [सं, शासन] (१) आज्ञा, आदेश- 
(२) नियंत्रण । (३) राज्य-संचालन । 
सासना-- संज्ञा स्त्री. [सं. शासन] (१) सजा, दंड । (२) 
डाँट-डपट । (३) बहुत अधिक शारीरिक कष्ट, साँसत । 
उ.--(क) बहुत सासना दई प्रहलाद्हि ताहि निसंक 
कियौ-- १-३८ । (ख) हिरनाकुस प्रहलाद भक्त कौं 
बहुत सासता जारघौ-- १-१०९ । 
क्रि, स, (१) दंड देना। (२) डाँटना-डपटना । (३) 
बहुत अधिक शारीरिक कष्ट देना । 
सासरा--संज्ञा पूं. [हि, सास-+-आलय] ससुराल । 
सासा--संज्ञा पुं. [सं, संशय] संदेह । 
संज्ञा प्‌, [हि. साँस] (१) साँस । (२) प्राण । , 
सासु--संज्ञा स्त्री. [हि. सास] पति या पत्मी को भाता। 
उ,--(क) सासु-तनद घर घर लिए डोलति, थाकों 





[ १७२७ | 


रोग बिचारौ री--१०-१३५। (ख) सासू रिसाय, 
लरे मेरी नददी--२३९७ । 
सासुर - संज्ञा प्‌. [हि. ससुर] (१) पति या पत्नो का 
पिता । (२) ससुराल । 
साह--संज्ञा प्‌. [हिं. साहु| (१) सज्जन । (२) सेठ, महा- 
जन । (३) बनिया, व्याप्तारी । (४) ईमानदार । 
संज्ञा पुं. [फा, शाह] (१) महाराज ॥ (२) मुप्तल- 
समान फकोर । ह 
वि, (१) बड़ा, भारी, महान । (२) उदार | 


साहचये--संज्ञा पुं. [सं,] (१) साथ रहने का भाव, सह- 


चरता । (२) संग, साथ । 
साहना - क्रि. स. [हि, सहना] लेना, ग्रहण करना । 
साहनी संज्ञा पूं, [सं. साधनिक, प्रा, साहनिय] (१) 
सेना के विभागीय अध्यक्ष । (२) राज-कर्मचारी । 
(३) परिषद । (४) संगी, साथी । 
संज्ञा स्त्री. फौज, सेना | 
साहब--संज्ञा पुं. [अ. साहिब] (१) प्रभु, स्वामी । (२) 


परमेश्वर । उ,- (क) तुम साहब मैं ढ/ढ़ी तुम्हरी 


प्रभु मेरे ब्रजराज--१०-३६ । (ख) पोषन-भरन 
बिसंभर साहब--१-३५। ( ग ) साहब सों जो करे 
धुताई--१०४१ । (३) एक सम्मानसूचक शब्द, 
महाशय । (४) गोरी जाति का व्यक्ति । 
वि. बहुत॑ फैशन से रहनेवाला। 
साहबजादा--संज्ञा पूं, [अ, साहिब-+ ज़ादा] बेटा । 


साहब-सलामत--संज्ञा स्त्री, [अ.] (१) सलाम । (२) 


मेल-जोल । 

साहस--संज्ञा. पुं. [सं.] (१) मन की वह वृढ़ता जो कोई 
बड़ा काम करने को प्रव॒त्त करती है, हिस्मत, हियाब । 

“ उ,--जरत ज्वाला गिरत गिरि तैं स्व कर काटत 

सीस । देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न 
ईस--११०६ । (२) कोई बुरा काम । (३) जबर 
दस्ती धन लूटना । 

साहसिक--संज्ञा पूं. [सं.] (१) पराक्रमी । (२) डाकू । 
(३) मिथ्यावादी । (४) निडर, निर्भय । 

साहसी--वि. [सं, साहसिन्‌] हिम्मत रखनेबाला । 

साहख--वि, [सं,] सहस्न का, सहल-संबंधी । 


साहख्तिक-वि, [सं.] सहस्न का, सहस्न सम्बन्धी । 
साहसत्नी--संज्ञा स्त्री. [सं. सहस्न] हजार वर्षों का समूह । 
साहाय्य---सन्ञा पुं. [सं.] मदद, सहायता । 
साहि---संज्ञा पुं. [फ़ा, शाह] राजा । 
संज्ञा प्‌. [हि, साहु] साहु। 
साहित्य--संज्ञा पुं. [सं.] (१) 'सहित' या साथ होने या 
रहने का भाव | (२) किसी भाषा के उन गद्य-पद्च 
ग्रंथों आदि का समूह जिनमें स्थायी, उच्च और गढ़ 
विषयों का व्यवस्थित विवेचन हो, वाइः सय । (३) बे 
कृतियाँ जिनके गुण ओर प्रभाव के कारण समाज में 
आदर हो । (४) किसी विषय या वस्तु से सम्बन्धित 
कृतियाँ । (५) किसी कवि या लेखक को समस्त रच- 
नाएँ। (६) गद्य-पद्यम के गुण-दोष, भेद-उपभेव आदि 
सम्बन्धी ग्रंथों का समूह । 
साहित्यकार--संज्ञा पुं. [सं.] वह जो ग्रंथादि लिखकर 
साहित्य की रचना करता हो । 
साहित्यिक--वि. [ सं, ] (१) साहित्य-संबंधी । (२) 
साहित्य की सेवा या रचना करनेवाला । 
साहिब--संज्ञा पुं. [हि. साहब] साहब । 
साहिबी--संज्ञा स्त्री, [हि. साहब] (१) 'साहब' होने का 
भाव । (२) प्रभुता। (३) महत्व । (४) ऐश्वर्य और 
अधिकार का सुख-भोग | उ.--(क) नहात-खात सुख 
करत साहिषी, कैसे करि अनखाऊँ--९-१७ | (ख) 
जनम साहिबी करत गयौ--१-६४। (५) ठाढ-बाट । 
वि. (१) साहब का । (२) साहब-जेसा । 
साहियॉ-- संज्ञा पुं. [सं. साँई] (५) पति। (२) स्वामी । 
साहिल--संज्ञा पुं. [अ.] तट, किनारा । 
साही--संज्ञः स्त्री. [सं. शल्यकी ] एक जंगलो जंतु जिसके 
शरीर पर लंबे-लंबे काँटे होते हें । 
संज्ञा स्त्री, [फ़ा, शाही | एक तरह की तलवार । 
वि, बादशाहों का, राजसी । 
साहु--संज्ञा पूं. [सं. साथु ] (१) भलामानस, सज्जन । (२) 
बनिया, व्यापारी । (३) जो 'चोर' न हो, ईमानदार ॥ 
उ,--(क) ये भए चोर तें साहु--१-४० । (ख) ए हैं 
साहु के चोर--३५९ । (ग) बीस बिरियाँ चोरु की 
तौ कबहूँ मिलिहेैं साहु--१२८० । (४) सेढ, भहा- 





[ (७९८ ] 


जन] उ.--मुख मागौ पैहौ सूरज प्रभु साहुहि आनि 
दिखावहु--३३४० । 
'साहुल--संज्ञा पूं. [फ्रालशाकूल दीवार की सोध नापने का 
एक यंत्र जिसकी डोरी में एक लद्दू-सा बँधा रहता है । 
साहू--संज्ञा पुं. [हि, साह ] साह, साहु । 
साहूकार--संज्ञा पुं. [हि. साहु+ कार] बड़ा महाजन । 
साहूकारा--संज्ञा पुं. [हि. साहुकार])(१) महाजनी कार- 
बार । (२) वह बाजार जहाँ सहाजनी कारबार होता 
हो । (३) वह स्थान जहाँ साहुकार रहते हों । 
साहेब--संज्ञा पुं. [हि. साहब] साहब । 
साहैं---संज्ञा स्त्री. [हि. बाँह] बाजू, भुजदंड । 

. अव्य. [हि. सामुहें] सामने, सम्मुख । 
सिंडँ--प्रत्य, [पुं. हि. स्यौं] (१) साथ । (२) निकट । 
सिंकना--क्रि, अ. [हिं. सेंकना ] सेंका जाना । 
सिंग--संज्ञा पुं. [हिं- सींग] सींग । 
सिंगरफ--संज्ञा पुं. [फ़ा, शिगरफ़] ईगुर । 
सिंगरफी--वि. [हिं. सिंगरफ] ईगुर का बना हुआ । 


सिंगरौर--संज्ञा पुं. [सं. श्ंगवेर] प्रयाग के पश्चिसोत्तर 


स्थित श्यृंगवेरपुर जहाँ निषादराज गुह की राजधानी 
थी। 

सिंगा--संज्ञा पूं. [हि. सींग] सींग या लोहे का बना एक 
बाजा, तुरही, नरसिहा, रणसिंगा । 

सिंगार--संज्ञा प्‌. [सं. श्रृंगार] (१) सजावट, सज्जा । उ. 
--(क) ऐपन की सी पूतरी सब सखियनि कियौ सिंगार 
--१०-४० । (ख) सूर स्थाम कहैं चोर देत हों मो 
आगे सिंगार करौ--७९०। (२) शोभा। उ.-- 
तुम्हर भजन सर्बाह सिगार-- १-४१ । (३) श्यंगार- 
रस (साहित्य) । 

सिंगारदान---संज्ञा पुं. [हि. सिगार +फ़ा, दान] श्यंगार 
की- सामग्री रखने को पेटी या संदुकची । _ 

सिंगारना, सिंगारनो--क्रि, स. [हिं. सिंगार] सजाना । 

सिंगार-हाट--संज्ञा स्त्री, [हिं. सिगार + हाट] बेश्याओं 
के. रहने का स्थान, चकला । 

 सिंगारहार--संज्ञा पु. [सं. हरश्यंगार ] हरसिगार (फूल) । 

सिंगारिया--संज्ञा पुं. [हि. सिंगार -इया_] देव-मूरतति का 

जयुंगार करनेवाला पुजारी । 


सिंगारी--वि. प्‌. [हिं. सिगार] (१) सजानेवाला । (२) 
श्युंगार-संबंधी । 
संज्ञा पूं. देवमूति का श्यृंगार करनेवाला । 
सिंगारयो, सिंगार॒यौ--क्रि, स. [हि. सिगारना] सजाया, 
सेंवारा । उ.--पहिरि पटम्बर जकरि अडंबर यह तन 
यूढ़ सिगारभौ--१-३३६ | 
सिंगिया--संज्ञा पुं, [सं, श्रंगिका] एक विष । 
सिंगी--संज्ञा पु. [हिं. सींग] सींग का बना बाजा । 
मुहा.-- सिंगी पूरना-- सिगी बाजा बजाना। 
संज्ञा स्त्री. (१) एक तरह की मछली । (२) सींग 
की नली जिससे शरीर का दूषित रक्त चूसकर निक,ा 
जाता है । 
सिंगौटा- संज्ञा! पुं. [हिं. सींग पशुओं के सीगों पर चढ़ाया 
जानेवाला धातु का आवरण । 
सिंगौटी--संज्ञा स्त्री, [हि, सिंगार-+और्ट।] स्त्रियों की 
श्ुंगार-प्रसाधन को पिठारी । 
सिंघ--संज्ञा पुं; [हि. सिंह] सिह । 
सिंघल--संज्ञा पूं. [सं, सिंहल] सिहल द्वीप । 
सिंघली--वि. [हिं. सिंहली] सिहल द्वीप-वासी । 
सिंघाडा--संज्ञा पुं. [सं. श्ंगाटक | पानी की एक लता 
जिसके छोटे-छोटे तिकोने फल, जिन पर दो सोंग से 
रहते हैं, खाये जाते हैं । 
सिंघासन-- संज्ञा पुं. [सं. सिंहासन] सिहासन । 
सिंधिनी--संज्ञा स्त्री, [सं. सिहनी] शेरनी । 
सिंचन---संज्ञा पुं. [सं.] सींचना । 
सिंचना-- क्रि. अ, [हि. सींचना] सींचा जाना । 
सिंचाई-- संज्ञा स्त्री. [सं. सिचन] सींचने का कास, भाव, 
पारिश्रसिक या कर । | 
सिंचाना-कक्रि. स. [हिं. सींचना] सींचने को प्रवृत्त करना । 
सिंचित--वि, [सं.] (१) सींचा हुआ। (२)गीला, तर । 
सिंजा--संज्ञा स्त्री, [सं.] अलंकारों की ऋनकार । 
सिंजित--संज्ञा स्त्री. [सं, सिंजा] ध्वनि, भंकार ।: 
वि, जिसमें ध्वनि या भनकार हो । 
सिंदन--संज्ञा पुं, [सं, स्यंदत | रथ । 
सिंदूर---संज्ञा पुं. [सं.] ई गुर का लाल चूर्ण जिससे सोभग्य 
बती हिंदू स्त्रियाँ अपनी माँग भरती हें. -- 


[ १७२९ ] 


मुहा,--तिंदूर चढ़ना--कुमौरी कां विवाह होना। 
: - सिंदूर देना या लगाना--कन्या की साँग में सिंदूर 
लगाकर उसे पत्नी बनाना । 
सिंदूर-दान - संज्ञा पुं, [सं.] विवाह के अवसर पर वर का 
कन्या की माँग में सिंदूर भरना । 
सिंदूरबंदन--संज्ञा पुं. [सं.] विवाह की एक रीति जिसमें 
बर, कन्या की माँग में सिदर भरता है । 
सिंदूरिया, सिंदूरी--वि. [सं, सिंदूर + इयो, ई] सिद्दर के 
पीले मिले लाल रंग का । 
सिंदोरी, सिंदोरी--संज्ञा स्त्री, [सं. सिंदुर] सिदुर रखने 
की डिबिया जो सौभाग्य की सामिप्री में होती है । 
सिंध--संज्ञा पुं, [सं, पिधु] (१) पद्चिमी भारत का एक 
प्रदेश जो अब पाकिस्तान में है । (२) पंजाब को एक 
प्रसिदृध नदी । 
सिंवव -संज्ञा पूं. [सं, सेंधव] (१) नमक + (२) सिंधु देश 
का घोड़ा । 
वि. (१) सिंध देश का । (२) समुद्र का । 
सिंधवी--संज्ञा स्त्री, [ सं. सिंधु ] एक रागिनी । 
सिंधारा--संज्ञा पुं. [देश,] सावन की दोनोंतीजों को वर-पक्ष 
का कन्या के लिए भेजा गया पकवान, वस्त्र आदि । 
सिंधिया--संज्ञा पुं. [ मराठी शिदे ] ग्वालियर के मराठा- 
वंश की एक प्रसिद्ध उपाधि । 
सिंधी -संज्ञा स्त्री, [ हिं. सिंध ] सिंध प्रांत की बोली । 
वि. सिध*देश का, सिंध देश-संबंधी । 
संज्ञा पुं. (१) सिंध देश का निवासी । (२) सिंध 
देश का घोड़ा । 
सिंधु--संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) नद, बड़ी नदी । (२) पंजाब 
का प्रसिद्ध नद । (३) सागर, समुद्र । उ.--(क) बाँवे 
सिंधु सकल सैना मिलि आपुन आयसु दीजै-९-११०। 
(ख) सोभा-विधु समाइ कहाँ लौं हृदय साँकरे ऐन-- 
२६६५ । (४) बड़ा जलाशय । (५) आकर, निधान । 
उ.--करनी करुना-सिधु की मुख कहत न आवे-- 
१-४ ॥ (६) सात की संडु्या । (७) सिंध प्रदेश । (८) 
एक राग । 
सिंघुज--वि. [ सं. ] (१) जो समुद्र से उत्पन्न हो । (२, 
सिंधु देश में होनेवाला । 


संज्ञा पूं. (१) सेंधा । (२) शंख । 
सिंघुजा--संज्ञ स्त्री. [सं.] (१) (समुद्र से उत्पन्न) लक्ष्मी । 
(२) सीप जिसमें से मोती निकलता है । 
सिंधुजात--संज्ञा पु. [सं.] (१) सिंधी घोड़ा। (२) मोती । 
सिंधुनंद्न--संज्ञा पु. [ सं, ] (समुद्र का पुत्र) चंद्रमा । 
सिंधुर--संज्ञा प्‌. [ सं. ] हाथी, हस्ती । 


'सिंधुर-मशि--संज्ञा पुं. [ सं. ] गजमुक्ता । 


सिंघुरवद॒न॒संज्ञा पूं. [ सं. ] गजबदन, गणेश । 

सिंधुरागामिनी--वि. स्त्री. [ सं. ] गजगामिनी । 

सिंधुलव॒ण, सिंघुलवन -संज्ञा पुं. [ सं. घिधु+लवण ] 
(१) नमक का या खारा समुद्र | उ,.--अगम सुपंथ दूरि 
दच्छिन दिसि तहेँ सुनियत सखि सिधु-लवन--१० 
3उ.-९१। (२) सेंधानमक । 

सिंघुशयन, सिंघुलयत--संज्ञा पुं. [सं. सिधुशयन_] विष्णु । 

सिंधु-सुत--संज्ञा पुं. [ सं. ] ( १ ) जलंघर राक्षस जिसे 
शिवजी ने मारा था। (२) चंद्रमा । 

सिंधु-सुता - संज्ञा स्त्री. [ सं. ] (१) लक्ष्मी । उ.--(क) 
जो पद-पदुम सद्रा सिव के धन, सिंधु-सुंता उर तैं नह 
टारै-- १-९४ । (ख) चक्ृत होइ नीर में बहुरि बुड़की 
दई, सहित पभिंधु-सुता तहाँ दरस पाए---२५७ ०। (२) 
सीप जिसमें से मोती निकलता हैँ । 

सिंधु-सुता-सुत--संज्ञा पुं. [ सं. ] सीप का पुत्र अर्थात्‌ 
मोती । उ.-पिधु-सुता-सुत ता रिपु गमनी सुन मेरी 
तू बात--लहरी । न्‍ 

सिंधूरा--संज्ञा पुं. [ सं. सिंधुर ] एक राग । 

सिंधूरी--संज्ञ स्त्री, [ सं. सिधुर ] एक र/गिनी । 

सिंयोरी, सिंधोरी संज्ञा स्त्री, [ हि. सिदूर-+औरी ] 
सिदूर रखने की डिबिया । 

सिंबी - संज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) फलो । (२) सेस । 

सिंह--संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) शेर बबर, केसरी । उ,--- 
नृप-गज कौ अब डर कहा प्रगटयौ थिंह कन्हाइ-- 
५८९ ॥ (२) बारह राशियों में पांचवीं । 3.--चौथैं 
सिंह रासि के दिनकर जीति सकल म॑हिं लैहैं--१०- 
८६ । (३) बीरता या श्रेष्ठतावाचक शब्द । (४) बीर 
पुरुष । (५) एक राग । 

सिंहकर्मा--संज्ञ। पु. [ सं. ] वीर पुरुष । 


्ः 





[ १७३० ] 


सिंह-केसर--संज्ञा पुं. [ सं. ] सिह को गरदन के बाल । 
सिंहद्वार--संज्ञा पुं. [ सं. ] किले, महल आदि का बड़ा 
फाटक जहाँ प्रायः सिह की मूर्ति बनो रहती है। उ.- 
सिह द्वार आरती उतारहि जसुमति आनेदकंद की । 
सिंह-नाद--संज्ञा पुं. [ सं. ] ( १) सिह की गरज या 
वहाड़ । (२) युद्ध में वोरों की ललकार । (३) लल- 
कार कर कही हुई बात ( ४) रावण के एक पुत्र 
फा नाम । * + 
सिंह-नादी--वि. [ सं. तिह+न दिन्‌ ] सिह-सा गरजने 
या ललकारनेवाला । 
सिंहनी--संज्ञा स्त्री. [ सं, ] (१) शेरनी (२) एक छंद । 
सिंहपौर--संज्ञा पुं. [ सं. सिह-+- हि. पौर ] किले, महल 
आदि का बड़ा फाटक जिस पर प्रायः सिंह की मूर्ति 
बनो रहती है। उ.-- भीर जानि पिंह-पौर त्रियन की 
जसुमति भवन दुराई--सारा, १०२८। 
सिंहयाना - संज्ञा स्त्री. [सं.] दुर्गा जिसका वाहन सिंह है । 
सिंहल--संज्ञा पु. [ सं. ] भारत के दक्षिण का एक द्वीप 
जिसे प्राचीन 'लंका' माना जाता है १ 
सिंहली--वि. [ हि. सिंहल ] सिहल द्वीप-संबंधो । 
संज्ञा पुं. सिहल द्वीप का निवासी । 
' संज्ञा स्त्री. सिहल द्वीप की भाषा । 
सिंहवाहिनी--वि. स्त्री. [ सं. ] सिह पर चढ़नेवाली । 
संज्ञा स्त्री, दुर्गा जिलका वाहन सिंह है । 
सिंह-शावक, सिंह-सावके--संज्ञा पुं. [सं. सिंह + शावक] 
सिह का बच्चा । उ.-सिंह-सावक ज्यां तजे गृह 
इंद्र आदि डरात--१-१०६ । 
सिंहस्थ - वि. [ सं. ] सिंह राश्षि में स्थित (ग्रह) । 
संज्ञा पुं, वह समय जब बृहस्पति [तह राशि में हो। 
सिंहहनु--वि. [ सं. ] सिंह जंसी दाढ़वाला । 
सिंहार-हार---संज्ञा पुं. [हि. हर-सिंगार | हरसिगार (फूल)। 
सिंहाली--वि, पुं. स्त्री, [सं. सिहल] सिहल का (की) । 
सिंहावलोकन--संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) सिह की तरह पोछे 
देखते हुए आगे बढ़ना । (२) पिछली बातों का संक्षेप 
में कथन । (३ ) पद्च-रचता को एक रीति जिसमें 
पिछले चरणांत के शब्द लेकर अगला चरण चलता हे । 
सिंहासन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) राजा या देवता के बेठने 


का विशेष आसनया चौकी । उ.--( क ) आसा के 
सिंहासन बैठबौ, दंभ-छत्र सिर तान्यौ--१-१४१॥ 
( ख ) स्फटिक-सिहासन मध्य राजत हाटक सहित 
सजावनों--२२८० । (२) भौंहों को बीच का तिलक- 
विशेष । 
सिंहिका--संज्ञा स्त्री [ सं. ] (१) एक राक्षसी जो दक्षिणी 
समुद्र में रहती थी और आकाशचारियों को छाया 
देखकर हो उनको खींचकर खाती थी । लंका जाते 
समय हनुमान ने इसको सारा था। राहु इसका पुत्र 
कहा जाता हूँ । (२) एक छंद । 
सिंहिकासुबन, सिंहिकासूनु--संज्ञा पुं. [ सं. सिहिका-+- 
सुवन | सिहिका राक्षसी का पुत्र राहु। उ--न्‍ललत- 
लट छिंटकति मुख पर देति सोभा दून । मनु मयंककाहि 
अंक लीन्हौ सिंहिका के सून-#१०-१८४ | 
सिंहिनी--संज्ञा स्त्री, [ सं. सिंह ] शेरनी । उ.-स्वान 
संग सिंहनी रति अजुगुत बेद बिरुद्ध असुर करे आई। 
सिंही--संज्ञा स्त्री, [ सं. सिंह ] शेरनी, सिहिनी । 
सिंहेजा, सिंहेला--संज्ञा पुं.[सं. सिह] सिह का बच्चा । 
घिंहोद्री--वि. स्त्री. [सं.] सिह-सी पतली कमरवाली । 
सि--वि. स्त्री, [ हि. सा. ] समान, तुल्य । 
सिअञन---संज्ञा स्त्री, [ हि. सीवत ] सिलाई, सीवन । 
सिअरा--वि, [ सं. शीतल ] ठंढा । 
संज्ञा पूं. छाँह, छाया । 
संज्ञा पूं [ हि. सिआर ] सिआर । 
सिआए---क्रि. स. [ हि. सिआना, सिलाना ] सिलवाए । 
उ.-पहिरि मेघला चीर चिरातन पुनि पुनि फेरि 
सिआए--३१२५ । 
सिआना, सिआनो--क्रि. स. [हिं. सिलाना] सिलाना | 
सिआर---संज्ञा पुं. [सं, श्गाल] गीवड़ । 
सिकंजबी--संज्ञा स्त्री, [ फ़ा. सीकंजबीव |] (१) सिरके 
या नीब्‌ के रस में पकाया हुआ शरबत या दवा । (२) 
नीबू का शरबत । 
सिकंजा--संज्ञा पुं. [ फ़ा, शिकंजा ) (१) दबाने, कप्ने 
आदि का यंत्र । (२) अपराधी को दंड देने का एक 
प्राचीन यंत्र । है 





[ १७३१ ] 


सिकड़ी--संज्ञा स्त्री. [सं, श्रृंखला] (१) जंजीर । (२) 
दरवाजे की कुंडी या साँकल । (३) गले में पहनने का 
एक गहना । (४) करधनी, तागड़ी । 

सिकत, सिकता--संज्ञा स्त्री. [सं. सिकता) (१) बालू, 
रेत । 3उ.--सूर सिकत हठि नाव चलावत ए सरिता 
हैं सूली---३०२९ । (२) रेतीली जमोन । (३) शकर, 
चीनी, दाकरा । रे 

सिकतिल- वि. [ सं. सिकता ] रेतोला । 

सिकदार---संज्ञा पं, [ हि. सरदार ] नायक, अधिफ्ति। 
उ.--ब्रज-परगन-सिकदार महर, तू ताकी करत नन्‍्हाई 
- १०-३२९ । 

सिकरवार--संज्ञा पुं. [ देश. ] क्षत्रियों की एक शाखा। 

सिकरी--संज्ञा स्त्री. [ हिं. सिकड़ी ] (१) जंजोर । (२) 
सॉँकल, कुंडी ।( ३) गले का एक गहना । (४ ) 
करधनी, तागड़ी । 

सिकली--संज्ञा स्त्री. [अ. सैकल] धारदार हथियारों पर 
सान चढ़ाने की क्रिया | 

सिकलीगर--संज्ञा पुं. [ हि. सिकली - फ़ा. गर ] गुद्ठल 
घार पर सान धरने या धातु को चसमकानेवाला। 
सिकहर--पंज्ञा पुं. [ सं. शिक्य धर ] छींका । 

सिकहर -- संज्ञा पुं. सवि. [ हिं. सिकहर ] छींके को । उ. 
-“आपु खाइ सो सब हम मानें, औरनि देत सिकहरौं 
तोरि--१०-३२७ । 

सिकार -संज्ञा पुं. [फ़ा. शिकार] मृगया, आखेट । उ,-- 
सदा सिकार करत मृग-मन कौ-- १-६४ । 

सिकारी--वि. [ फ़ा. शिकार ] आखेट करनेवाला । 

सिकुड़न--संज्ञा स्त्री, [ सं. संकुचन ] (१) फंली हुई वस्तु 
के सिसटने की क्रिया | (२) सिमटने से पड़ा हुआ 
चिन्ह, शिकन । 

सिकुडना, सिकुरना, सिकुरनो--क्रि. अ. [ हि. सिकुड़त, 
सिकुड़ना ] (१) फंली हुई वस्तु का सिसटना । (२) 
शिकन या सिमटन पड़ना । ( ३) तनाव के कारण 
छोटा या तंग होना । 

सिकोड्ना, सिकोरना, सिकोरनो--क्रि. स. [ हि. सिकु- 
डना ] (१ ) फैली हुई वस्तु को समेटना या संकुचित 
करना । (२) समेटना, बटोरना । (३) तंग, छोटा या 


संकीर्ण करना । 
सिकोरा--संज्ञा पुं. [हि. सकोरा] मिट्टी का छोटापात्न। 
सिकोली--संज्ञा स्त्री. [ देश. ] मूंज, बेंत आदि से बनायी 
गयी डलिया। 
सिकोही--वि. [फ़ा. शिकोह - वैभव] (१) बेभवसम्पन्न । 
(२) आनबान या ठसकवाला, । (३) बहादुर, घीर । 
सिकड, सिक्कर--संज्ञा पुं. [ सं. सीकर] (१) छींठ, जल- 
कण । (२) पसीना, स्वेद-कण । 
सिक्का--संज्ञा पुं, [ अ. सिक्‍्कः ] (१) मोहर, छाप । (२) 
टकसाल में ढला हुआ निदिष्ट मूल्य का धातु खंड । 
(३) अधिकार, प्रभुत्व । 
मुहा० सिक्‍क्रा जमना या बेठता--( १) प्रभुत्व 
या अधिकार स्थापित होना । (२) रोब जमना, आतंक 
छाना । सिक्का जमाना या बैठाना--(१) प्रभत्व या 
अधिकार स्थापित करना । (२ ) रोब जमाना, प्रभाव 
डालना । 
सिक्ख--संज्ञा पूं. [ सं. शिष्य ] (१) चेला, शिष्य । (र) 
गुरु नानक के पंथ का अनुयायी, सिख । ह 
संज्ञा स्त्री. [ सं. शिक्षा ] सीख, उपदेश । 
संज्ञा प्‌. [ सं. शिखा .] चोटी, शिखा ॥ 
सिक्‍्त--वि, [सं.] (१) सींचा हुआ । (२) भीगा हुआ । 
सिखंड--सज्ञा पुं. [ सं. सिखंडी ] (१) मोर, मयूर । (२) 
मोर का पंख। उ.-- (क) कुटिल श्रू पर तिलक-रेखा 
सीस सिखिनि सिखंड --१-३०७ । (ख) सिख्ली सिखंड 
सीस, मुख मुरली--४७६ । 
संज्ञा पु. [ सं. श्रीखंड ] ( १ ) हरिचंदन । (२) 
शिखरन । 
सिखंडी - संज्ञा पुं. [ हि. शिखंडी ] ( १) मोर, मयूर । 
(२) मुर्गा ( पक्षी )। (३) बाण, तीर । (४) शिखा । 
( ५ ) राजा द्रुपद का नपुंसक पुत्र जिसे सामने करके 
अर्जुन ने भीष्म को मारा था। उ.--पारथ भीषम 
सौं मति पाइ। कियो सारथी सिखंडी आइ | भीषम 
ताहि देखि. मुख फेरचौ--१-२७६ । 
सिख--संज्ञा स्त्री, [ सं. शिक्षा ] सीख, उपदेश । उ,-- 
( क ) चिता तजी परीच्छित राजा सुन सिख-सांखि 
हमार--२-२ | (ख ) सुनु सिख कंत दंत तृन. धरिकी 


[ १७१२ ] 


स्यों परिवार सिधारौ--९-११५। (ग ) किती दई 
5 सिंख-मंत्र साँवरे तउ हठ लहरि द जागी--२२७५ । 
(घ) सुनः री सखी समुझि सिख मेरी--२५५१। 
असंज्ञा स्त्री, [ सं, शिखा ] चोटी, शिखा। उ.- 
रोम-रोम नख-सिख लौं मेरे महा अघनि बपु पाग्यो 
'--१-१३॥ 
संझा पुं. [ सं. शिष्य ] (१) चेला, शिष्य । (२) 
गुरु नानक आदि दस गुरुओं का अनुयायी । 
सिखई--क्रि, स.हि. सिखाना] (१) शिक्षा दी, सिखायी। 
उ,.--इक (हरि चतुर हुते पहिले ही, अब बहुत उन 
गुरु सिखई--३३०४ । (२) सिखाया है । उ.--तोहि 
किन रूठब सिखई प्यारी--२२०१। 
संज्ञा स्त्री, सिखायी हुई बात | उ.-- श्रीमुख की 
“ सिखई ग्रंथों कत, तें सब भई' कहानी--३४६९ । 
वि. सिखायी हुई । उ---सिखई कहत स्याम की 
बतियाँ, तुमकौं नाहिन दोषु--३०२६ ॥ 
* सिखना--क्रि. स. [हिं. सीखना] (३६) कोई बात जानना । 
(२) किसी काम को समभना । 
सिखये--क्रि. स. [ हि. सिखाना ] सिखा-पढ़ा दिये (जाने 
पर) । उ.--एक बेर श्रीपति के सिखये, उन आयो 
£ सब गुन गान-- २३४० । 
सिखयो, सिंखयौ--क्रि. सं, [ हि. सिखाना ] सिखाया- 
पढ़ाया, समझाया | उ.--जसुमति माइ कहा सुत 
सिखयौ--७७१। 
सिखर---संज्ञा पुं. [सं. शिखर] (१) सिरा, चोटी । (२) 
पहाड़ को चोटी ! उ.--चढ़ि गिरि-सिखर सब्द इक 
उचरच्ौ गगन उठयो आंघात--९-७४ । (३) कंग्रा, 
'. कलश । (४) गुंबद । 
संज्ञा पूं. [ हिं. सिकहर | छींका । 
सिखरन, सिखरनि - संज्ञा स्त्री, [ हिं. शिखरन | दही 
मिला हुआ चोनी का गाढ़ा शरबत ॥ उ.--बासौंधी 
सिखरनि अति सोंधी---२३२१ । 
सिखराना, सिखरानो-क्रि, स. [ हिं. सिखलाना ] (१) 
किसी बात की जानकारी कराना । (२) समभाना; 
बताना । 
सिखरावै--क्रि. स. [हिं. सिखलाना] समभाता या बताता 


है। उ.--आपुन सिखे औरति सिखरावै--१०७० । 

सिखलाना, सिखलानो--क्रि, स. [ हि. सिखाना ] (१) 
किसी बात को जानकारी कराना। ( २) बताना, 
समझाना । 

सिखवत--क्रि, स. [ हि. सिखाना ] बताता या समझाता 
है ॥ 3उ.--( क ) फिरि-फिरि बात सोइ सिखंवत, हम 
दुख पावत जातें--२०२४। (ख) निरगुत ज्योति कहाँ 
उन पाई, सिखवत बारंबार--३२१५। 

सिखब॒ति--क्रि, स. [हि. सिखाना] सिखरांती है, भ्भ्यास 
कराती है । 3.--सिखवति चलनि जसोदा मैया-- 
१०-११५। 

क्रि, वि. सिखाते-सिखाते, समझाते-समभाते । उ, 

--सूरस्याम को सिखवरति हारी, मारेहु लाज न 
आवति--5८५६५। 

सिखवन--संज्ञा स्त्री. [हि. सिखावन] (१) सोख, उपदेश । 
उ.---अंतहु सिखवन सुनहु हमारी, कहियत बात 
बिचारी--३३१३ । (२) सिखाने की. क्रिया, भाव या 


उद्देश्य (से) । 3उ,.--(क) आई' सिखवन भवन पराएँ: 


स्यानि ग्वालि बौरैया--३७१। ( ख ) जाहि ज्ञान 
सिखवन तुम आए--३३ १३ । 
सिखवहु--क्रि. स. [ हि. सिखाना ] सिखाओ, बताओ । 
उ.--धेनु दुहत हरि देखत ग्वालनि । आपुन बैठि गए 
तिनकें सँग, सिखवहु मोहि कहत गोपालनि---४९ ० । 
सिखा--संज्ञा स्त्री, [ सं. शिखा] चोटी, शिखा । 
सिखाना, सिखानो--क्रि, स, [सं. शिक्षण] (१) शिक्षा 
या उपदेश देना । (२) पढ़ाना, समझाना । 

मुहा० सिखाना-पढ़ाना--(१) चालाकी सिखाना, 

चालबाजी बताना । (२) खूब कान भरना । 

(३) धमकाना, दंड या ताड़ना देता । 
सिखापन--संज्ञा पुं. [हि. सिखानां-+पन] सीख, उपदेश-। 
सिखायो, सिखायौ--क्रि. स. [ हि. सिखाना ] बताया- 

समभाया है। उ.--बाबा मोकौं दुहन सिखायौ-- 
६६७। 

सिखावत--क्रि, स. [ हि. सिखावना |] बताते-समभाते हैं । 

--(क) ये बशिष्ठ कुल-इष्ट हमारे, पालागंत कहि 

सखनति सिखावत--९-१६७ | (ख ) निज प्रतिबिब 


का 





[ १७३३ ] 


सिखावत ज्यौँ सिसु--१०-२६७ ॥ (ग) कोउ हेरी देत 
परस्पर स्थाम सिखावत--४३१॥ ( घ ) बेनु पानि 
गहि मोकों सिखावत मोहन गावन गौरी--२८७३ । 
सिखावतति--क्रि. स. [हिं. सिखावना] बताती हैं, अम्यास 
कराती हैं । उ.--जसुमति-सुत कों चलन सिखावरति 
अँगुरी गहि-गहि दोठ जनियाँ---१०-१३२ | 
सिखावति--क्रि. स. [हिं. सिखावना) समझाती है। उ. 
--जसुमति कान्हहिं यहै सिखावति । सुनहु स्थाम अब 
बड़े भए तुम, कहि अस्तन-पान छुड़ावति-१०-२२२॥ 
सिखावन--संज्ञा पूं. [ हि. सिखाना +-वन ] सीख । 
सिघखावना, सिख[वनो-क्रि, स. [हिं. सिखाना] सिखाना। 
सिखाबहु--क्रि, स, [हिं. सिखावना] बताओ, समझाओ । 
--मैं दुहिहों, मोहि दुहन सिखावहु--४० १ । 
सिखावे--क्रि. स, [हि. सिखावना] बतायेंगे, सिखायेंगे। 
उ.--काल्हि तुम्हें गो-दुहन सिखावें, दुहीं सकल अब 
गाइ---४० ० । 
सिल्वाब -क्रि. स. [हि. सिखाना] (१) समझाता-बुझाता 


है । (२) सीख देता है । उ---छित न रहै नंदलाल 


इहाँ बिनु जो कोउ कोटि सिखावे--३४१० । (२) 
समभा-बुझा सकता हैं । उ.--मूरख कौं कोउ कहा 
सिखावे --३९१। 

सिखि--संज्ञा प्‌. [ सं. सिखिन्‌ू ] मोर (पक्षी ), सयर । 


उ,--चंद्र-चूड़ सिखि-चंद सरोरुह जमुना-प्रिय गंगा- 


घारी--१०-१७१। 
सिखिर--संज्ञा पुं. [ सं. शिखर ] पर्बत की चोटी । 
सिखी--संज्ञा पुं. [हि. शिखी] मोर, सयूर | उ.--सिखी 
सिखंड सीस--४७६ | 
सिखे--क्रि, स. [हिं. सीखना] (१) सीखकर, समभाकर । 
उ.--आपुन सिखे औरति सिखराब--१०७० | (२) 
सीखे, समझे । उ.--यह अक्रूर दसा जो सुमिरै, सीखे, 
सुने अरु गावे--३४९४। 
क्रि,. स, [ हि. सिखाना ] सिखाकर, समभा-बुझा 
कर । उ.-- हरि कौ सिखे, सिखावत हमको अब ऊथधों 
पग धारे-- ३०५५ । 
क्रि, वि, सिखा-पढ़ाकर, समझा-बुझाकर । उ,-- 
इक हम जरें खिझावन आए, मानो सिखे पठाए-- 


३२१० । 

सिगरा--वि. [ सं. समग्र ] सब, सारा । 

सिगरी--वि, स्त्री. [हिं. सिगरा] (१) सब, सारी (परि- 
साणवाचक) । उ,.--( क ) सिगरी रैनि नींद भरि 
सोवत जैसे पसू अचेत-- १-१२५ । (ख) जाके बदन- 
सरोज निरखत आस सिगरी भरी--१०-३०२ । (ग) 
सूर तहाँ नगर अंग परसि रस लूटति निधि-सिगरी । 
(२) सब (संख्यावाचक) | उ.--उरहन कौ ठाढ़ी रहैं 
सिगरी-- ३९१ । 

सिगरे--वि. बहु. [ हि. सिगरो ] सब (संख्यावाचक) । 
उ.--सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाँइ एिरिइई 
--५१०॥ 

सिगरो, सिगरौ--वि. [ हि. सिगरा ] सारा (परिसाण- 
बाचक ) | उ,--नीके राखि लियो ब्रज सिगरो-- 
९९७। ह 

सिगरोइ, सिगरौइ--वि. [हिं. सिगरा+ही] सारा हो, 


सारा का सारा । उ,--सिगरोइ दूध पियौ मेरे मोहन, 


बर्लाह न देहौं बाँदी-- १०-२५९ । 
सिगारहार--संज्ञा पूं [हि. हरप्षिगार | हरसिगार (फूल) । 
सिचान--संज्ञा पु. [ सं, संचान ] बाज (पक्षों) । 
सिच्छा--संज्ञा स्त्री. [ सं. शिक्षा ] (१) शिक्षा। (२) 
सीख । उ.--हरि तिनसौ कहचौ आइ, भली सिच्छा 
तुम दीनी--३-११॥ 
सिजदा--संज्ञा पुं. [ अ, सिज़दा ] साथा टेकना । 
सिजल --वि. [ हिं. सजीला ] सुंदर, रूपवान । 
सिमनना, सिस्नन्तों क्रि. अ, [हिं. सीझना] आँच या आग 
पर पकना । 
सिंफाना, सिरमानो--क्रि, स. [ सं, सिद्ध, प्रा. सिज्ञ-- 
हि. आना ] ( १) आँच पर पकाकर गलाना। (२) 


कष्ट देना, पीड़ित करना । (३ ) मिलने योग्य या. 


प्राष्य करना । (४) बहला-फुसलाकर ( धन ) वसूल 
करना । (५४५) शरीर को तपाना, तपस्था करना । 
सिटकिनी--संज्ञा स्त्री. [ अनु. ] चटकिनी । 
सिटपिठाना, सिटपिटानो--क्रि, अ. [ अनु. ] (१) मंद 
पड़ना, दबना । ( २ ) भयभीत या संकुचित होकर 
स्तव्ध रह जाना । (३) दुबिधा या. असमंजस में पड़ 


ख् 





| (७३४ | 


जाना । 
सिद्टी--संज्ञा स्त्री. [ हि. सीटना ] बढ़-बढ़कर बोलना, 
. डींग हाँकना । 
यौ० सिट॒टी-पिटटो--होश-हवास । 
* मुहा० सिट्टी ( पिटूटी ) गुम होना या भूलना 
--बहुत घबरा जाना, होश-ह॒बास ठोक न रहना । 
सिद्दी--संज्ञा स्त्री. [ हि.. सीठी ] ( १ ) नीरस भाग । 
(२) सारहीन पदार्थ । (३) बची-खुची चोज । 
घिठनी--संज्ञा स्त्री. [ सं. अशिष्ट ] विवाह के अवसर 
पर गायी जानेवाली गालियाँ । 
सिठाई - संज्ञा स्त्री. [ हि. सीठी ] फीकापन, नोरसता। 
सिड़--संज्ञा स्त्री, [ हि. सिड़ी ] (१) पागलपन । (२) 
धुन, झक, सनक । 
मुहा० सिड़ सवार होना--धुन, झक या सनक 
चढ़ना । 
सिड॒वारा--वि., [हि. सिड़+वाला] (१) पागल । (२) 
सनकी, झककी । (३) मनमोजी । 
सिंडी--वि. [ सं. श्यणी क ] (१) पागल बावला। (२) 
सनकी, भककी (३) सनसानी करनेवाला । 
सित--वि. [सं.] (१) सफेद, उजला । उ.--(क) असित 
अरुन सित आलस लोचन उभय पलक परि आवै-- 
१०-६५ । (ख) अरुन असित प्वित बपु उनहार । (२) 
चमकीला, ,उज्ज्वल । उ,--अगिनि:पुंज सितबान 
धनुष धरि तोहि असुर-कुल सहित जरावन-९-१३१। 
(३) स्वच्छ, निर्मल । 
संज्ञा प्‌. (१) शुक्र ग्रह्‌। ( २ ) शुक्ल पक्ष । (३) 
शुक्राचार्य । (४) चीनी, शकर । (५) चाँदी, रजत । 
सितकंठ - वि. [ सं. ] जिसका कंठ सफेद हो । 
संज्ञा पूं. [ सं; शितिकण्ठ ] महादेव, शिव । 
सितकर--ससंज्ञा पूं. [ सं. ] चंद्रमा । 
सितकु जर--संज्ञा पुं. [ सं. ] ऐराबत हाथी । 
सितच्छद--संज्ञा पूं. [ सं. ] हंस, मराल । 
सितता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सफेदी । (२) चमकीला' 
पतन, उज्ज्वलता । (३) निर्मलता, स्वच्छता । 


खितपक्त, सितपच्छ- संज्ञा पुं. [ सं. सितपक्ष ] (१) हंस, : 


'मराल। (२) शुक्लपक्ष । उ,-सो शि>्पच्छ सम बीतत 


कबहेुँ न देत दिखाई---३४८६ । 
सितपुष्पा--संज्ञा पुं. [ सं, ] चमेली-विशेष, मल्लिका । 
सितभानु--संज्ञा पुं. [ सं. ] चंद्रमा । 
सितम--संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) अनर्थ । (२) अत्याचार । 
सितमगर--संज्ञा पुं. [ फ़ा. ] दुखदायी, अध्याचारी । 
सितल--बि. [ सं. शीतल ] (१) ठंढा । (२) ज्ञांत । 
सितलता--संज्ञा स्त्री. [ सं. शीतलता ] ( १) ठंढक । 
(२) शांति, उद्देगहीनता । 
सितलाई--संज्ञा स्त्री, [ सं, शीतल --आई ] शोतलता । 
सितबराह--संज्ञा पुं. [ सं. ] इवेतवाराह जिसने पृथ्वी का 
उद्धार किया था। 
सितबराहपत्नी--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] पृथ्वी । 
सितसागर--संज्ञा पूं. [ सं, ] क्षीरसागर । 
सितांबर -वि. [ सं. ] इवेत वस्त्र धारण करनेवाले । 
संज्ञा पुं. जेनों का र्वेतांबर संप्रदाय । 
सितांशु -संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) चंद्रमा । (२) कपूर । 
सिता--संज्ञा स्त्री,--[ सं ] (१) चोनी, शक्कर | (२) 
शुक्लपक्ष । ( ३ ) मोतिया, मल्लिका । (४) चाँदनो, 
चंद्रिका । (५) शराब, मदिरा । (६) च्ाँदी, रजत । 
सिताब--क्रि, वि. [फ़ा, शिताब] (१) शोध्न। (२) सहज 
में । 
सितार--संज्ञा पुं. [ सं, सप्त--तार ] एक प्रसिद्ध बाजा 
जिसके तार उँगलो से बजाये जाते हैं । 
सितारा--संज्ञा पु. [ फ़ा. सितार ] (१) तारा, नक्षत्र । 
(२) भाग्य; प्रारब्ध । 
मुहा० सितारा चमकना या बुलंद होना-भाग्यो- 
दय होना । सितारा मिलना -परस्पर प्रेम होना । 
( ३ ) चाँदी-सोने के पत्तरों को छोटी-छोटी गोल 
बिदियाँ, चमकी । 
संज्ञा पूं. [ हि. सितार ] सितार बाजा। 
सितारिया--वि. [ हि. सितार ] सितार बजानेबाला । 
सितारेहिंद--संज्ञा पुं. [फ़ा.] एक उपाधि-जो “स्टार आव 
इंडिया! का अनुवाद है । 
सितासित--वि, [ सं. ] सफेद और काला । े 
सिति--वि, [ सं. शिति ] (१) सफेद । (२) इ्याम । 
सितिकंठ--संज्ञा प्‌. [ सं. शितिकंठ ] महादेव, शिव । 


[ १७३५ | 


सितिमा--संजञा स्त्री, [ सं. ] सफेदी, इवेतता । 

सितोत्पल--संज्ञा पुं. [ सं, ] सफेद कमल । 

सितोद्र---संज्ञा पुं. [ सं. ] श्वेत उदरवाला, कुबेर । 

सिथिल--वि. [ सं. शिथिल ] (१) जो अच्छी तरह बंधा, 
कसा और जकड़ा न हो, ढीला | उ.--( क ) सुभ 
खस्रवननि तरल तरौन, बेनी सिथिल गुही-- १०-२४ । 
( ख ) सिथिल धनुष रप्ििं-पति_गहि डारचौ--१०- 
२३३॥ (२) धीमा, जो कड़ा न हो, कोमल । 3.-- 
सहज सिथिल पलल्‍लव तैं हरि जू लीन्हे छोरि सवारि-- 
पृ, ३४८ (५) | (३) अलसाया हुआ, आलस्थयुकत । 
उ,--सिथिल रूप मत में लस वाको--२६०६ । 

सिथिलाइ, सिथिलाई--संज्ञा स्त्री, [ सं. शिथिल ] 
शिथिलता । 

सिद्‌--संज्ञा पुं. [सं, सिद्ध] (१) सुनार। () पारस्ी । 

सिदिक--वि. [ अ, सिद्‌क ] सच्चा, खरा। 

सिदौसी-- क्रि. वि. [ देश. ] जल्दी, शीत । 

सिद्ध--वि, [ सं. ] (१) जिसका साधन हो चुका हो, 
संपन्न, संपादित । (२) प्राप्त, सफल, उपलब्ध । (३) 
प्रयत्त में सफल, कृतकार्य । (४) जिसका तप, योग 
या आध्यात्मिक साधना पूरी हो चुकी हो। (५) जो 
योग की विभूतियाँ प्राप्त कर चुका हो | (६) जिसे 
अलोकिक सिद्धि हुई हो । (७) लक्ष्य पर पहुँचा हुआ । 
(५) जिस (कथन) के अनुसार ही कोई बात घटी हो । 
(९ ) जो तर्क या प्रमाण से ठीक या निश्चित हो, 
प्रमाणित । (१०) जो नियमानुसार ठीक हो । (११) 
जिसका फंसला या निबटारा हो चुका हो। (१२) 
पकाकर तंयार किया हुआ । उ.--देखों आइ जसोदा 
सुत-कृत, सिद्ध पाक ईहि आइ जुठायो--१०-२४८ | 
(१३) प्रसिद्ध । (१४) तेयार, प्रस्तुत 

संज्ञा पुं. (१) वह जिसने योग या तप में अलोकिक 

शक्ति या सिद्धि प्राप्त की हो । ( २ ) वह जो पूर्ण 
योगी या ज्ञानी हो । (३) बहुत पहुँचा हुआ संत या 
महात्मा। (४) एक देवयोनि । 

सिद्धकाम--वि, [ सं. (१) जिसकी कामना पूरी हो गयी 
हो । (२) सफल, कृतकार्य । 

सिद्धमुटिका--पंज्ञा स्त्री. [ सं. ] वह ( कल्पित ) मंत्र 


सिद्ध गोली जिसे मुंह में रखने से व्यक्ति अदृश्य हों 
जाता हैँ । 
सिद्धता--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) सिद्ध होने की स्थिति 
* या अवस्था । (२) प्रामाणिकता । (३) पूर्णता । 
सिद्धपीठ संज्ञा पुं. [ सं, ] स्थान जहाँ योग या तांत्रिक 
. साधन में शोत्र ही सिद्धि प्राप्त हो । 
सिद्धर -संज्ञा पुं. [ सं. सिद्धि +धर .] एक ब्राह्मण जो 
कंस को आज्ञा से श्रीकृष्ण को मारने गया था और 
श्रीकृष्ण ने जिसकी जीभ सरोड़ दी थी । उ,- सिद्ध 
(श्रीधर) बाँभन करम कसाई। कह्मौं कंस सौं बचन 
सुनाई---१०-५७ । 
पघ्रिद्धविनायक--संज्ञा पूं. [ सं. ] गणेश को एक मूर्ति । 
सिद्धहस्त--वि. [ सं. ] (१) जिसका हाथ किसो काम 
में खूब सधा हुआ या,साफ हो । (२) कुशल, निपुण । 
सिद्धांजन--संज्ञा पुं. [ सं. ] वह ( कल्पित ) अंजन जिसे 
आँखों में लगा लेने से जमीन के भीतर गड़ी चोजें भी 
दिखायोी देने लगती हें । 


. सिद्धांत--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) सोच-विचार कर निश्चित. 


किया हुआ मत, उसूल, नियम। (२) मुख्य उद्देश्य, 
अभिप्राय या लक्ष्य । (३) वह बात या मत जो चिच्चा, 
कला आदि के संबंध में विद्वानों द्वारा स्थापित किया 
जाय । (४) ऋषि-मुनियों के मान्य उपदेश ॥ (५) 
तत्व की बात । उ---सकल निगम सिद्धांत जन्मकर 
स्थास उन सहज सुनायौ--३४९० । ( ६ ) पूर्ण या 
विरोधी पक्ष के खंडन के पश्चात्‌ स्थिर किया गया 
सत । (७) शास्त्र-विशेष संबंधी ग्रंथ । 
सिद्धांतित--वि. [ सं. ] तक॑ से प्रमाणित । 
सिद्धांती--वि. [ सं. सिद्धांत ] ( १) ताकिक । (२) 
शास्त्रीय तत्वों का ज्ञाता । (३) अपने सिद्धांत पर दृढ़ 
रहनेवाला । 
सिद्धा--संज्ञा स्त्री. [ सं, ] 'सिद्ध' की पत्नी । 
संज्ञा पुं. [ सं. असिद्ध ] बिना पका हुआ अन्न, 
सीधा जिसमें कच्चा अनाज रहता हें। 
सिद्धाई - संज्ञा स्त्री. [सं. सिद्ध+ हि. आई] सिद्धपन । 
सिद्धार्थ -वि. [सं,] जिसकी कामना पूर्ण हो गयो ही । 
संज्ञा पुं. ( १) गोतस बुद्ध । (२) राजा दशरथ 





| [ ९७ 
का एक मंत्री । 

सिद्धासन--संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) योग-साधना का एक 
आसन । (२) सिद्ध पीठ । 

सिद्धि---संज्ञा स्त्री, [ सं. ] ( १) काम का पूरा होना, 
पूर्णता । उ.--राजा कहचौ संप्त दिन माहि सिद्धि 
होति कछु दीसति नाहि--१-१४१ | (२) सफलता, 
कृतकार्यता । ( ३ ) प्रमाणित होना | ( ४ ) निर्णय, 
निश्चय । (५) पकना, सीभना । (६) योग, तप आदि 
से प्राप्त अलोकिक दाक्ति या संपन्नता । (७) योग- 
साधन के अलौकिक फल जो आठ सिद्धियों के रूप में 
माने गये हें- अणिसा, सहिसा, गरिसा, लधिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व | उ.--अष्ट 
सिद्धि नवनिधि सुर-संपति-- १०-२०४ । (८) सुक्ति, 
मोक्ष । (५) दक्षता, निपुणता। (१०) भाँग, विजया । 

सिद्धिदाता - संज्ञा पुं. [सं, सिद्धिदातू] गणेश । 

सिद्धिभूमि--संज्ञा स्त्री. [सं.] सिद्घपीठ । 

सिद्धेश्वर---संज्ञा पुं. [सं.] (१) महायोगी । (२) शिव । 

सिध -- वि, [सं, सिद्ध] पकाकर तैयार किया हुआ । उ,-- 
सिध जेवन सिरात, बैठे नंद, ल्यावहु बोलि कान्ह 
तत्कालहि--१०-२३६ । 

संज्ञा पुं. योगी, ज्ञानो । उ,-- मेरे साँवरे जब मुरली 

अधर धरी, सुनि सिघ-समाधि टरी--६२३ । 

सिधवाना, सिधवानो--क्रि. स.[ हि.सीधा_]] सीधा कराना। 

सिधाई--संज्ञा स्त्री, [हि, सीधा] सीधापन, सरलता । 

क्रि. अ. [हिं. सिधाना] गयी, गसन किया । उ.-- 

(क) नंद-घरनि कछ काज सिधाई--१ ०-५० । (ख) 
सतभामा करि सोक पिता को जदुपति पास सिधाई 
--+१० उ,-२७। 

सिधाए--क्रि, अ. [हिं. सिधाना] गये, प्रस्थात किया । 
- उ,--सूरदास हरि के गुन गावत हरषवंत निज पुरी 
सिधाए---३८६ । 

सिधाना, सिधानो--क्रि. अ. [हिं. सीधा-+जाना] जाना, 
गसन या प्रस्थान करना । 

सिधाये--क्रि. अ. [हिं. सिधाना] गए, भ्रस्थान किया । 
उ,--स्याम आनंद सहित पुर सिधाए-- १० उ.२१ । 

सिधायो, सिधायो - क्रि. अ, [हिं. सिधाता] गया, गसने 


६ 
्यि 


१६ 


/ 
किया । उ.--(क) सूर के प्रभु की सरन आयौ जो नरे 
करि जगत-भोग बैकुंठ सिधायौ--४-१० । (ख) यह 
सुनि ह्वाँ तैं भरत सिधायौ--५-३ | 
सिधारना, सिधारनो--क्रि, अ. [हिं. सिधाना] (१)जाना, 
गसन था प्रस्थान करना (२) सरता, स्वगंवास होना । 
क्रि, स. [हि. सुधारना] ठीक करना, सुधारता । 
सिधारे--क्रि. अ, [हिं. सिधारता] गये, प्रस्थान किया । 
उ.--(क) सूरज-प्रभु नेंद-भवन सिधारे---१०-१० । 
(ख) सदा रहत बर्षा रितु हम पर जब तें स्थाम सिधारे 
“--२७६३। 
सिधारो, सिधारौ--क्रि. अ. [ हि. सिधारना ]) जाओ, 
प्रस्थान करो । उ,--तुम लछिमन निज पुर्राहि सिधारौ 
--९-३६ | (ख) सुनु सिख कंत दंत तृन धरिकी, स्याँ 
परिवार प्विधारौ--९-११५। (ग) श्रीकंत सिधारौ 
मधुसूदन पे, सुनियत हैं, वे मीत तुम्हारे--- १० उ.-६०। 
सिधारधो, सिधारबो--क्रि. अ, [हिं, सिधारना] चला 
गया, सर गया । उ.--काल-अवधि पूरन भई जा दिन 
तनहूँ त्यागि सिधारयौ--१-३३६ । 
सिधावै--क्रि.अ. [हिं. सिधाना] (मरकर) जाता है । उ,- 
- निष्कामी बेकुंठ सिधावे--३-१३ । 
सिधि--संज्ञा स्त्री, [सं. सिद्धि] थोग-साधना के अलोकिक 
फलस्वरूप प्राप्त आठ दाक्तियाँ या सिद्धियाँ। उ. 
--(क) अष्ट महासिधि द्वार ठाढ़ी---१-४० । (ख) 
सूर स्थाम सहाइ हैं तो आठहूँ सिधि लेहि--१-३१४॥ 
(ग) तेरौ दुःख दूरि करिबे कौं रिधि-सिधि फिरि-फिरि 
जाहीं---१-३२३ । | 
सिन---संज्ञा पुं. [सं.] (१) शरीर (२) वस्त्र । 
संज्ञा पुं, [अ.] उम्र, अवस्था । 
अव्य, [पुं. हि. सन] से । उ---तो का कहिए सूर 
स्थाम सिन--३३९४ । 
सिनि, सिनी--संज्ञा पुं. [सं, शिनि] (१) एक यावव जो 
सात्यकि का पिता था। (२) क्षत्रियों की एक प्राचीन 
शाखा । हि 
सिनीवाली-- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) एक वैदिक देवी । (२) 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा । (३) एक प्राचीन नदी । 
सिन्नी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा. शीरीनी] पीर या देवता को 





[ १७३७ ] 


चढ़ाकर प्रसाव-रूप में बाँटी जानेवालो मिठाई । 

सिपर--संज्ञा स्त्री, [फ़ा.] (वार रोकने की) ढाल । 

सिपरा--संज्ञा स्त्री. [ सं. सिप्रा] (१) स्त्रियों का कटिबंध । 
(२) मालवा की एक नदी जिसके किनारे उज्जन बसा 
हे । 

सिपहसालार-- संज्ञा पुं. [फ़ा.] सेनानायक । 

सिपाई-- संज्ञा पुं. [फ़ा, सिपाही] सैनिक, योद्धा। 

सिपारस--संज्ञा स्त्री, [हि. सिफारिश] सिफारिश | 

सिपारसी---वि, [हिं. सिफारशी] सिफारशी । 

सिपारा--मंज्ञा प्‌. [फ़ा.] 'कुरान' के तीस भागों में कोई 
एक । 

सिपाह--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] फौज, सेना, कटक । 

सिपाहियाना--वि. [फ़ा.] सिपाही-जैसा + 

सिपाही -- संज्ञा पुं. [फ़ा.] (१) योद्धा, सैनिक । (२) पुलिस 
विभाग का कर्मचारी । (३) पहरेदार । (४) धपरासी | 

सिप्पर--संज्ञा स्त्री. [फ़ा, सिपर] ढाल । 

सिप्पा--संज्ञा पुं. [देश] (१) निशाने या लक्ष्य पर किया 
गया वार । (२) कार्य-साधन का डौल या उपाय । 


. मुहा, सिप्पा जमना ( भिड़ना, लड़ना )--(१) | 


कार्य साधन को युक्ति होना । (२) डौल या उपाय का 
सफल होना । सिप्पा जमाना (भिड़ाना, लड़ाना)-- 
कार्य-साधन का उपाय करना । - 
(३) डौल; प्रारम्भिक उपाय, सृत्रपात, भूमिका । 
मुहा. सिप्पा जमना ( भिड़ना, लड़ता )- कार्ये- 
साधन की भूमिका तेयार होना ' सिप्पा जमाता-- 
(भिड़ाना, लड़ाना)--कार्य-साधन की भूमिका तेयार 
करना । 
(४) रंग, धाक, प्रभाव । (५) एक तरह की तोप। 
सिप्पी--संज्ञा स्त्री, [हि. सीपी] 'सोप' नामक जंतु का 
आवरण या संपुट । 
सिप्रा- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) स्त्रियों का कटिबंध । (२) 
मालवा की एक नदी जिसके किनारे उज्जन बसा है । 
सिफत - संज्ञा स्त्री. [अ. सिफ़त] (१) गृण, विशेषता । 
(२) लक्षण । (३) स्वभाव । (४) सूरत, शुक्ल । 
सिफर--संज्ञा पं. [अ. सिफ़र] झ्ून्‍्य । 
सिफारिश--संज्ञा स्त्री. [फ़ा. सिफ़ारिश] किसी के पक्ष में 


कुछ अनुकूल अनुरोध, अनुशंसा । 

सिफारिशी--वि. [फ़ा. सिफ़ारशी] (१) जिसमें सिफारिश 
को गयी हो । (२) जिसकी सिफारिश की गयी हो । 

यो, सिफारशी टट्टू-जो (योग्यता से नहीं) 

केवल सिफारिश के बल पर उन्नति करता हो । 

सिबिका--संज्ञा स्त्री, [सं. शिविका] डोली, पालकी । 

सिमंत--संज्ञा पुं. [सं. सीमंत] स्त्री (के सिर) की साँग । 

सिमट--संज्ञा स्त्री, [हिं. सिमटता] सिमटने-सिकुड़ने की 

: क्रिया, भाव या स्थिति । 

पघ्िमटना, सिसटनो--क्रि. अ. [सं, समित--ना] (१) 
सुकड़ना, संकुचित होना. । (२) शिकन या सिछुअ्ण 
पड़ना । (३) बदुरना, इकट्ठा होना। (४) (कार्य) 
पूरा होना, तिपटना। (५) लज्जित या संकुचित होना । 
(६) सिटपिटा जाना । 

सिमरना, सिसरनो--क्रि, स, [हिं. सुमिरना] स्मरण 
करता । 


 सिमरिख--संज्ञा स्त्री. [देश] एक चिड़िया । 


संज्ना पुं. [शिगरफ़] ई गुर । 
वि. ईगुर के रंग का । 
सिमाना--संज्ञा पूं. [सं. सीमांत] हद, सीमा, सिवाना । 
क्रि, स. [हि. सिलाना] सिलाना । 
सिमिट--क्रि..अ. [हिं. सिसटना] एकत्र होकर । उ.-- 
परिवा सिमिट सकल ब्रजवासी चले जम्ुन-जल नहान 
२४४६ । 
सिमिटना, सिमिटनो--क्रि, अ.[[हिं. सिमटना] सिसटना। 
सिमिटि--क्रि, अ. [हिं. सिमिटना]. बदुर कर, एकत्र 
होकर । उ.--इतनी सुनत सिमिटि सब आए प्रेम- 
सहित धारे अँंसुपात--९-३८ । (ख) मानौ जल-जीव 
सिमिटि जाल में समान्यौ--९-९६। 
सिमिटें--क्रि. अ. [हिं, सिमिटना] बदुरकर (एकत्र हों) । 
उ.-यह सुनि जहाँ तहाँ तें सिमिटे आंइ होइ इक 
ठौर--१-१४६ । 
सिभृति--संज्ञा स्त्री, [सं. स्मृति] याद, स्मृति । 
सिमेटना, सिमेटनो--क्रि, स. [हिं. समेटना] (१) सुको- 
डुना, संकुचित करना । (२) इकट्ठा या एकत्र करना। 
(३) (कास) पूरा करना या निबटाना । 


[ १७१८ ] 


सिय--संज्ञा स्त्री. [सं. सीता] जानकी, सीता । 
सियना, सियनो- क्रि, अ. [सं. सृजन] उत्पन्न करना । 
क्रि, अ. [हिं. सीना] (बस्त्रादि) सीना । 
सियपति--संज्ञा पुं, [सं, सीता+ पति] श्रीरामचंद्र | उ, 
-+हा सीता, सीता, कहि सियपति उमड़ि नयन जल 
भरि-भरि ढारत-- ९-६२ । 
सियर--वि, [हि. प्ियरा] ढंढा, शीतल । 
सियरना, सियरनो--क्रि, अ. [हिं. सियरा]शीतल होता । 
सियरां--वि. [सं. शीतल, प्रा, सीअड़] (१) ठंढा, शीतल । 
(२) कच्चा, अपक्व । 
सियराई--संज्ञा स्त्री.[हिं. सियरा -+-ई] ठंढक, शीतलता। 
उ.--मुकुलित कुसुम नयन निद्रा तजि रूप-सुधा सिय- 
राई--२८११। 
संज्ञा प्‌. [सं. सीता -| राज, हि. राय] श्रीराम । 
क्रि, अ. ठेंढो या शीतल हो गयी । 
सियराना, सियरानो--क्रि. अ. [हिं. सियरा-ना ]जुड़ाना, 
ठंढा या शीतल होना । 
सियरी---वि. स्त्री. [हिं. सियरा] ठंढी, शीतल । 
सियरो--वि. [हिं. सियरा] शीतल, सुखदाई । उ.--बिष 
यासक्त रहत निसिबासर सुख सियरौ, दुख तातौ--१- 
३०२॥। 
सिया--संज्ञा स्त्री. [सं. सीता ]|जानको, सीता । उ.--बढ़ी 
परस्पर प्रीति रीति तब भूषन सिया दिखाए-९-७० । 
सियाना, सियानौ -वि. [हिं. सयाना] (१) चतुर । (२) 
वयस्क । 
क्रि, स, [हिं, सिलाता] सिलाना । 
सियापा--संज्ञा पूं. [हि. स्थापा] मरे हुए संबंधी के शोक 
में प्रतिदिन परिवार और जाति की स्त्रियों के एकत्र 
होकर रोने-पीटने की रोति । 
सियार---संज्ञा पुं. [हिं. स्थार] गीदड़, जंबुक । उ.--सूर- 
दास प्रभु तुम्हरे भजन बिनु जैसे सूकर-स्वान सियार 
बा १०९४. ३ 
सियारा --संज्ञा पुं. [हिं. सियरा -- काल] शोतकाल । 
सियारी--संज्ञा स्त्री. [हिं. स्थारी] गीदड़ी । 


सियाल - संज्ञा पुं [सं, श्वुगाल] गीवड़, जंबुक । उ, --चहुँ 


दिसि सूर सोर करि थधावें ज्यों केहरिंहि सियाल । 


सियाला--संज्ञा पुं. [सं. शीतकाल] जाड़े को ऋतु । 

सियाली-- वि. [हिं. सियाला] जाड़े की फसल । 

सियाह--वि. [हिं., स्थाह] काला । 

सियाही--संज्ञा स्त्री, [हि. स्थाद्दी] (१) रोझनाई ५ (२) 
कालिसा । 

सिर--संज्ञा पुं. [सं. शिरस्‌] ।१) शरीर का सबसे ऊपरी. 
भाग, खोपड़ी, कपाल । (२) शरीर में गर्दन के ऊपर 
का भाग | उ.--(क) मीन इंद्री तनहि काटत मोट 
अघ सिर भार--१-९९ । (ख) दंभ-छत्र सिर तान्यौ 
ब्च्टरैल्शैक रत 

मुहा,--सिर-आँखों पर बैठाना या लेना--अहूत 

स्वागत-सत्कार के साथ ग्रहण करना । सिर-आँखों पर 
होना--सहर्ष स्वीकार करना, शिरोधाय होना । सिर 
उठाना-- (१) दुख, कष्ट, रोग आदि से छुटकारा 
पाना । (२) बिरोध या जतन्रुता के लिए खड़ा होता। 
(३) उधस या उपद्रव_करना । (४) घमंड करना । 
(५) लज्जित न होना । (६) ससम्मान खड़ा होना 
या जीवन व्यतीत करना । सिर उठाने की फुरसत न 
होना--कार्य की अधिकता के कारण बहुत व्यस्त होना । 
घ्तिर उठाकर चलना-अकड़कर चलना, घमंडू दिखाना। 
सिर उतरवाना--भरवा डालना । सिर उतारना-- 
सार डालना। (किसी का) सिर ऊँचा करना--सम्मान 
बढ़ाना, सम्मान का पात्र बनाना । (अपना) धिर ऊँचा 
करना--(प्रतिष्ठित लोगों में) प्रतिष्ठा के साथ रहना। 
सिर (के) ऊपर--बहुत ही निकट । उ,--(क) अजहूँ 
चेति भजन करि हरि कौ, काल फिरत सिर ऊपर 
भारो - १-८० । (ख) सिर ऊपर बेठे रखवारे--१० 
१० । सिर औंवाकर पड़ना (औंधाना)- बहुत चिता 
या दुख से सिर झुकाना, सिर झुकाकर बहुत बिता 
या दुख सूचित करना । सिर करना--(१) (स्त्रियों 
का) केश सँंवारना । (२) बहुत लाड़-प्यार करना । 
(कोई वस्तु) प्विर करना--इच्छा के विरुद्ध देना, 
गले सढ़ना । सिर काटना--मार डालना। सिर 
काढ़ना- प्रसिद्ध होना | सिर का बोझ टलना--भंझट 
या मुसीबत दूर होना, बला टलना । घर का बोझ 
टालना--जी लगाकर न करना, बेगार दालना । सिर 


[ १७३९ ] 


के बल चलना या जाना--(१) (किसो के प्रति) बहुत 
विनीत भाव या आदर प्रदर्शित करते हुए जाना या 
चलना । (२) प्रसन्‍नतापुर्वक कष्ट सहन करते हुए 
जाना या चलना | सिर खाली करना--(१) बहुत 
बकवाद करना। (२) सोच -विचार करके हैरान होना । 
सिर खाता-बहुत बुकवाद करके तंग या परेशान 
रे 
करना। सिर खपाता--(२) बहुत सोच- विचार करके 


हैरान होना। (२) किसी कार्य में बहुत व्यस्त या _ 


व्यग्र होना । सिर खुजलाना--(१) मार खाने की 
इच्छा होना । (२) शरारत सुभना । सिर चकराता --- 
(१) सिर में चक्कर आता । (२) घबराहट या चिता 
से विभ्रम होना । सिर चढ़ा--बहुत मुँह लगा हुआ, 
ढी5, धृष्ट । सिर चढ़ाना--( १ ) माथे से लगाकर 
सम्मान या पुज्य भाव दिखाना । ( २ ) किसी को मुंह 
लगाकर धृष्ट कर देता । ( ३ ) किसी देवी-देवता के 
सामने या महत्‌ उद्देश्य से सिर कटा देना । (४) आदर 
पूर्वक सान्‍्य या शिरोधाय करना । सिर घूमता-- 
(१) सिर में चक्कर आना । (२) घबराहट या चिता 
से विभ्रम होना । सिर चढ़कर बोलना--(१) भूत- 
प्रेत का प्रभाव पड़ना । (२) अपना पाप या अपराध 
छिपाने में असमर्थ होकर स्वयं प्रकट कर देना | सिर 
चढ़कर मरनता--किसी के ऊपर क॒द्द होकर या प्रति- 
कार स्वरूफ अपनी जान दे देना । सिर जोड़कर बैठना- 
सिलजुल कर रहना | सिर जोड़ता-- (१) एकत्र होकर 
पंचायत करना । (२) कुचकर या षड़ यन्त्र रचना । 
सिर झाड़ना--बाल सभालना, कंघी करता । सिर 
झुकाना--(१) नमस्कार करना । (२) लज्जित होना । 
(३) चुपचाप मान लेता | सिर टकराते फिरना--जहाँ 
जाना वहाँ असफल होना । (किसी के) सिर डालता-- 
कार्थ-विशेष का भार (दूसरे को) सौंपना । सिर टूटना 
आजलड़ाई-भगड़ा होता । घिर टेकना--(१) नमस्कार 
करना । (२) विनय दिखाना | सिर टेकि--माथा 
नवाकर । उ.--असुर सिर टेकि तब कह्यौ निज नृतति 


सों, नहिं तिहुँ भुवत कोउ प्तम तुम्हारे--१० उ,-३१। 


सिर ढोरना--( १) प्रसन्‍त होकर सिर हिलांना । (२) 
सह्॒ष स्वीकार करता । सिर तोड़ता--(१) खूब मार- 


पीट करना। (२) वश में करना । सिर देना -प्राण 
निछावर करना । सिर देत--प्राण निछावर करता है । 
उ.-- सूरदास सिर देत सूरमा सोइ जाने ब्यवहार-- 
२९०५ । (किसी के) सिर दोष देना--(दसरे को) 
दोषी या अपराधी बताना । सिर दोष लगावन कौं 


- --दोधी या अपराधों बताने के लिए । उ,-तुम तौं 


दोष लगावन कौं सिर, बैठे देखत नेरै। सिर धरना--- 
सावर स्वीकार करना, शिरोधायं करना । (किसी के) 
सिर घरना ( दूसरे पर ) दोष या अपराध लगाना । 
सिर धारदौ सादर स्वीकार किया, शिरोधाय किया। 
उ. मात-पिता-पति-बंधु-सुजनजन तिनहूँ को 5, .हबो 
सिर धारभौ--३०३५ । सिर धुनना--अपनी भूल 
समभकर शोक और पछतावा करना। सिर धुनत -- 
अपनी भूल के लिए शोक और पछतावा करता है। 
उ,--आार-बार प्विर धुनत जातु मग, कैहौं कहा बदन 
दिखराई--९७७। प्विर धुनति---अपनी भूल के लिए 
शोक और पछतावा करती हें । उ.---कर मीड़ति सिर . 
धुनति नारि सब यह कहि-कहि पछिताहीं--१८०० ॥ 
सिर धुनति---अपनी भूल के लिए शोक करती और 
पछताती है । उ.--बार-बार सिर धुनति बिसूरति 
बिरह-ग्राह जनु भखियाँ--२७६६ । सिर धुनि--सिर 
पीट-पीट .कर, बहुत शोक और पदचाताप करके । 
उ. -(क) कहत सूर भगवंत-भजन बिनु सिर धुनि-धुनि 
पदछितायौ--१-३३५ । (ख) रोहिनी चिते रही जसु- 
मत्रि तन सिर धुनि-धुनि पछितानी-३९५ । (ग) नारद 
गिरा सम्हारी पुनि-पुनि सिर धुनि आयु सरै--२४६२। 
सिर नंगा करना--(१) (पुरुष का) सिर. से ठोपी 
या पगड़ी उतारना । (२) स्त्री का) सिर से धोती या 
पलला उता ?ता। (३) इज्जत लेना, अंपसानित करना । 
सिर तवाना--( १) सिर झुकाना, नम॒८कार करना । 
(२) दीन या विनम्र बनना । सिर नीचा करता--(१) 
लज्जित या अपमानित करना । (२) पराजित करना। 
सिर नीोचा होता-- (१) लज्जित या अपमानित होना । 
(२) पराजित होना । सिर पचाता--. १) बहुत पृरि- 
श्रम करना | (२) बहुत सोच-विचार करके हेरान होना । 
सिर पटकना--(१) बहुत परिश्रम करना । (२) बहुत 





[ १७४० 


पछताना | सिर पर--(१) र। (२) बहुत पास या 
सामने | सिर पर आ पड़ना--( १) अपने ऊपर आना या 
बीतना । ( २ ) अपने जिससे पड़ना, अपने गले मढ़ा 
जाना । सिर पर आ जाना--( १) बहुत समीप आ 
जाना । (२) थोड़े ही दिन शष रह जाना । सिर पर 
उठा लेना- बहुत उधम मज्ञाना या हो-हल्ला करना । 
सिर पर पाँव ( पैर ) रखकर भागना-- बहुत तेजी से 
भागना । (किसी के) सिर पर पाँव रखना--(किसी के 
साथ) बहुत उहंंडता का व्यवहार करना । सिर पर 
पृथ्वी या आसमान उठाना - बहुत झोर-गुल करना 
और उधम मचाना । सिर पर पड़ना--( १ ) जिसमे 
पड़ना, गले सढ़ा जाना । (२ अपने ऊपर बीतना या 
घटित होना । सिर॑ परखून चढ़ता या सवार होना-- 
(१) किसी की जान लेने को उतारू होना । (२) किसी 
को हत्या करके आपे में न रह जाना । सिर पर खेलना 
--अपने प्राण संकट में डालना । (किसी के) सिर परु 
खेलना-- हूसरे के सामने या उसकी उपस्थिति में ही) 
उहंंडता दिखाना या दुष्कर्म करना | सिर पर रखना 
--( १) आदर-सत्कार करनता। (२) सादर स्वीकार 
करना । सिर राखे--सादर स्वीकार करता है । उ. 
--अपने जन को प्रसाद सारी सिर राख॑--२६१९ | 
(किसी के ) सिर पर छप्पर रखता--बहुत बोझ या 
दबाव डालना । सिर पर मिट्टी डालना--बहुत शोक 
करना ।सिर पर लेना--अपने ऊपर जिस्मेदारी 
लेना। सिर पर शैतान चढ़ना--बहुत ज्यादा गुस्सा 
आना । सिर पर जूं न रेंगता--जरा भी होश या 
ध्यान न आना । घप्तिर रहता--मान या प्रतिष्ठा बसी 
रहना । किसी के सिर पर डालना--डूसरे के) जिस्से 
देना या सौंपना । सिर पर बीतना--अपने ऊपर पड़ना, 

भुगतना । सिर पर होना--(१) बहुत ही निकट 
होना (२) थोड़ा ही समय शेष रह जाना । (किसी का) 
किसी के सिर पर होना--संरक्षक होना । सिर पर 
हाथ धरना या रखना-(१) सहायक या संरक्षक होना । 


(२) शपथ खाना । (दर्द या पीड़ा से) सिर फटना या _ 


फटा जाना--सिर में बहुत दर्द या पीड़ा होना । सिर 
फ्रिता - (१) पिर चकराना। (२) होश-हवास ठीक 


है| 


न रहना, बुद्धि नष्ट हो जाना। (३) पागल हो जाना । 
सिर फोड़ना--(१) लड़ाई-भगड़ा करना। (२) शव 
की कपाल-क्रिया करना । सिर फेरना--अस्वीकार या 
अवज्ञा करना। सिर बाँधना - (१) पटेबाजी या लड़ाई 
में) सिर पर आक्रमण करना ।( २ ) (स्त्री का) केश 
सेंवारना या चोटी करना । सिर बेचना--सेना में 
नौकरी- करना । सिर भारी होना--स्वस्थ न होना । 
सिर मारता - (१) समभाते-समभाते हेरान हो जाना । 
( २ ) बहुत सोचते-विचारते परेशान हो जाना । (३) 
चिल्लाकर पुकारना । (४) बहुत प्रयत्न या परिश्रम 
करना। सिर मुड़ाना--संन्यास लेना । सिर मुड़ाते हर 
ओले पड़ना--आरस्भ में ही संकट आ जाना । धर 
सढ़ना--(किसी की) इच्छा के विरुदृध कोई दायित्व 
सौंपना । प्विर ( में ) लकड़ी ठोंकना--कपाल-क्रिया 
करना । सिर ठोंकी लकरी--कपाल-क्रिया की । उ. 
--लै देही घर-बाहर जारी, सिर ठोंकी लकरी-- १- 
७१ । सिर र॑गना--सिर फोड़कर लहु-लोहान करना । 
सिर रहना--दिन-रात परिश्रम करता । (किसी क्रे ) 
सिर रहता या होता-(किसी के) पीछे पड़जाना । सिर 
सफेद होना--वृद्धावस्था से बाल सफेद हो जाना । 
प्र पर सेहरा होना - किसी कार्य का श्रेय सिलना। 
सिर (पर) सहता-- (अपने ऊपर) भेलना । अपने सिर 
सहभौ--(भार आदि) उठाया या भेला । उ.-इहिं 
भरु अधिक सहयौ अपने सिर अमित अंडमय बेष-- 
५७० । सिर सहलाना--( १) खुशासद करना । (२) 
बहुत दुलार-प्यार करना । सिर सूंघना--छोटों का 
दुलार करने या उनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए 
उनका सिर सूँघना । सिर से पैर तक --(१) एड़ी से 
चोटी तक । ( २) आरम्भ से अंत तक । सिर से पैर 
तक आग लगना--बहुत क्रोध आना। सिर (के बल 
या) से चलना -बहुत सम्मान करना । सिर से कफत 
बाँधना--मरने के लिए तेयार होना । घिर से बला 
टालना--जी लगाकर काम न करना, बेगार टालना। 
घप्विर से बोझ उतरना--(१) झंझट दूर होना | (२) 
निर्चिचत होना । घिर से बोझ उतारना--( १) भंभट 
दूर करना । (२) किसी तरह काम निबटाकर निर्शिचत 


[ १७४१ |] 


होना । सिर तक पानी होना या आ जाना--(१) बहुत 
ऋण चढ़ जाना । (२) सहन को पराकाष्ठा हो जाना। 
सिर से खेल जाना--प्राण दे देना । सिर से सिरवाहा 
(पगड़ी) है--सरदार या स्वामी के साथ सेना या सेवक 
अवब्य रहेंगे । सिर पर सींग होना--कोई विशेषता 
होना। सिर का पसीना पैर तक आना--बहुत परिश्रम 
पड़ जाना । सिर होकू--(१) पीछा न छोड़ना । 
. (२) बार-बार आग्रह करके तंग करना । (३) भगड़ा 
कर बैठना । (किसी बात के) सिर होना-- (१) उसी 
की धुन में लगे रहना। (२) सम्रक या ताड़ लेना । 
(३) जिस्मे होता, ऊपर पड़ना + सिर हिलाना--(१) 
स्वीकृति-अस्वीकृति जताना । (२) प्रसन्‍नता सूचित 
करना । . 
(२) ऊपर का छोर, सिरा, चोटी । 
वि. (१) बड़ा,महान | (२) बढ़िया, उत्तम 
सिरकटा--वि, [हिं. सिर+ कटना] जिसका ऊपरी भाग 
या सिर कटा हुआ हो । 
वि. [ हि. सिर+कराटना ] (१ ) दूसरों का 
सिर काटनेवाला । (२) किसी का अपकार 
करनेवाला । 
सिरका--संज्ञा पूं. [फ़ा.] घूप में पकाकर खट्ठा किया हुआ 
किसी फल का रस | 
सिरकी--संज्ञा स्त्री. [हि. सरकंडा] (१) सरकंडा । (२) 
सरकंडे का छोटा छप्पर । 
सिरगा--संज्ञा स्त्री. [देश,] एक तरह का घोड़ा । 
सिरगाना, सिरंगानो--क्रि, स. [हि, सुलगाना] खुलयाना । 
सिरंगिरी--संज्ञा स्त्री. [हि. सिर -- गिरि] कलगी। 
सिर-चंद--संज्ञा पुं.[हि. सिर सं. चंद्र] हाथी के मस्तक 
का एक अदूधे चंद्राकार गहना। 
सिरजक-वि. [हिं. सिरजना] श्चनेवाला । 
संज्ञा पुं. सृष्टिकर्ता, ईश्वर । 
सिरजत--क्रि, स. [हिं. सिर॒जना] रचता या बनाता है । 
« उ.-जग सिरजत पालत संहारत पुनि क्‍यों बहुरि 
करथो--१० उ.-१३१ । 
सिरजन--संज्ञा पुं. [सं, सृजत] (१) रचने या बनाने की 
क्रिया । (२) सृष्टि । 


सिरजनहार, सिरजनहारा, सिरजनहारो--वि. [सं. सूजने 
+ हि. हार] रचने या बनानेवाला । 
संज्ञा पुं. सृष्टि की रचना करनेवाला ईइवबर | 
सिरजना, सिरजनो--क्रि. स. [सं. सृजन] (१) रचना, 
- बनाना । (२) उत्पन्त करना । 
क्रि, स. [सं. संचय] सुरक्षित रखना । 

सिरजित वि, [सं, सर्जित] (१) रचा या बनाया हुआ। 
(२) तंयार या उत्पन्न किया हुआ । 

सिरजी--क्रि, अ. [हिं. सिरजना] उत्पन्न की गयी (हें) । 
उ'--बिरह सहन को हम सिरजी हैं पाहन हृदय हमार 
आरे२१५। | 

सिरताज--संज्ञा पुं. [हि. सिर--फ़ा, ताज] (१) मुदु८ । 
(२) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु, शिरोमणि | उ.+- 
(क) पाछी भयौ न आगे हछुँहै सब पतितनि[सिरताज 
--१-९६। (ख) सूर स्याम तहाँ स्थाम सबनि कौ 
दिखियत है सिरताज--९२० । (३) नायक, मुखिया । 
उ.---अपने सुत कौ बदन दिखावहु बड़ महर सिरताज 
"१०-३६ । # 

सिर ता पा-क्रि, वि, [हि. सिरः-+- फ़ा. ता+पा>पैर] 
(१) सिर से पेर तक । (२) आदि से अंत तक । 

सिरत्राण, सिरत्ान--संज्ञा पुं, [सं, शिरस्त्राण] युद्ध में 
सिर की रक्षा के लिए पहना जानेवाला टोप, कूँड । 

सिरदार--संज्ञा पुं. [फ़ा, सरदार] (१) नायक, मुखिया । 
उ.--जग प्तिरदार सूर के स्वामी देखि-देखि सुख पावे 
--5७६ । (ख) गाउँ दसक सिरदार कन्हाई-- 
१००२। (२) झासक । 

सिरदारी-संज्ञा स्त्री. हि, सरदारी ] सरदार का पद, भाव 
या कार्य । 

सिरघर, सिरधरा, सिरधरू--वि. [हि, सिर न धरना] 
(१) संरक्षक । (२) जिसे लिर पर धारण किया जाय ! 

सिरनामा--संज्ञा पुं. [हि. सिर-+नाम] (१) पत्र पर 
लिखा जानेवाला पता । (२) पत्र के आदि में लिखा 
जानेवाला संबोधन आदि । (३) लेख आदि का शीर्षक । 

सिरनेत-संज्ञा पूं, [हिं. सिर+सं. नेत्री-धज्जी या 
डोरी | (१) पगड़ी, पठा, चीरा। (२) क्षत्रियों का. एक 
प्रसिद्ध वर्ग । 








हि [ 


सिर पच्ची--पंज्ञा स्त्री. [हि, सिर-+पचाना] सिर 
खपाना । 
सिरपोंब, सिरपाव--संज्ञा पुं. [हि. सिरोपाव] बह पूरी 
. पोशाक जो राज दरबार से किसी को सम्मान-रूप में 
दो जाती है, खिलअत । :उ,--(क) नंद कौं सिस्पाव 
दीन्हो, गोप सब पहिराइ-- ५८६ । (ख) कहि खवास 
को सैन दे सिर-पाँव मँगायरः--२४७६ । 
सिरपेच--संज्ञा प्‌. [हि. सिर+ फ़ा. पेचें] (१) पगड़ी । (२) 
पगड़ी के ऊपर का छोटा कपड़ा । (३) पगड़ी पर 
बाँधने का एक आभूषण । 
सिरफूल--संज्ञा पूं. [ हि. सिर-फूल ] सिर पर पहना 
जानेवाला, स्त्रियों का एक आभूषण । 
पिरफेंटा--संज्ञा पुं. [हि. सिर+ फेंटा] मुरेठा, पगड़ी । 
सिरबंद--संज्ञा पुं. [ हि. सिर- फ़ा. बंद] साफा, पगड़ी । 
सिखंदी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सिर-+ फ़ा. बंदी] साथे पर 
पहनने का स्त्रियों का एक आभूषण । 
सिरमनि--संज्ञा पुं. [सं: शिरोमणि] सिर पर पहनने का 
एक रत्न । 
वि. सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ । 
सिरमौर-संज्ञा पुं. [ह. सिर+मौर] (१) सिर का मुकुट । 
(२ प्रधान या श्रेष्ठ व्यक्ति, शिरोमणि । उ,--गोप- 
सिरमौर नूप ओर कर जोरि के, पुहुप के काज प्रभ्‌ 
पत्र दीन्हौ--५८४ । 
वि. सबसे श्रेष्ठ । उ,-- (क) तिनमैं अजामील 
गनिकादिक, उनमें मैं सिरमौर--१-१४५ । (ख) दस 
सुत मनु के उपजे और । भयौ इच्छवाकु सबनि सिर- 
मौर-- ९-२ । 
सिररुह--संज्ञा प्‌. [सं. शिरोरुह] सिर के बाल । 
सिरस--संज्ञा पुं [सं, शिरंष] एक वक्ष । 
सिरहाना--संज्ञा प्‌. [सं, शिरस + आंधात] सोने के स्थान 
पर सिर की ओर का भाग या सिरा। 
सिरा--सन्ञा प्‌. [हि. सार] (१) लंबाई में किसो ओर का 
. >छेरया अंत। (२) ऊपरी या शीर्ष भाग । (३) 
आरंभ या अंत का भाग । (४) नोक, अनी । 
संज्ञा स्त्री. [सं. शिरा] (१) शरीर में रक्‍्त-नाड़ी । 
(२) खेत में सिंचाई को नाली । 


रज्रे | 


सिराइ--क्रि. अ. [हि. सिराना] (१) शौतल या सुखौ 
होता है । उ.--तुम ही हौ ब्रज के जीवन-धन देखत 
नैन सिराइ-१ ०-७९ | (२) बीते, व्यतीत हो । उ,-- 
ऐसे ही जौ जनम सिराइ, बिन हरि-भजन नरक महेँ 
जाइ-- ७-२ । (३) मिटाकर, दूर करके । उ.- अब 
रघुनाथ मिलाऊं तुमको सुन्दरि सोग सिराइ (निवारि) 
जा59नफरे । 

सिराए--क्रि, अ. [हि. सिराना] झीतल या सुखी हुए । 
उ.-सिया-राम-लछिमन निरखत सूरदास के नैन 
विराए--९-१६८ । 

सिरात--क्रि. अ. [हिं. सिराना] (१) ठंढा होता है, गरम 
नहों रह जाता है । उ.--(क) भात सिरात तात दुख 
पावत, बेगि चलौ मेरे लाल -- १०-२२३। (ख) सिद्ध 
जेंवन सिरात, नंद बैठे, ल्यावहु बोलि कानन्‍्ह तत्कालहि 
--१०-२३६ । (२) ज्ञीतल या सुखी होता है । उ.-- 
(क) सब कोउ कहत गुलाम स्थाम कौ, सुनत सिरात 
हिए--१-१७१ । (ख) सूरदास प्रभु की ऐसी अधीनता 
देखत मेरे नेंन सिरात--२०६८ । (३) बीतते या 
व्यतीत होते हैं| 3.--गोपी-ग्वालबाल संग खेलत सब 
दिन हँसत सिरात--३४९३। 

सिराति--क्रि. अ. [हिं. सिराना] (१) बोतती या व्यतीत 
होती है । 3.-- जाति सिराति राति बातनि मैं, सुनौ 
भरत चित लाइ---९-१५५॥ (२) शीतल या सुखी, 
होती हे । उ.--अधिक पिराति सिराति न कबहूँ 

. अनेक जतन करि हारी--३०३९ । 

सिरान--क्रि. अ. [हिं. सिराना] (१) संद, धीमा या 
निष्क्रिय हो गया है । उ.--धनुष बान सिरान कवौं 
ग़रुड़ बाहन खोर--१-२५३ । (२) शीतल या सुखी 
होने (दो) । उ.--बेन सुनों, बिहरत बन देखां, इहि 
सुख हृदय सिरान दै--८०५ । 

सिराना-हक्रि, अ. [हिं.सीरा ८ ठंढा -+ ना ]( १) ठंढा होना, 
गरम न रहना। (२) शीतल या सुखी होना । (३) मंद 
या धीसा होना, निराश या हतोत्साह होना । (४) पूरा 
या समाप्त होना (५) मिटना, दर होना । (६) बीतना, 
ब्यतीत होना । (७) बंद होता । (८) फ़ुरसत पाना । 
(९) निभना । 


[ (७४३ ] 


क्रि, स. (१) ठंढा करना | (२) शीतल या सुखी 
करना । (३) पूरा या समाप्त करना । (४) बिताना । 
सिराने-क्रि, अ. [हिं. सिराना] निराश या हतोत्साह हो 
गए। उ.--(क) सात दिवस जल बर्षि सिराने हारि 
माह्षि मुख फेरो--९५९ | (ख) बज्ञायुध जल ब॑रंषि 
सिराने : परद्यो चरन तब प्रभु करि जाने--१०७० । 
सिरानो-क्रि. अ., क्रि. स, [हिं. सिराना] सिराना। 
सिरानौ--क्रि, अ. [हिं. सिराना] बीता जाता है । उ.-- 
भक्ति कब करिहौ जनम सिरानौ - १-३२९। (२) 
व्यतीत हो गया। उ.--(क) जनम सिरानौ ऐसे ऐसे । 
के घर-घर भरमत जदुपति बिनु के सोवत के बेसें-- 
१-२९३ । (ख) ब्र॒र्जाह बसत सब जनम सिरानौ, ऐसी 
करी न आरति--५२६। 
सिरानोई--क्रि. अ, [हिं. सिराना] बीता ही (जाता है) । 
प्र.- सिरानौई लाग्यौ--बीता ही जाताया जा 
रहा है ।3.-- जनम सिरानौई सो लाग्यौ--१-७३। 
सिरान्यो, सिरान्यो -क्रि. भ, [हिं. सिराना] निराश या 
हतोत्साह हो गया । उ,--सात दिवस जल बरसि 
सिरान्यो आवत चल्यो ब्रर्जाह अत्रावत--९७८ | 
सिरायो, सिरायौ - क्रि. अ. [हिं, सिराना] (१) शीतल या 
ह हुआ । उ,--अब कुबिजा पाइ हियो सिरायो-- 
३४४२ । (२) (गरम पदार्थ) ठंढा हुआ। उ.-- रिषि 
मग जोवत बर्ष बितायौ।पैं भोजन तौहूँ न सिरायौ 
- ९-५१ 
सिरावन--संज्ञा पुं. [हि. सिराना] (१) 'सिराने' की क्रिया 
या भाव । उ.-है कहयौ सिरावन सीरा--१०- 
१८३ ॥ (२) ठंढा करने के लिए । उ.-- एक दुहनी दूध 
जामन को सिरावन जाहि--परू., ३३९ (८४) । 
वि. (१) ठंढा या शीतल करनेवाला । (२) कक्‍्लेश 
या संताप दूर करनेवाला । 
सिरावना, सिरावनो-क्रि, स. [हि. सिराना] (१) ठंढा 
करना । (२) शीतल था सुखी करना । (३) पूरा या 
. समाप्त करना । (४) बिताना, व्यतीत करना । 
सिराबे - क्रि. स. [हिं. सिराक्म] ठंढा या शीतल करे । 
उ.--कोटि बेर जल औटि सिरावै--२७४७ । 
सिरी--संज्ञा स्त्री, [सं, श्री] (१) लक्ष्मी । (२). शोभा, 


(३) रोली, रोचना। (४) माथे का एक गहनां। 
सिरीखंड--संज्ञा पुं, [सं श्रीखंड] हरिचंदन । 
सिरीपंचमी --संज्ञा स्त्री, [सं, श्रीपंचमी] वसंतपंचमी। 
सिरोपोंव, सिरोपाव--संज्ञा प्‌. [हि. सिर-+ पाँव] सिर 

से पेर तक के ब्त्र (अंगा, पगड़ी, पाजामा, पटुका 

ओर दुपट्टा) जो. राज-दरबार से किसी को सम्सान- 
रूप सें दिये जाते हैं । 
सिरोमनि-वि. [सं. शिरोमणि] सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ । 
उ,--(क) चतुर-सिरोमनि नंद-सुत -- १-४४ । (ख) 
हैं पतित-सिरोमनि--१-१९२ । (ग) सूरदास प्रभु: 
रसिक-सिरोमनि--१०-२९८ । (घ) इतने महिं सब 
तात समुझिबी चतुर-सिरोमनि ताह--२८६८। 
संज्ञा पूं, सिर पर पहनने का एक रत्न । 
सिरोरुह - संज्ञा पुं, [सं. शिरोरुह] सिर के बाल । 
सिरोही-संज्ञा स्त्री. [देश, ] एक तरह की चिड़िया जिसकी 
चोंच और वर लाल तथा शरीर काला होता है 4 
संज्ञा प्‌, राजपुताने का एक स्थान । 
संज्ञा स्त्री, सिरोही की बनी बढ़िया तलवार । 


'सिफे--वि, [अ, तिफ़] (१) अकेला । (२) शुद्ध । 


क्रि, वि, केवल, मात्र । 


'सिल--संज्ञा स्त्री, [सं. शिला] (१) पत्थर, चट्ठान। 


(२) पत्थर की बटिया जिस पर बटटे से कुछ पोसा 
जाता है । + 
संज्ञा पूं, [सं, शिल] कटे हुए खेत में गिरे हुए 
अनाज के दाने बीनकर निर्वाह करने को वृत्ति । 
सिलक - संज्ञा स्त्री. [हि. सिलक] (१) लड़ी । (२) पंक्ति 
संज्ञा प्‌, तागा, धागा, डोरा । 
सिलखडिया, सिलखडी--संज्ञा स्त्री. [हि., सिल-+- 
खड़िया] (१) एक तरह का मुलायम पत्थर । (२) 
खड़िया मिट्टी । 
सिलगना, सिलगनो--क्रि. अ. [हिं. सुलगना] सुलगना । 
सिलप--संज्ञा प्‌, [सं, शिल्प] कौशल, शिल्प । उ,-- 
बिस्वकर्मा सुतिहार ल्रुति धरि सुलभ सिलप दिखावनों 
-+-२११८० ॥ 
सिलपर--विं. [सं, शिला पर] (१) बराबर, चौरस । (२) 
घिसा हुआ । (३) चौपट, नष्ट । 


>>) 








[. १७४४ | 


सिलपोहनी--संज्ञा स्त्री. [हि. सिल +-पोहना] विवाह की 
एक रीति जिसमें वर-बध्‌ू सिल पर कुछ पीसते हें । 
सिलबिल, सिलविल्ला--वि, [देश,] लप्कप काम करते- 
बाला, क्रम:या व्यवस्था का ध्यान न रखनेवाला । 
सिलब॒ठ--संज्ञा स्त्री, [देश,] सिकुड़न, शिकन । 
सिलवाना, सिलवानो--क्रि, स. [हिं. सीना] सिलाना । 
सिलसिला--संज्ञा पुं, [अ,] (१) क्रम, बँधा हुआ तार या 
ऋम । (२) श्रेणी, पंक्ति । .३) लेड़ी, शृंखला । (४) 
व्यवस्था । 
वि, [सं. सिल] (१) गीला, भोगा हुआ। (२) 
रपटनेवाला । (३) चिकना । 
सिलसिलेबार--क्रि, वि. [अ.सिलसिला + फ़ा. वार| (१) 
सिलसिले या क्रम से, क्रमबदूध | (२) व्यवस्थित रूप 
से। “ 
सिलह---संज्ञा, पुं. [अ, सिलाह] हथियार, शस्त्र । 
सिलहखाना --संज्ञा प्‌. [हि. सिलह + फा. खाना] हथि- 
यार रखने का स्थान, शस्त्रामार । 
सिलहल, सिलहला--वि. [हिं. सील + हिला -- कीचड़ ] 
(स्थान) जहाँ काई से पर फिसले । 
सिलहार, सिलहारा-वि, [सं शिला+ हिं. हार] खेत 
में गिरा हुआ अनाज बीन कर निर्वाह करनेवाला । 
सिला -संज्ञा स्त्री. [सं. शिला] (१) चट्टान, शिला। 
उ.--(क) सिला तरी जल माँहि सेत बंधि-- १-३४ । 
(ख) सैल-सिला-द्रम बरषि व्योम चढ़ि सत्रु-समूह 
सेहारों - ९-१०६ । (ग) आपुहि गिरयौ सिला पर 
आई - ३९१। (२) ज्ञालग्राम की बढिया। उ.-- 
बदन पप्तारि सिला जब दीन्ही, तीनों लोक दिखाए-- 
१०-२६२। 
संज्ञा प्‌, [सं, शिल | (१) खेत में कटी हुई फसल 
उठा ले जाने पर गिरा हुआ अनाज । (२) फटकने- 
पछोरने के लिए रखा गया अनाज का ढेर । (३) खेत 
में गिरे हुए अनाज बीनकर निर्वाह करने की वृत्ति । 
सिलाई-- संज्ञा स्त्री, [हिं. सीना + आई | (१) सुई से सीने 
का काम, ढंस या सजदूरी । (२) ढाँक़ा, सीवन । 
सिलाजीत--संज्ञा पु. [सं, शिलाजतु] शिलाओं का एक 
लसदार पसेव जो बड़ी पुष्टई माना जाता हू । 


सिलाना, सिलानों--क्रि. स. [हि. सीता] सौने का काम 
दूसरे से कराना, सिलवाना । 
सिलावट- संज्ञा, प्‌. [सं. शिला-+ पु] पत्थर काटने- 
गढ़नेवाला कारगर । 
सिलासार--संज्ञा पू, [सं. शिलासार ] लोहा । 
सिलाह---संज्ञा प्‌. [अ.] (१) जिरह-बख्तर, कबच । (२) 
हथियार, अस्त्र-शस्त्र । 
सिलाहबंद--वि, [ अ, सिलाह+फ़ा. बंद ] सशस्त्र । 
सिलाहर, सिलाहरा, सिलाहार, सिलाहारा--वि. [सं. 
शिल-+ हि. हारा.] (१) कठे हुए खेत में बिखरे हुए 
अनाज के दाने बीनकर जीवन निर्वाह करनेवाला | 
(२) बहुत वरिद्र, अकिचन । 
सिलाही-वि. [अ. सिलाह + ई] (१) कबचधारी । (२) 
सशस्त्र । 
संज्ञा प्‌, सिपाही, सेनिक । 
सिलिप--संज्ञा प्‌. [सं, शिल्प] कौशल, शिल्प । 
सिलिमुख--संज्ञा, पुं. [सं. शिलीमुख] भौंरा । 
सिलियार, सिलियारा--वि, [हि. सिलहारा] सिलाहारा। - 
सिलीमुख--संज्ञा पुं. [सं, शिलीमुख] भौंरा। उ.--कुंचित 
अलक सिलीमुख मानो ले मकरंद निदाने--१३३४ । 
सिलोच्च संज्ञा प्‌..[सं, शिलोच्च] एक परत जो रामचंद्र 
को विश्वामित्र के साथ जाते समय गंगा तट पर मिलाथा | 
सिलौट, सिलौट[- संज्ञा पु. [ हि. सिल +बट्दा | (१) बड़ी 
सिल । (२) सिल और बट्टा । के 
सिलौटिया, सिलौटी--वि, [हिं. सिलौटा] छोटी सिल । 
सिल्प--संज्ञा प्‌. [सं, शिल्प] कारीगरी, कला-कौशल । 
सिल्ला--संज्ञा प्‌. [सं, शिल]| (१) फसल कट जाने पर . 
खेत में बिखरा हुआ अनाज । (२) खलियान में भूसे 
का ढेर जिससें अनाज के कुछ दाने रह जाते हैं । 
मुहा. सिल्‍ला चुनता या बीनना -खेत या भूसे में 
बिखरे हुए अनाज के दाने बीनना । 
सिल्ली--संज्ञा स्त्री. [सं. शिला] (१) धार तेज करने का 
छोटा पत्थर । (२) आरे से चीरा हुआ तख्ता। (३) 
छोटी सिल । (४) पत्थर को छोटी पटिया । 
संज्ञा स्त्री, [हि, सिल्‍ला] फटकने-पछोरने के लिए 
लगाया गया अनाज का ढेर । 





[ १७४५ ] 


संज्ञा स्त्री. [देश.] एक जल-पक्षो । 
सिव--संज्ञा प्‌. [सं. शिव] (१) मंगल, कल्याण । (२) 
महादेव उ,--(क) ब्रह्म-सिव-सेस-सुक सनक ध्यायौ- 
१-११९। (ख) सिव न, अवध सुन्दरी, बधों जिन-- 
१६८७ । 
सिवई--संज्ञा स्त्री, [हि. सेंवई ] गुंधी हुई मेंदा के बटकर 
बनाए गए सूत के से लच्छे जो सुखाकर दूध में पका- 
कर या धी में भूनकर और चाशनी में पायकर खाए 
जाते हें । 
मुहा. सिवई तोड़ना, पूरना या बटना--गुँधी हुई 
म॒दा के सूत कातना या बनाना। 
सिवकाई--संज्ञा स्त्री. [ हि. सेवकाई ) सेवा, सेवक का 
कार्य । उ.--सन्मुख रहत टरत नहिं कबहूँ, सदा करत 
सिवकाई--प. ३३६ (५६) । 
सिबता -संज्ञा स्त्री, [ सं. शिवता ] शिवत्व । उ.-- सिव 
सिवता इन्हीं तें लई--३-१३ । 
सिवपुरी--संज्ञा स्त्री. [सं. शिवपुरी] काशीनगरी । 
सिवरात्रि-- संज्ञा स्त्री. [सं. शिवरात्रि] फाल्युन कृष्ण चतु- 
देशो जो शिवजी के विवाह की तिथि होने से एक पर्व 
के रूप में मान्य है और शव इस दिन ब्रत करते हैं । 
सिवरानि, सिवरानी--संज्ञा स्त्री. [सं. शिव + हि. रानी | 
पार्बती । 
सिवःरिप-- संज्ञ. प्‌ .सिं, शिव + रिपु] कामदेव । उ,--ता 
दिन तें उर-भौन भयो सखि सिव-रिपु को संचार 
“-रेझफपफ | 
सिव-लिंग संज्ञा प्‌. [ सं. शिवलिंग ] शिवजी की पिंडी 
जिसकी पूजा होती है । 
सिव-लोक--संज्ञा प्‌. [सं, शिव + लोक ] कलास । 
सिवा-- संज्ञा स्त्री, [सं.| (१) दुर्गा । (२) पार्वती (३) 
सियारिन, श्युगाली । (४) मुक्ति, सोक्ष । 
अव्य, [अं.] अलावा, अतिरिक्त । 
वि. ज्यादा, अधिक । 
* सिवान--संज्ञा प्‌. [सं. सीमांत] हद, सीमा । 
सिवाय--अब्य, [अ. सिवा] अतिरिक्त । 
वि. ज्यादा, अधिक । 
सिवार, सिवाल--संज्ञा स्त्री. [सं, शैवाल ] पानी में होने- 


वाली एक तरह की लम्बी और लच्छेदार घास | उ, 
“-(क) पग न इत-उत धरन पावत उरजझि मोह-सिवारु 
१-९९ । (ख) बिरह-सरोवर बूड़ई अंधका र-सिवार-- 
१५३८। 
सिवालय, सिवाला--संज्ञा प्‌. 
मंदिर । 
सिवि--संज्ञा प्‌. [सं. शिवि] एक प्रतिद्ध राजा | 
सिविका--संज्ञा स्त्री. [सं. शिविका] डोली, पालकी । 
सिविर--संज्ञा प्‌. [सं. शिविर] (१) सेना के ठहरने का 
स्थान, पड़ाव । (२) वह स्थान जहाँ लोग उद्देश्य 
विशेष से ठहरें या रहें । (३) डेरा, खेमा ॥ (४) कित्ा, 
दुर्ग, कोट । 
सिलैयों--संज्ञा स्त्री. [हि. सिवई] सिबई' । 
सिघष--संज्ञा स्त्री, [हि. सीख] उपदेश, शिक्षा । 
संज्ञा प्‌, [सं, शिष्य] चेला, शिष्य । 
सिष्ट -संज्ञा स्त्री. [फ़ा. शिक्त] बंसी की डोरी । 
सिष्ट, सिष्ठ--वि. [सं. शिष्ट ] (१) भला आदसी । (२) 
साधु-महात्मा। उ.--भूगु मरीचि-अंगिरा बसिष्ठ । 
अन्रि पुलह पुलस्त अति सिष्ठ-- ३-८ | 
सिष्य--संज्ञा पुं. [सं, शिष्य ] चेला, शिष्य । 
सिष्यहिं--संज्ञा प्‌. सवि, | सं. जिष्य ] शिष्यों को । उ. 
रिपि सिर्ष्याह भेज्यौं समुझाद । नृप सौं कहि तू ऐसी 
जाइ--१-२९० । 
सिसकत--क्रि, अ. [हिं. सिसकना] बहुत भय लगंता हे, 
धकधकी होती है, जी घड़कता हें । उ.--तबहीं तें 
इकटक चितवत और सिसकत डर तें--१८६९ । 
सिसकना, सिसकनों--क्रि. अ. [अनु.] ( १) भीतर ही 
भीतर या बहुत धीरे-धीरे रोने में निकलती हुई साँस 
छोड़ना ।(२) लंबी साँस रोक-रोककर छोड़ते हुए रोना । 
(३) बहुत भय लगना, जी धड़कना । (४)मरने के निकट 
होने से उलटी साँस या हिंचकियाँ लेना। (५) (पाने या 
प्राप्त करने के लिए) रोना या तरसना । 
सिसकती--वि. स्त्री. [हि, सिप्तकना] रोनी, रोती हुई। 
मुहा,--सिसकती-मभितकती--मैली-कुचेली और 
रोनी सूरत । 
सिसकारना, सिसकारनो--क्रि, अ.(अनु, सी सी+ हि. 


[ सं, शिवालय ] शिव- 





करना | ( १ )मुंह से सोटी का सा हल्का शब्द निका- 
लना । (२) ( अत्यन्त पोड़ा या आनन्द से ) मुँह से 
साँस खोंचना या शीत्कार करना । 

सिसकरी--संज्ञा स्त्री, [हि. पिसकारता (१) सिसकारने 
का शब्द । (२) शीत्कार। 

सिसकी--संज्ञा स्त्री, [ अनू. ] ( १) धोरे-धीरे रोने का 
शब्द । (२) शीतकार । 5 

सिसिर--संज्ञा प्‌. [सं, शिशिर] (१) साथ और फाल्गुन 
सास को ऋतु । (२) जाड़ा, शीत्काल । 

सिसु--संज्ञा प्‌. [सं. शिशु] छोटा बच्चा । उ.--(क) यह 
कहिके सिसु-भेष धरघौ--१०-८ । (ख) उपजि परचौ 
सिसु-कर्मं-पुन्य फल--१०-१३८ । ( ग ) कोउ आयौ 
सिसु-रूप रच्यौं री--६०६ । 

सिसुता--संज्ञा स्त्री, [सं. शिशुता] ( १) बचपन, बाल्या- 

« बस्था | उ,--(क) सूरदास सिसुता-सुख जलनिधि कहूँ 

लौं कहां, नाहि कोउ समसरि--१०-१२० ।(ख ) 
सूरदास प्रभु सिसुता कौ सुख सके न हृदय समाइ-- 
१०-१७८ । (ग) अति सिसुता मैं ताहि सहारभौ परचौ 
सिला पर आइ--९८६ । (२) बालकों का-सा आच- 
रण, लड़कपना । 3,--अखिल ब्रह्मंड-खंड की महिमा 
सिसुता माहि दुरावत --१०-१०२। 

सिसुताइ सिसुताई--संज्ञा स्त्री, [ सं. शिश्ुुता ] (१) 
बचपन । (२) बालकों जैसा आचरण । उ.--मुख -मुख 
जोरि बत्यावई सिसुताई ठानै--१०-७२ | 

सिसुपाल--संज्ञा प्‌. [सं, शिशुपाल] चेदि देश का एक 
प्रसिद्ध राजा जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। उ.--दंत 
बक्र सिसुपाल जे भए। बासुदेव छल सो पुनि हए 
_-२०-२। 

सिसतक्षा--संज्ञा स्त्री, [सं.] रचने की इच्छा । 

सिस्धछु--वि, [सं.] रचना करने का अभिलाषी । 

सिसोदिया--संज्ञा पुं., सिसोद (स्थान)] गृहलौत राजपूतों 
की एक शाखा जिसकी प्राचीन राजधानी चित्तौड़ थी 
और आधुनिक उदयपुर है । 

सिस्त--संज्ञा पूं, [सं. शिइन] पुरुष का लिंग । 

सिस्य--संज्ञा पु. [सं. शिष्य] चेला, शिष्य । 

सिस्टि, सिस्टी--संज्ञा स्त्री, [सं- सृष्टि] ( १) रचकर 


तयार करने की क्रिया या भाव | (२) जन्म, उत्पत्ति । 
(३) रचना, निर्माण । (४) जगत, संसार । 
सिहरन--संज्ञा स्त्री. [हि. सिहरना] सिहरने की क्रिया या 
भाव । 
सिहरना, सिहरनो--क्रि. स,[सं. शीत -- ना] (१)काँपना। 
(२) ठंढ से काँपना । (३) भय से काँपना । (४) रोंगठे 
खड़े होना । 
सिहरा---संज्ञा प्‌. [हि सेहरा] सेहरा । 
सिहराना, सिहरानो--क्रि.स. [हिं. सिहरना] (१)कैपाना । 
(२) सरदी से कँपाना । (३) भय से केपाना । (४) 
रोंगटें खड़े करना । 
क्रि, स. [हि, सहलाना] सहलाना । 
सिहरी--संज्ञा स्त्री. [ हि. सिहरना] (१) कॉपकॉपी । (२) 
शीत की केपकेंपी । (३) भय । (४) रोंगटे खड़े होना । 
सिहलाना--क्रि.अ. [सं. शीतल] (१) ठंढा होना, सिराना । 
(२) सरदी खा जाना | (३) सरदी पड़ना । 
सिहलावन--संज्ञा पुं. [हिं, सिहलाना] ठंढ, सरदो । 
सिहात-क्रि. अ. [हिं. सिहाना] (१) मुद्दित, मोहित या 
मुग्ध होता है। 3उ.--( क ) मनौ मधुर मराल छौना 
बोलि बैन सिहात--१ ०-१६४ । (ख) हरि प्यारी के 
मुख तन चितवत मनही मनहु सिहात--१५२१ । 
( ग) परस्पर दोउ करत क्रीड़ा मननाहि मनहि सिहात 
“प्र. ३५१ (७६) । (घ ) श्रीमुख स्थाम कहत यह 
बानी ऊधौ सुनत सिहात-२९२५ ) (२) स्पर्द््धा करता 
है । उ.--द्वारिका की देखि छबि सुर-असुर सकल 
सिहात । 
सिद्दाति--क्रि, अ. [ हि. सिहाना ] लुभाती है, ललचती 
है । उ.--सूर प्रभु को निरखि गोपी मनहि मनहि 
सिहाति । 
सिहाना-क्रि.अ, [सं, ईर्ष्या] (१) डाह या ईए्या करना । 
(२) किसी अच्छी वस्तु देखकर इसलिए दुखी होना 
कि वह या वेसी वस्तु हमारे पास नहीं हें, स्पर्द्धा 
३ फरना। (३) लोभ होना, ललचना-। (४) सुस्ध, 
मोहित या मुद्ित होता । (५) संतुष्ट होना । 
क्रि, स, ( १) ईर्ष्या या डाह से देखना (२) पाने 
की अभिलाषा करना, ललचना । 


[ १७४७ ]ै 


सिद्दानौ--क्रि, अ. [हि. सिहाना] सुग्ध या मोहित हुईं । 
उ.--(क) सूर स्थाम मुख निरखि जसोदा मनहीं मन 
जु पिहानी--2०-२०५। (ख) अति पुलकित गदगद 
मुख बानी मन-मन महरि सिहानी--१०-२५३ । (ग) 
भोर भए ब्रजधाम चले दोउ मन-मत नारि सिहानी -- 
२०५१। (घ) बीरा खात देखि दोउ बीरा दोउ जननी 
मुख देखि सिहाती--२३४७९ । 

सिद्दानो--क्रि. अ., स. [हिं. सिहाना] सिहाना । 

सिहारना, सिहारनो--क्रि. अ. [देश.] (१) तलाश करना, 
ढूंढ़ना । (२) जुदाना, एकन्न करना । 

सिद्दाहिं--क्रि. अ. [हिं. सिहाना] मुग्ध होते हैं । उ. - 
पिर्याह के गुतक&्लुतत उर में दरस देश्लि सिहाहि-पृ, 
३३२ (१२) । 

सिहिकना, सिहिकनो--क्रि, अ. [देश.] (फसल) सूखता । 

लिदुँड, सिद्दोड, सिद्दोर--संज्ञा पुं. [सं. सिहुंड] “थूहर' 
या सेंहुँड़ का पंधा । 

संक्---संज्ञा स्त्री, [सं, इधीका ,(१) मूँज या सरपत, मारि- 
बल आदि के बोच की पतली तीली; ऐसो बहुत सी 


तीलियों से झाड़ बनाते हैं । (२) किसी घास या तृण 


का सहीन डंठल या उसका तिनका। उ,--रोचन 
भरि ले देत सीक सौं स्रवन निकट अति द्वीं आतुर की 
ब्न-र०न्श्८० | 
महा, सात सींक बनाइ--छिशु के जन्म के छठे 
दिन की एक रोति' जिसमें सात सोंके रखो जातो हें । 
उ,--ट्वार सथिया देति स्वरामा सात सींक बनाइ 
--१०-२६ । 
(३) नाक का एक गहना, लौंग, कील ! 
सौंका--संज्ञा पुं. [हि. सींक] पेड़-पोधों को बहुत पतली 
टहनी, डॉड़ो । 
संज्ञा पुं. [हि. छीका ] डोरी या धातु की तीलियों 
का, कुछ रखने के लिए बना छोंका । 
सींके, स॑के--संज्ञा पूं, सवि. [हि सींका -- छींका] (१) 
छींके पर । 3.--कब सीकी चढ़ि माखन खायौ-- १० 
२९३ । (२) छोंके को | उ.--सींके छोरि'/ 
माखन-दधि सब खायो -- १०-३२८५॥ 
सॉंकिया--बि. [हिं- सींक] सौंक जँंसा पतला । 


मुहा. सींकिया पहलवान--बहुत दुबला-पतला 
आदमी जिसे अपने बल का घमंड हो । 
सींग--संज्ञा पुं. [सं. श्यृंग] (१) खुर वाले कुछ पशुओं के 
सिर के दोनों ओर निकले हुए वे कड़े और नुकोले अव- 
यव जिनसे वे रक्षा या आक्रमण करते हैं, विषाणं-। 
उ.--(क) माधौ, नेकु हटकों गाइ ।/// । नील खुर 
अछ अरुन लोचन, सेत सींग सुहाइ--१-५६॥ (ख) 
खुर तांबे, रूपी पीठि, सोने सींग मढ़ी-- १०-२४ । 
मुहा,---(किसी के) सिर पर सींग होना-- किसी 
में) दूसरों से बढ़कर कोई बात या विशेषता होना 
(ध्यंग्य) । सीग कटाकर बछड़ों में मिलना--किसी 
सयाने का बच्चों में सिलना था उनके साथ खेलना 
(ब्यंग्य) । सींग जमना--लड़ने की इच्छा होना। 
सींग दिखाना या देना--क्ोई वस्तु न देना और 
चिढ़ाना, अंगूठा दिखाना । सींग निकलना--(१) 
चौपाये का जवान होना। (२) किसी किशोर-किशोरी 
का इतराने लगना। कहीं सींग समाना--कही गुजारा 
या निर्वाह होना, फहीं आश्रय या शरण मिलना। 
सींग पर मारना- बहुत तुच्छ या नगण्य समझना, 
कुछ परवाह न करना । 
(२) सींग का बता बाजा जो मुँह से फूककर बजाया 
जाता है, सिंगी । 
सींगडा--संज्ञा पुं. [हि. सींग] सिंगी बाजा । 
सींगडी--संज्ञा स्त्री, [देश.] एक तरह को फली- जिसकी 
तरकारो बनतो है । 
सौंगना, सोंगनो - क्रि, स. [हि. सींग] सोंग देखकर पश 
की जाँच-पड़ताल या पहचान करना । 
सींगर, सींगरी--संज्ञा स्त्री, [देश.] एक तरह को फली- 
जिसको तरकारो बनती है, मोगरे की फलो | उ.«++ 
सेमि सींगरी छमकि झोरई--२३२१। . 
सींगी--संज्ञा स्त्री, [हि. सींग] (१) हिरल के सींग का बना 
बाजा जो मुँह से (फूंककर) बजाया जाता है । उ,-- 
हृदय सींगी टेर मुरली नेन खप्पर हाथ--३१२६। 
(२) बह पोला सींग जिससे शरोर. का दूषित रक्त 
खींचा जाता हे । * 
मुहा, सींगी तोड़ना. या लगाना--सोंगी से बूषित 





[ ₹5४ ] 


रक्त खींचता । ; 
(३) एक तरह को सींगदार मछली । 
सींच--संज्ञा स्त्री. [हि. सींचना] (१) सींचने की क्रिया 
मा भाव । (२) छिड़काव । 
सीचत+-क्रि, स. [हि. सींचना] (खेतों या पेड़ों में) पानी 
देता हैं । उ.--अतति अनुराग सुधाकर सींचत दाष्डिम 
बीज समान । है“ 
सींचना, सींचनो--क्रि. स. [सं. सेचन] (१) (खेतों या 
पेड़ों में) पानी देना । (२) पानी छिड़ककर तर करना 
या भिगोना। (३) (पानी आदि) छिड़कना । 
सींचिये--क्रि. स. [हि. सीचना] (पानी आदि) डालिए 
या छिड़किए। उ.--सूर सुजल सींचिये कृपानिधि 
निज जन चंरन-तटी--९-९८। 
सींच्यो, सीच्यौ--क्रि. स. [हिं. सींचना] (पानी आदि) 
डाला या छिड़का । उ.--भूभूत सीस नमित जो गवे- 
गत पावक सींच्यौ नीर॒-- ९-२६ | 
सींब, सींवा - संज्ञा स्त्री. [सं, सीमा] हद, सीमा, मर्यादा । 
उ,--(क) सकल सुख की सींव कोटि मनोज-सोभा 
5 हरनि---१०-१०९। (ख) मध्य नायक गोपाल बिराजत 
सुंदरता की सींवा हो---२४०० । 
ख्री--वि. स्त्री, [हिं, सा] सम, समान, सदृश । 
मुहा, अपनी सी--( १) अपनो शक्ति . भर । 
--अपनी स्री मैं बहुत करी री । (२) अपनो इच्छा 
5 के अनुसार4 
संज्ञा स्त्री. [अनु,] तिसकारी, शीत्कार । 
सीअ(--वि. [सें; शीतल] ठंढा, शीतल । 
सीउ, सीऊ---संज्ञा प्‌. [सं. शीत] ठंढ, जाड़ा । 
सीक--संज्ञा पुं, (अनु,] शीत्कार । 
सीकचा--संज्ञा पूं, [फ़ा. सीख] लोहे की छड़ । 
सीकर--संज्ञा पुं. [सं.] (१)जल-कण। (२) पसीना, स्वेद- 
“कण | उ.-ल्म स्वेद सीकर गुंड मंडित रूप अंबुज 
कोर । 

; 7: :संज्ञास्‍्त्री. [सं. श्रृंखला] जंजीर, सिकड़ी । * 
सीकल--संज्ञा स्त्री, [हि. सिकली ] हथियारों को संफोई । 
खीकस--संज्ञा पुं. [हि. सिकता] (१) रेतीली था बंलई 

5 भूमि । (२) ऊसर या बंजर भूमि । 


| 


सीका--संज्ञा पुं--[सं, शी] सिर का एक यंहन्म 
संज्ञा पुं, [सं. शिक्या] थछोंका, सिकहर-+ 


सीकी --संज्ञा स्त्री, [हि. सीका] छोटा छींका । 


संज्ञा प्‌.. [देश ] (१) छेद । (२) मुंह, मुंहरा । 
सीकुर--संज्ञा पु. [सं, शुक्र] अनाज की बाल के ऊपर 
निकले हुए बाल ज॑से कड़े सुत । है! 
सीको-संज्ञा पूं. [हि. सीका] छोंका, सिकहर ।' 
संज्ञा पु, सिर का एक आभूषण ।! 
सीख--संज्ञा स्त्री, [सं. शिक्षा, प्रा, सिखा] (१) छिल्लाने 
को क्रिया या भाव, शिक्षा। (२) वह बात जो सिखायी 
जाय | उ.--अहो नंदरानि, सीख कौन पै_ लही री * 
३४८ । (३) सलाह, मंत्रणा । छ/--याकी सीख सुने 
ब्रज को रे । (४) उपदेश । 
संज्ञा स्त्री, [फ़ां. सीख] पतली छूड़ । 
सीखचा--संज्ञा पूं. [हिं. सीख] प्रतली छड़ । दि 
सीखत--क्रि, स. [हि. सीखना] अभ्यास करते, (हें) सोख 
रहे (हैं)। उ--मुरली अधर घरन सीखत हैं--५ ५्छ 
सीखन--संज्ञा प्‌. [हि. सीखना] (१) सीखने या सिखाने 
को क्रिया या भाव । उ.--तात दुहन सीखनः. कहो 
मोहि धौरी गैया--४०९ । (२) हित के लिए बतायी 
गयी बात, उपदेश, शिक्षा | 
सीखनहार, सीखनहारा, सीखनहारो--.. वि, -[हि.-सीखना 
-+हार] सोखनेवाला | 
सींखनहारि, सीखनहारी--हि. स्त्री, [हिं. सीखने -+ 
हारी | सीखने की इच्छा रखनेवालीं, सोखने को तत्पर । 
उ.--तुमही कहौ इहाँ इतननि महि सीखनहारी को 
है--३२३० | 
सीखना, सीखनो--क्ि, से.. [सं. शिक्षण; प्रा:सिक्‍्खण 
(१) जानकारो या ज्ञान प्राप्त करना । (२) काम करने 
का ढंग आदि जानना-समझना। (३) कला, विद्या आदि 
को शिक्षा पाना। 
सीखी--क्रि, स. [हि. सीखना] जानती है + उ.--तू मोही 
को मारन सीखी, दा हिं: कबहुँ न खीझे -० १०-२१५ । 
सीखे--क्रि, स, [हिं. सीखना, ] जाने या समझ पाए (ह) । 
“अब नैंकु खेलन सीखे हैं--७७४ ॥ 
सीख्यो, सीख्यो--क्रि, स. [हि, सोखना) जावो-था संर्सफो: 


[ ऐै#४९ | 


है । उ.--ससुरंदास प्रभु झंगरी सीझयौ--७३७४- 
सीगा---संज्ञा पुं. [अ, सीगा] (१) साँचा, ढाँचा | (२) 
प्रैज्ञा, व्यापार । (३) महुकसा, विभाग । 
सीज़, सीक--संज्ञा स्त्री. [सं. सिद्ध, प्रा. सिज्मि, हि, 
: से] आग या गरमसी से पकने की किया या .भाव । 
सीजना, सीजनो, सीकना, सीकनो--क्रिं. अ, [सं; सिद्धि, 
+ प्रा; सिज्ि, हि. सीझ्षना३ (१) आँच या गुरेसी से पकना, 
: गलता या चुरना। (२) आँच यौ गंरमी का ताव खाकर 
नरुमः पड़ता.) (३) भस्म होना, जलना। (४) सूखे हुए 
:>“ चमड़े के। किसो घोल में भोगकर सुलायम होना । (५) 
4कष्ढ या क्लेश सहना । (६) तेप .या तप्रस्था करना । 
सीभगि--क्रि, अं, कह. सीझना] पक गयी, चुर ग्रयो । 
खीटना, सीटनो--क्रि. अ. [अनु.] बढ़-बढ़कर बातें करना, 
:डींग- हॉँकना, शेखी मारना । 
सीटी---संज्ञा स्त्री, [सं, शीतृ] (१) ओठों को गोलाई में 
- सिक्कोड़ क्र आघात के साथ वायु निकलने से होने- 
बाला महीन, पर तेज शब्द । 
मुहा, सीटी देना--सीटी देकर कोई संकेत करना । 
: (२) इसी प्रकार का तेज शब्द जो किसी यंत्र या 
/ बाजे से निकलता हो । 
: -'मुहा. सीटी देता--सोटी देकर समय आदि सूचित 
करना या सावधान करना । 
:.. - (३) बह बाजा जिससे वेसा शब्द निकले। 
सीठ --वि. हि. सीठ] बिना स्वाद का, फोका । 
संज्ञा स्त्री, [हि. सीठी ] (१) सारहीन वस्तु । (२) 
- फौको चोज । 
सीठना---संज्ञा प्‌. [सं. अशिष्ट, प्रा, असिट्ठ +ना ] विवाह 
आदि सांगलिकु अबसरों पर गायी- गयी गाली । 
सीठनी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सीठना'] विवाह आदि के अवसर 
प्र गायो/जानेवाली गाली । |, 
सीठा+-वि. [सं. शिष्ट, प्रा. सिंट्ठ ] फ़ीका, नोरस । 
सीठापन--संज्ञा पुं. [हिं. सीठा +-पन] फीक़ापन 
सीठी--संज्ञा स्त्री, [सें: शिष्ट, आ सिट्ठ ] (१) किसों वस्तु 
:- का) रस या साररहित अंश -(२) निस्सार या तत्व- 
हीन वस्तु । (३) फीकी या नीरस वस्तु । . 
सीड>संज्ञास्त्री, [िं: शीत | तरो, नमो, सोल | “ 


सीढ़ी---संज्ञा स्त्री, [सं. श्रेणी] (१) निसेशी' । (२) जौना । 
सुहा, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना--ऋभशः डश्नति करेंना। 
(३) क्रमशः उन्नति का क्रम । 
त--वि. [सं. शीतल] (१) ठंढा । (२) सुस्त, कमा । 
संज्ञा पुं. [सं, शीत] (१) सरदी, जाड़ा। उ.+- 
(क) सहि सन्मुख तउ सीत-उंष्न कौं सोई सुफंल करे 
--१-११७ । (ख) सीत-बात-कफ कंठ बिरोधे 'रसना 
दूटे बात--१-३१३ । (ग) सीत-भीति नहिं करतिं 
छहों रितु--७८२ । (घ) कत हौ सीत सहति ब्रजे 
सुंदरि - ७८७ । (डः) सीत तें तन कॉपत थर-थर-- 
७८९ । (२) पाला। उ.--सकुचत सीत-भीतः जलरुह 
ज्यौं--२५७ । (३) जाड़े के दिन, जाड़े की ऋच 4 
सीतकर---संज्ञा पुं. [सं, शीत --कर] चंद्रमा । 
सीतल--वि. [सं, शीतल] (१) ढंढा, शीतंल। उं:--(क) 
जनुं सीतल ,सौं तप्त सलिल दे सुखित समोइ 
: करे--९-१७१। (ख) अब मोकौं सीतल जल आनी 
-+३९६ । (ग) सीतल सलिल सुगंध पवन 
--५८९ । (२) सुस्त, धोमा । (३) ज्ञांत ॥ उ.-- 
(क) तऊ सुझाव न सीतन्न छाँड़े--१-११७। (ख) 
चक्र सुदरसन सीतल भयौ - ९-५। (४) सुखी, संतुष्ट । 
उ,--सीतल भयौ मातु कौ हियौ--४-९ ॥ (५) सुखब, 
सुखदायी । उ.-- सेव चरंन सरोज सीतल---१-३०७। 
सीतलपाटी--संज्ञा स्त्री, [सं. शीतल + हिं- पट] एंक तरह 
को बढ़िया चिकनी चटाई । 
सीतला--संज्ञा स्त्री. [सं. शीतला] (१) चेचक रोग । (२) 
इस रोग की अधिष्ठात्री देवी । - 
सीता--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) भूमि ज़ोतते समय हल की 
फाल से पड़ जाने वालो रेखा, कूड़ । (२) मिथिला के 
राजां जनक की पुत्री जो श्री रामचन्द्र को ब्याहो थी । 
उ. श्रीरघुताथ-प्रताप पतिब्रत सीता-सत तैहिं टरई 
--९-७५८ | (३) एक वर्णवृत्त । 
सीतानाथ, सीतापति--संज्ञा पुं.[सं:] श्री रॉमचन्द्र । उ.__ 
-- चितत चित्त सूर सीतापति मोह-मेरु-दुंखेंटरत न 
टारत ९-६२॥ . 
सीताफल--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) शरीका। (२) -कुम्हेड़ा:। 
सीतारमण, सीतारबन, सीतारौन --संज्ञो पुं, [से सीता* 


[ ६३७६० 


रमण] क्रीरे।मचन्द्र । ; 
सीत्कार--संज्ञा स्त्री. [सं, शीत्कार] सी सी शब्द । 
| सीथ-- संज्ञा पूं. स्त्री. [सं, सिक्‍्थ] (१) अन्न का दाना । 
(२) पके हुए अन्न का दाना । (३) जूठन | 
सीथिन--संज्ञा स्त्री, [हि, सीथ] जूठन से। उ,--ऐसें 
: बश्तिए ब्रज की बीथिनि । ख़ारनि के पनवारे चुनि- 
: चुति उदर भरीजे.स थिन--४९० १ 
सीदू--संज्ञा पुं. [सं, शीद्‌ | कष्ट, दुख, पीड़ा । 
सीदना, सीदनो--क्रि. अ. [सं. सीदति] , १) दुख था कष्ट 
पाना । (२) नष्ठ होना । 
. क्रि, पर. (१) दुख देना । (२) नष्ठ करना ) 
सीध--संज्ञा स्त्री. [हिं. सीधा] (१) ठीक सामने की 
स्थिति या भाव, सीधापन । (२) सीधी रेखा या 
दिशा । (३) निशाना, लक्ष्य । 
मुहा. सीध बाँवना-- निशाना साधना । 
सीधा-- वि. [सं. शुद्ध] (१) जिसमें फेर, घुमाव या ठेढ़ा- 
पन न हो । (२) जो ठीक लक्ष्य की ओर हो । 
मुहा. सीधा करना--(तीर, बन्दूक आदि का) 
« निश्ञाना साधना | सीधा आना- भिड़ जाना। 
(३) जो कूटिल या कपटी न हो, भोला । (४) शांत, 
सुशोल, शिष्ट । 
- यो. सीधा-सादा-- (१) भोला-भाला । 
“जिसमें ज्यादा तड़क-भड़क न हो । 
मुहा, (किसीको) सीधा करता-- (१) दंड देकर 
ढोक करता । (२) अपने अनुकूल करना । सीधा दिन 
--शुभ दिन या मुह । 
: (५) आराम, सहज, सुगम, सुकर । 
'यौ. सीधा-साधा--सुगम और प्रत्यक्ष । 
(६) जो सरलता से समझ में आ सके। (७) 
दाहिना, दक्षिण । 
क्रि. वि. ठीक सामने की ओर, सम्मुख । 
संज्ञा पु. सामने का भाग । 
: संज्ञा पुं. [सं. असिद्ध] (१) बिना पका हुआ अन्य । 
(२) बिना पका हुआ वह अन्न जो बान विया जाय । 
सीधापन, _ सीधापना--संज्ञा पूं. [हिं, सीधा+पन] 
:/+सिधाई, सरलता, भोलापन। 


(२) 


सीधि--संज्ञा स्त्री, [सं, सिद्धि] सफलता । 
सीधी--वि. स्त्री, [हि, सीधा] सीधा । 
मुहा सीधी राह- सुमार्ग, अच्छा आचरण। सीधी- 
सीधी सुनाना-- (१) साफ-साफ या खरी बात करना । 
(२) भला-बुरा कहना। सीधी तरह--नरमो या 
सज्जनता से । 
सीधे-क्रि. वि, [हि. सीधा] (१) सामसे को ओर ।+ (२) 
बिना कहीं रुके या मुड़े। (३) बिना ओर कहाँ जाय ! 
(४) नरमी या सज्जनता से ' (५) शांति से ॥ 
सीना--क्रि, स. [सं. सीवन_] कपड़े, चमड़े आदि के टुकड़ों 
को सुई में तागा पिरोकर जोड़ना, टाँका मारना । 
यो, सीना-पिरोना--सिलाई-कढ़ाई का काम । 
संज्ञा पुं. [फ़ा, सन: ] छाती, वक्षस्थल । 
सीप--संज्ञा पूं. [सं. शुक्ति, प्रा. सुत्ति] (१) शंख, घोंघे 
आदि को तरह कड़े आवरण में रहनेवाला एक जल- 
जंतु, सोपी । 3---3पजि परघौ सिसु कर्म-पुन्य फल 
समुद्र सीप ज्यों लाल--१०-१३५। (२) सौप नामक 
जल-जंतु का सफेद, कड़ा और चमकोला आवरण 
जिससे बटन आदि बनते हैं । (३) ताल के सोप का 
संपुट जो चम्मच आदि के काम आता हुँ। (४) वह 
लम्बोतरा पात्र जिसमें देव-पूजा या तर्पण आवि के 
लिए जल रखा जाता हे । ह 
सीपज- संज्ञा पूं. [हि. सीप+ सं. ज] (सीप से उत्पन्न) 
मोती । उ. (क) दमकति दूध देंतुलियाँ, मनु सीपज 
घर कियौ बारिज पर--१०-९३। (ख) सीपज-माल 
स्यथाम-उर सोहै---१०-१३९ + (ग) की सृक्त सीपज की 
बग-पंगत्ति, की मयूर की पीड़ पखी री--१६२७ । 
सी-पति-संज्ञा पुं. [सं, श्रीपति] विष्णु । 
सीपर- संज्ञा पुं. [फ़ा. सिपर] ढाल । 
सीप-सुत--संज्ञा पुं. [हि. सीप + सं. सुत] मोत्तो । 3,-- 
परसत आनन मनु रबि कुंडल, अंबुज स्वत सीप-सुत 
जोटी--१०-१६८७ । 
सीपिज--संज्ञा पुं. [हि. सीपी+सं. ज] मोती । उ---- 
दमकति दूं द्वै दंतुलियाँ बिहँसत, मानौ सीपिज (सीपज) 
घरु क्रियो बारिज १र--१०-९३ । 
सीपी--संज्ञा स्त्री [हिं. सीप) 'सोप' नामक जल-जम्मु का 





[ रैछशश | 


आवरण या संपुद । 
सीबी--संज्ञा स्त्री. [अनु, सी सी] अत्यन्त पीड़ा गा आनंद 
के समय मूह से निकलनेवाली शीत्कार | 
सीमंत--संज्ञा पुं, [सं.] (१) स्त्रियों के सिर को साँग । 
उ.--सीस सचिक्कन केस हो बिच सीमंत सँवारि--- 
२०६५ । (२) सीमंतोन्नयन संस्कार । 
सींमंतक--संज्ञा पुं. [सं.] (४) स्थ्रियों को माँग निकालने 
को क्रिया । (२) सिदुर जिससे सौभाग्यवती स्त्रियाँ 
अपनो माँग भरती हें। 
सीमंतिनी-- संज्ञा स्त्री. [सं,] स्त्री, नारी ! 
सीमंतोन्नयन --संन्ना पुं. [सं.] हिन्दुओं के दस संस्कारों में 
तीसरा जिसमें गर्भस्थिति के चौथे, छठे या आठवें 
महोने में गर्भवती को माँग निकालो जाती है । 
धीम--संज्ञा स्त्री. [सं, सीमा] ह॒द, सीमा । 
मुहा, सीम काॉँड़ता या चरना--दूसरे के क्षेत्र में 
अधिकार जताना । 
सीमांत--संज्ञा प्‌. [सं,] वह स्थान जहां सोमा का अंत 
होता हो । 
सीमा--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) किसी प्रदेश या स्थान के 
विस्तार का अंतिम स्थान, हुव 
मुहा, समा बंद करता--ऐसा प्रबन्ध करना कि 
देश को सीमा पर से बाहरी आदर्सियों का और माल 
का आना-जान। न हो सके । 
(२) (नियम था मर्यादा की) वह हद जहाँ तक 
कोई बात या काम करना उचित हो । 
मुहा, सीमा से बाहर जाना--औचित्य या सर्यावा 
का उल्लंघन करके कोई काम करना । 
सीमाबद्ध - वि. [सं.] ह॒द (की रेखा) से घिशा या घेरा 
हुआ । 
सीमो ल्‍लंघन--संज्ञ। प्‌. [सं.] (१) हद या सीमा को 
लाघना या पार करना। (२) नियम, मायंदा का 
ओचित्य से बाहर काम करना । 


“सीय--संज्ञा स्त्री. [सं. सीता] सोता, जानकी । उ. -- 


तोरि धनुष, मुख मोरि नृपति कौ, सीय स्वयंबर कीनौ 
“९%११५ । 


संज्ञा प्‌, [सं, शोत] (१) जाड़ा। (२) जाड़े की 


ऋतु ; 
वि. [सं, शीतल] (१) ठंडा । (२) शांत । 
सीयरा--वि. [सं. शीतल] (१) ढंढा । (२) अपरिपक्थ । 
सीर---संज्ञा पुं. [सं.] (१) हल (२) सूर्य । 
संज्ञा स्त्री, [सं,.सीर- हल] (१) साझा। (२) 
साझे में जमीन जोतने-बोने की रीति। (३) बह जमोन 
जो साझे में जोती-बोयो जाय ॥ (४) वह जमौन जो 
जमोंदार स्वयं जोतता-बोता हो । (५) लगाव, संबंध । 
परहा, सीर में रहना--मिल-जुलकर रहना । 
संज्ञा पुं. [सं, शिरा | रक्त को नाड़ी ! 
मुहा. सीर खुलवाना--फसद खुलवाना । 
सज्ञा पुं. [हि. सिर | (१) सिर (२) ऊपरी भाग । 
वि. [सं, शीतल य। हि. सीरा] ठंढा । 
सीरक वि, | हिं. सीरा] ठंढा करनेवाला । 
संज्ञा स्त्री, ठंढक । उ,--सोइ करौ जो मिट हृत्थ 
) दाहु परे उर सीरक । 
सीरख--संज्ञा पुं. [सं. शीर्ष | (१) चोटो। (२) कपाल। 
(३) माथा, मस्तक । (४) सामने का भाग । ः 
सीरध्व ज--संज्ञा पूं. [सं,] (१) राजाजनक । (२) बल- 
रास । ः 
सीरनी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा. शीरनी] मिठाई । : 


' सीरष-संज्ञा पूं. [सं, शीर्ष | (१) सिरा । (२) सिर। 


(३) माथा, मस्तक । (४) आगे का भाग ! 
सीरा--संज्ञा प्‌. [फ़ा. शीरः) (१) पक्ता कर गाढ़ा किया 
हुआ शक्कर का घोल या किसो प्रकार का रस, चाशनों । 
(२) गेहूँ के आदे की गुड़ को बनी लपसी,  हुलुआ, 
मोहनभोग । उ.---(क) है कहयौ सिरावन सीरा---- 
१०-१८३. (ख) सीरा साजौ लेहु ब्रजपती--३९६। 
संज्ञा पुं. [हि. सिर] घिरहाना । 
वि. [सं. शीतल, प्रा, सीअड़] (१) ठंढा, शीतल । 
(२) शांत । (४) चुप, मौन । 
सीरी---वि. स्त्री. [हि. सीरा] (१) ठंडी, शीतल । उ.-- 
सीरी पौन अगिनि सी दाहति । (२) ठंढा या शांत 
करनेवाली, सुखद | उ,--क्रछु सीरी कछ ताती बानी 
का्न्हहि देति दोहाई--२२७५ । 
सीरे--वि. [हिं. सीरा] ठंडा, शीतल । उ.--नख-सिश्थ - 








[ १७४३: | 


लौं शनु जरत निसा-दिन निकसि करत किन सीरै-- 

३१९८ ॥ (२) ठंढा या शांत करनेवाले, सुखद । उ, 

:“>>समात्नार ताते अरु सीरे पाछे:जाइ लहै--२७१३॥ 
सीक्ष--संज्ञा स्त्री, [सं, शीतल] नमी; तरी । 

5; : उस॑ज्ञा पूं. [सं, शील.].छ₹,म स्वभाव या आचरण । 

:« ४.“-(क) कहा कूबरी सील-रूप गुत्त बसे भए स्यथाम 

ग -त्रिभंगी-+- १५३ १। (ख) सैत्य-सी ले-संपर्ने समूरति -- 


-६९ ।.(ग) सील संतोष सखा.दोउ मेरे---१-१७३।॥ 


सीला--संज्ञा. पूं. [सं. शिल] (१) फसल कहने पर खेत 
में पड़े रह जानेवाले अनाज के दाने, सिलला। (२) 
खेत: में इस . प्रकार पड़े रह जानेवाले दाने बोनकर 

: निर्वाह करने को व॒त्ति |. 

संज्ञा स्त्री, [सं. शीला] राधा को एक सखी का 
नाम | उ,सुखमा सीला अवधा लंदा बुस्दा जमुना 
 स्रारि--१५८० । 
वि, [हि. सील] गीला, तर, नम । 
सीघ--संज्ञा स्त्री, [सं, सीमा] हद, सौमा ।. 3.- निरखि 
सखि, सुंदरता की सीव--१३४४ । 

» संज्ञा पूं, [सं. शिव] महादेव, शंकर । उ,--प्रभु 
तुम्हरे इक रोम-रोम प्रति कोटिक ब्रह्मा सीब-- 
४९२॥ 

सीवक--संझा पुं..[सं.] सिलाई करनेवाला । 
सीवड़ो--संज्ञा पूं. [सें. सीमांत] (गाँव का) सिवाना । 
सीव॒न--संज्ञा प्‌, [हि. सोना] (१) सीने का कास । (२) 
सिलाई.का जोड़ या उसके टाँके । (३) दरार, संधि । 
सीवना, सीवन्नो -::क्रि..स. [हि. सीना] (कपड़े आदि) 
सौसा। ; 
सीघॉ-- संज्ञा स्त्री. [सिं. सीमा] हद, सीसा । -उ.«- सुन्दर 
त्रयगुन॒ रस की. सीवाँ सूर राधिका स्थाम>-पू, ३४४ 
(३१)८.८ .. 
सीष--संज्ञा पुं. [सं. शिष्य] चेला; शिष्य ।:  :: 
संज्ञा स्त्री: .[हि. सीख] उपदेश, शिक्षा | - ... 
: संज्ञा पूं, (सं; शीर्ष| (१) चोटी ।:(२) सिर, 
50 “कपाल ३ (३) मस्तक + (४) सासने को भागे ।ः 
सीस--संज्ञा पुं. [सं, शी] सिर, माथा, मंरतेक | उ.--- 
स्थफर-काटत सीस-/८६०६। 7 7... >> 7 


मुहा.--सीस उतारना--मार - डालता, ४४ सीस 
-उतारौं->सिर काट कर भार डालूं+ उ,+-तकं सुर 
संधान सफल हां, रिपु कौ सीस उतारौं--९-६३७ । 
सीस बुलाना--सिर हिलाकर आइचर्य आदि: प्रकट 
करना । सीस डोलाए--आइचर्य आदि प्रकट किया । 
डउ.--अम सुनि सीस डोलाए-१-१२५। सिर ढोरगा-- 
अत्यंत मुग्ध या चकित होकर 'सिर:हिलाना । संस 
ढोरैं-- अत्यंत मुग्ध या चकित होकर सिरे हिलातो 
हैं । उ.--सुनत मुरली की घोर, सुर-बधू सीस 
ढोरैं--२२८७..। चरन पर सीस धरना--अत्पत 
विनय, नम्नता या दोनता दिखाना । चरन सींस '््गरि 
--अत्यंत विनय, नम्नता या दीनता दिखाकर । उ,-- 
सूर स्थाम कें चरन सीस धरि, अस्तुति' करि निज 
धाम सिधारे--३८५५॥ सीस धुनना--सिर पीठनी, 
सिरपीठ कर पछताना या दुखी होना । सीस धुनै-- 
सिर पीट कर पछताता या दुखी होता हैँ। उ.-- 
नगन न होति चकित भयौ राजा, सीस धुने, कर मारे 


--१-२५७ । नमित सीस--बिनय, भझ्तता या दीनता 


से झुका हुआ सिर (या व्यक्ति) | उ.--भूभूत सीस 
नमित जो गर्बगत पावक सींच्यौ नीर-- ९-२६ । सीस 
:; »फोड़ना था फो रता--कपाल-क्रिया करना | से स फोरि 
-+कपाल:क्रिया करके । ३.--तेई ले खोपरी; बाँस 
दे सीस फोरि बिखरैहैं--१-८४६-। चरन. तर सीस 
लुटना या लोटना---अत्यंत विनय, नज्जता या दीनता 
से चरण पर सिर भुकना । लुटत सीस चरन तर-- 
/ अत्यंत विनय, नज्जता या दीनता से चरणों पर सौस 
भुकता हैं । 3:--- लुटत सक्र को सीस .चरनतर युग 
'. गृन गत समए -- ९८४ । 
सीसक--सपंज्ञा पुं. [सं.] सीसा (धातु) । 
सीसज--सं पं. [सं.] सिंदूर । 
सीस-ताज - संज्ञा पूं, [हि. सीस-+- फ़ा. ताज] वह दोपी णो 
शिकारी जानवरों के नेत्र, मुंह -आदि बन्द रखने के 
लिए चढ़ायोी जाती और शिकार के समय खोलो 
: जाती है.। 
सीसलान--संज्ञ। पुं, [सं. शिरस्त्राण] दोप-। 
सीसंफूल---संज्ञा पुं, [हि. :सीस+फूल] सिर पर पहनने 


[ १५७५३ ] 


ढ. 


::7 का प्फूल - के आकार का एक: गह॒ना ॥ 
स्रीसमहुल---संज्ञा प्‌ं. [हिं. शीशा--अ, सहल ] बह मकान 
जिसमें सब ओर शोशे जड़े हों |. 
सीसा--संज्ञा पूं. [सं, सीसक] एक घातु । 
"संज्ञा पूं. [हि. शीशा] (१) काँच | (२) वर्षण । 
सीसी--संज्ञा स्त्री, [अनु.] (१) बहुत पीड़ा या आनंद के 
समय को गयी शोत्कार (२) जाड़े के कष्ट के कारण 
: निकली हुई ध्वनि । 
संज्ञा स्त्री. [हि, शीशी] शीशी । 
सीहू - संज्ञा स्त्री, [सं. सीधु] महक, गंध । 
संज्ञा पुं, [देश.] साही जंतु, सेही । 
संज्ञा पुं. [सं, सिंह | सिह । 
सीहगोस, सीहगोसा--संज्ञा पूं, [फ़ा. सिपहगोस] एक 
: “जंतु जिसके कान काले होते हैं । 
सीईडु--सज्ञा प्‌. [सं.] यूहर (वृक्ष) । 
से>-प्रत्य, [पुं. हि. सों] से । 
सुघनी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सूँघना] तंबाकू की बुकनो | 
सुघाना, सुँघानो--क्रि, स. [हिं. सूंघना] किसी को सूंघने 
को प्रवृत्त करना । 
सुंड--संज्ञा स्त्री. .[हिं. सूंड] (हाथी की) सूंड़ । 
सुंडभुसुंड--संज्ञा पुं. . [सं: शुंडभुशुंडि] (सूंड ही जिसका 
अस्त्र है बह) हाथी । - 
सुंडा--संज्ञा स्त्री, :[हि. सूँड] (हाथो. की) सूंड + . : 
सुंडाल-संज्ञा पु, [हि. सूँड़] हाथी । 
सुंद--संज्ञा पुं.. [सं, | एक असुर जो निसुंद का पुंत्र और 
उपंसुद का भाई था ) तिलोत्तामा अंप्सरा के लिए सुंद 
ओर उपसुंद परस्पर लड़ मरे थे । उ.--असुर ढ॑ं हुते 
४ 'बलवंल भारी । सुंदउपसुंद स्वेच्छाबिहारी--८-१ १ ॥ 
सुंद्र--वि, -[सं.]- (१) रूपवान, मनोहर । उ, --(क) 
सुंदर स्थाम --१-९४ । (ख) परम सुंदर. नैन--१- 
३०७ ॥ (२) अच्छा, बढ़िया । (३) शुभ | 
सुंद्रई--संज्ञा स्त्री: [सं, सुंदर-+ई] सुंदरता ॥ उ.-- 
रीझ्े स्थाम देखि वा छबि पर रिस मुख सुंदरई--- 
१९७९१ 


सुंदर-कांड--संज्ञा पु. [सिं.] रामायण का पाँचर्वाँ कांड 


जिसका नाम लंका के 'सुंदर' पर्वत केलास पर हैं । 


सुंदरती->-संज्ञा स्त्री, (सं.] 'सुंदरों होने का! भात्र:था 
अवस्था, सौंदर्य । उ.--(क) देखौ माई सुंदरता को 
सागर--६२८ | (ख) मध्य नायक गोपाल बिराजते 
सुंदरता की सींवा हो--२४०० । 
सुंद्रताई--संज्ञा स्त्री, [सं. सुंदरता +-ई] सुंबरता | उ.-- 
(क) कहाँ लौं बरनौं सुंदरताई---१०-१०८ ।- (ख) 
स्थाम भुजनि की सूंदरताई-६४१। (ग) सूरदाश्र 
कहि कहा बखाने यह निसि यह अंग सुंदरताई-पू 
३४२-११ | 
सुंदराई -- संज्ञा स्त्री, [सं, सुंदर + हि. आई] सुंदरता । 
सुंदरापा - संज्ञा पूं: [सं, सुंदर + हि. आपा] सोंवर्य । 
सुदरि, सुंदरी--संज्ञा स्त्री. [सं. सुंदरी] (१) रूपयती 
स्त्री । उ,.-(क) जा जल-सुद्ध निरसि सन्मुख हू, सुंदरि 
सरसिज-नैनी--९-११ । (ख) ज्यों सहगमन सुंदरी के 
सेंग बहु बाजन हैं बाजत--९-१३२ । (ग) इत सुंदरी 
जिचित्र उर्ताह घनेस्थाम सलोना-११३२ ॥ (२) 
स्वया छंद का एक भेद (३) एक बर्णबत । 
संबा--संज्ञा पुं. .[देश.] छेद करने का औजार ॥ 
सुंभ--संज्ञा पूं. [सं.शुभ] एक देत्य जिसे दुर्गा ने मारा था। 
सु-उप. [सं.] 'सुंदर या श्रेष्ठ! का घाचक एक उपसगे । 
वि. (१) अच्छा + (२) श्रेष्ठ । (३) शुभ। 7 
स्व, [सं, स] सो, बहु। उ:--(क) भरि सो सुख- 
नींद मैं तह सु जाइ जगावे--१-४४ ॥* (ख) ज्यी 
मृगों कस्तूरि भूले सु तौ तांकें पासं--१-७० । (ग 
* पटपंटात टूटत अंग जान्यों, सरंन-सरंन सु पुका रचौ--. 
३4 कै. 
अष्य, [सं: सह] तृतीया; पंचमी और- बष्ठी घिभ- 
क्ितयों का चिह्न । 
सुअंग--वि, [सं. सु+-अंग] सुंदर अंगबाला। - : 
सुअटा-- संज्ञ। पूं. [हि सूंआ] तोता; ,शुक 
सुञ्ननजदे संज्ञा ९. [हिं. सोनजदं ] पोलो जहौी । 
सुअना-- संज्ञा पुं. [सं: सुतं, प्रां. सुंअ] बेटा, पुत्र । 
सुअना, सुअनो -क्रि, अ, [हि, सुअनः? ] (१) उत्पन्न या 
उदय होना । (२) उगनों । ; 
संज्ञा पुं. [हि. सूआ] तोता, शुक । 
सुअर--संज्ञा पुं; [सं, शुंकर] एक प्रसिद्ध बंबु 7 





[ (श४ ] 


खुअरदंता--विं, [ हि. सुअर +दंता ) बुभर, घंग्े शत 
. बाला। 
सुअवसर--संज्ञा पुं, [सं.] अच्छा समय या मौका । 
सुआ--संज्ञा पुं. [हि. सूआ] (१) तोता, झुक । (२) बड़ी 
और मोदो सुई, सूजा। 
सुआद - संज्ञा पुं. [सं. स्वाद] स्वाब । 
/ - संज्ञा पूं [कि] याद, स्सैरण क्रना। 
सुझान--संज्ञा प्‌. [सं. इ्वान| कुत्ता । 
सुआना, सुआनो--क्रि. स. [हि. सुलाना] सुलाना । 
क्रि. स. [हि. सूना ] उत्पन्न करना । 
सुआमी--संज्ञा पुं. [सं, स्वामी] (१) प्रभु । (२) पति । 
सुभार--संज्ञा पुं. [सं, सूपकार] रसोइया । 
सुआरव -वि. [सं,] (१) मीठी वाणी बोलनेबाला । (२) 
मोठ स्वर से बजानेवाला । 
सुआसन--संज्ञा पुं. [सं.] (बंठने का) सुन्दर आसन । 
छुआसिन, सुआसिनि, घुआसिनी--संज्ञा स्त्री, [सं. 
सुआसिनी | (१) ( आस-पास या साथ रहनेवाली ) 
सहचरी । (२) सुहागिन या सधवा स्त्री । 
छुआहित--संज्ञा पुं, [सं, सु+आहत ? ] तलवार चलाने 
. के बत्तोस ढंगों में एक । 
छुई--संज्ञा स्त्री. [सं, सूची] (१) तागा पिरो कर कपड़ा 
सीने का बहुत छोटा उपकरण, सूची । (२) सूई को 
तरह का तार या काँटा । 
मुहा,--सुई का फावड़ा या भाला बनाना--जरों 
. सी बात को बेहुत बड़ा कर देना, बात का बतंगड़ कर 
देना । आँख को सुई (या सु इयाँ) निकलना -किसी 
- कठिन काम को समःप्तप्राय देखकर और शषांश पूरा 
करके सारा श्रेय प्राप्त कश्ने का प्रयस्त करना । 
(३) पोधे का छोदा, पतला अंकुर । 
सुकंठ--वि, [सं.](१)जिसकी गरदन या कंठ सुदर हो । 
(२) जिसका स्थर मधुर हो । उ.--चारौ बेद पढ़त 
' मुख आगर अति सुकंठ सुर गावन--८-११ | 
संज्ञा पुं. [सं.] सुग्रोव । 
झसुक--संज्ञा पुं. [सं: शुक] (१) तोता, कौर । उ,--(क) 
गनिका किए कौन ब्रत संजम सुक-हित नाम पढ़ावै-- 
१-१२२। (सर) ज्यों सुक सेमर आस लगि--१-३२६ | 


(ग) नासिका सुक नयन खंजन-- १२९४ । (२) शुकदेव 
सुलि । उ.--न्नह्य-सिवसेस-सुक-सनक ध्यायौ--१- 
११९ । (३) एक राक्षस जो रावण का दूत था। उ. 
सुक-सा रन ढ दूत पठाए--१-१२० । 
सुकचाना, सुकचानो--क्ति. अ, [हिं. सकुचाना] (१) 
संकोच करना, हिचकिचाना। (२) लजाना । 
सुकटि--वि. [सं.] जिसकी कमर सुंदर हो । 
सुकड़ना, सुकड़नो - क्रि, अ, [हि. सिकुड़ना] लिकुड़ना । 
सुकदेव-- संज्ञा पुं. [सं. शुकदेव] व्यासपुत्र शुकदेव मुनि । 
उ.--सुकदेव हरि-चरननि सिर नाइ, राजा सों बोल्यी 
या भाइ--३-१ | 
सुकनासा - वि. [सं. शुक | नाधिका ] जिस स्त्री को नाक 
तोते की चोंच ज॑सी सुंदर हो । 
सुकन्या--संज्ञा स्त्री. [सं.] राजा शर्याति को पुत्री जो 
च्यवन ऋषि को ब्याही थी । 
सुकबि - संज्ञा पुं. [सं. सुकवि] श्रेष्ठ कवि । उ.--या छवि 
की पटतर दी बे कौं सुकवि कहा टकटोहै--१०-१५८। 
सुकर--वि. [सं.) सहज में या अनायास किया जानेवाला .. 
(कार्य), सुगम । 
संज्ञा पुं. [सं, सु+कर ] सुंदर हाथ । उ,--अंसू 
सलिल बूड़त सब गोकुल सूर सुकर गहि लीज॑--३४ 
४ 
सुकरता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) 'सुकर' या सहज में होने 
का भाव, सुगमता, सुभोता । (२) सुंदरता । 
सुकराना--संज्ञा पुं. [हि. शुकराना] (१) धन्यवाद । (२) 
काम करनेवाले को धन्यवाद रूप में विया जानेवाला 
घन । 
सुकरित--वि, [हिं. सुकृत] (१) भला, शुभ | (२) भला या 
शुभ कार्य करनेवाला । (३) भाग्यवान । (४) धर्मशील । 
संज्ञा पुं. (१) पुण्य । (२) सत्कर्म । 
सुकर्म--संज्ञा पुं. [सं.] अच्छा काम । 
सुकर्मा - वि. [ सं. सुकम्मंन्‌ ] अच्छा काम करनेवाला । 
« उ.--आपुन भए सुकर्मा भारि। 
सुकर्मी -णि, [ सं, सुकम्मिन्‌ ] अच्छा काम करनेवाला । 
(२) पुण्पात्मा । (३) सदाचारी । ह 
सुकल->-संज्ञा पुं, [सं. शुबल ] शुक्ल (पक्ष) । 


[ ७५४ 


सुकवना, सुकवनो--क्रि. अ. [देश.] चकित होना । 
सुकवाना, सुकवानो--क्रि, स. [देश.] चकित करना | 
क्रि, अ. चकित होना, अचंभे में होना। 
क्रि. स. [हिं. सुखवाना] सुखाने को प्रवृत्त करना। 
सुकवि--संज्ञा पुं. [सं.] श्रेष्ठ कवि । 
सुकांड - वि. [सं.] जिसकी डाल या शाखा सुंदर हो । 
सुकांडी--संज्ञा पुं. [सं. घुकांडित्‌].भौरा, ञ्ममर । 
सुकाग --संज्ञा पुं. [सं. सु + हि. काग] कौवा जिसने सगुन 
सूचित करके सत्कार्य किया हो | उ.--इतनी कहत 
सुकाग उहाँ ते हरी डार उड़ि बैठयौ--९-१६४ | 
सुकाज--संज्ञा पुं. [सं, सु + हि. काज] उत्तम कार्य । 
सुकातिज - संज्ञा पूं. [सं. शुवितज] मोती । 
सुकाना, सुकानो--क्रि. स. [हिं. सुखाना] (१) (घूप या 
गरमी से) गीलापन दूर करना । (२) गीलापन दूर 
करने के लिए धूप आदि में डालना। (३ ) इुबंल 
बनाना । 
क्रि, अ. दुर्बल होना, सूख जाना । 


सुकाल--संज्ञा पूं. [सं.] (१) अच्छा या सुख का समय | 


(२) अन्न की उपज के विचार से सस्ती का समय । 
सुकावना, सुकावनों--क्रि. स. [हिं. सुखाना] सुखाना । 
सुक्रिज़ --संज्ञा पुं. [सं, सुकृत] उत्तम या शुभ कार्य । 
सुकिया--संज्ञा स्त्री. [सं: स्वकीया] वह स्त्री जो केवल 

अपने पति से ही प्रेम करती हो । 
सुकी --सेज्ञा स्त्री. [सं. शुक] तोते की मादा । 
सुकीउ--संज्ञा स्त्री. [सं. स्वकीया] बह स्त्री जो केवल 

अपने पति से ही प्रेम करती हो । 
सुकुआर - वि. [सं, सुकुमार] जिसके अंग बहुत कोमल 
हों । उ.--उन दिननि सुकुआर हते हरि । 
सुकुति--संज्ञा स्त्री. [सं. शुक्तित] सीप । 
सुकुमार -वि, [सं.] जिसके अंग बहुत कोमल हों। उ.-- 
भयौ सुरुचि तें उत्तम क्यार, अरु सुनोति के श्रुव 
सुकुमार--४-९ । 
संज्ञा पुं. (१) कोमल अंग का बालक । (२) कोमल 
अक्षरों या शब्दों से युक्त काव्य । 
सुकुमारता--संज्ञा स्त्री. [सं.] कोमलता । 
सुकुमारि, सुकुमारी--वि. [सं, सकुमारी] कोमल अंगों- 


बाली (स्त्री) । उ.--(क) सत्यवती मच्छीदरि भारी । 
गंगा तट ठाढ़ी सुकुमारी--१-२२९। (ख) प्रातहीं 
उठि चलीं सब मिलि जमुन-तट सुकमारिं--७७७॥ 
सुकुरना, सुकुरनो - क्रि, अं. [हिं. सिंकुड़ना] संकुचित 
होना । + 
सुकुल--संज्ञा पुं. [सं.] (१) उत्तम कुल या वंश । (२ 
उत्तम कुल या वंश में जन्मा व्यक्षित । 
संज्ञ पूं. [सं, शुक्ल | शुक्ल पक्ष । 
वि, सफेद, उजला, उज्ज्वल । 
सुकुलता--संज्ञा स्त्री, [सं.] कुलीनता । 
सुकुवो र, सुकुबार - वि. [सं, सुकुमार] कोमल । 
सुकृत--वि. [सं. सुकृत्‌] (१) उत्तम और शुभ कार्य करने 
वाला । (२) धार्मिक, पुण्यवान । 
संज्ञा पुं. [सं,] सत्काये, पुण्य । उन्‍- (क) जिहि 
सर सुभग मुक्ति-मुक्ताफल सुकृत-अमृंत- रस पीजै-- 
१-३३७ । (ख) इक मन अर ज्ञानेंद्री पाँच” ज्यौं 
मग चलत चोर धन हरें। त्यों ये सुकृत-धनहि परिहरे : 
---५-४ । (ग) बदत बिरंचि बिसेष सुकृत ब्रज-बांसिन 
के---४८७ । 
मुहा, सुंकृत मनाना--अपने पुण्यों का मन ही मन 
स्मरण करना जिससे संकट से रक्षा हो । 
वि, भाग्यवान, भाग्यशाली । 
सुकृति--संज्ञा स्त्री, [सं.] पुण्य, सत्कर्म । 
वि, [हिं. सुकृती ] पुण्यात्मा, सत्कर्मी । 3उ.--सुनहु 
सूर नुप पास जाति हैं बीच सुकृति अति दरस दियो 
--२६३३ । 


'सुक्ृती--वि. [सं, सुकृतिन्‌] (१) सत्कर्मी, पुण्यात्मा | उ. 


--सुकझती सुचि सेवकजन काहि न जिय भावें--१- 
१२४ | (२) भाग्यवान । 
सुक़त्य--संज्ञा पु. [सं.] सत्कर्म, पुण्य । 
सुकेतु - संज्ञा प्‌ं. [सं.] ताड़का के पिता का नाम । 
सुकेश--वि. [सं.] जिसके बाल सुन्दर हों । 
सुकेशि--संज्ञा पुं. [सं.] एक प्रसिद्ध राक्षस जो माल्यवार्न, 
सुमाली और माली का पिता था। 
सुकेशी--वि. स्त्री, [सं.] उत्तम केशोंवाली । 
सुकोमल--वि, [सं, सु + कोमल ] बहुत मुलायम या सँक्‌ 


[ १७५६ ] 


भार | उ.--माखन सहित देहि मेरी मैया सुपक 
सुकोमल रोटी--१०-१६३ । 
- छुक्‍्की--वि. [सं. स्वकीय] अपना, निज । 
. संज्ञा स्त्री, [सं, शुक] तोते की मादा, तोती । 
सुक्ख--.संज्ञा पूं. [सं, सुख] आराम, आनंद । 
सुक्र- संज्ञा पूं, [सं, शुक ] (१) सौर गृह का एक प्रसिद्ध 
गृह जो देत्यों का गुरु माना गया है । उ.-- (क) छठऐं 
सुक्र तुला के सनि जुत सत्रु रहन नहिं पैहैं--१०-८६। 
(ख्र) मानहुँ गुरु-सनि-सुक्र एक हल लाल-भाल पर सोहै 
री--१०-१३९ । (ग) सुक्र उदय होन लाग्यौ-- 
२०४६ । 
सुक्रतु-वि, [सं,] सत्कर्म करनेवाला । 
सुक्रित--संज्ञा पूं, [सं, सुकृत] सत्कर्म, पुण्य | उ.--(क) 
परम भाग्य सुक्रित के फल तैं सुंदर देह धरी--१-७१। 
(ख) तस्कर ज्यौं सुक्रित-धन लेहि---५-४ । 
सुक्ल--वि, [सं. शुक्ल] उजला, सफेद । 
संज्ञा पुं. शुक्ल पक्ष । 
सुक्षम--वि, [सं, सूक्ष्म] बहुत छोटा, थोड़ा या पतला । 
सुखंडी-- वि. [हिं. सूखना] बहुत दुबला-पतला । 
सुखंद, सुखंदा--वि. [सं, सुखद] आनंदवायक । 
सुख--संज्ञा पुं. [सं,] (१) बह अनुकूल और प्रिय अनुभूति 
जिसको सबको अभिलाषा रहती है, आराम । 
मुहा, सुख मानना- ( १ ) हरी-भरी अवस्था में 
रहना । (२) संतुष्ट या प्रसन्‍न रहना । सुख में-- 
सुख-सोभाग्य के दिनों से | उ,-- सुख में आइ सब 
मिलि बैठत रहत चहूँ दिसि घेरे--१-७९। सुख 
भोगना या लूटना-- खूब सोज करना । सुख की नींद 
सोना--सब तरह से निर्श्चित रहना । 
(२) स्वस्थता, आरोग्य । (३) स्वर्ग । (४) पानी । 
(५) सबेया छंद का एक भेद । 
सुख-आसन- संज्ञा पुं, [सं. सुख -- आसन_ पालको, सुख- 
पाल | उ.--चढि सुख-आसन नृपति सिधायो--५,४। 
झुब्चकंद, सुखकंदन--वि. [सं, सुख-+ हि. कंद] सुख या 
आनंद देनेबाला। 
सुखकंदर--वि. [सं, सुख-+कंदरा ] सुक्ष का घर । 
सुखक--वि. [हि. सूखा] सूखा, शुष्क । 


सुखकर--वि. [सं.] (१) सुल देमेबाला। (२) लो सुल-प्े 
या सहज ही किया जा सके। (३) जिसका हाथ 
हलका हो । 

सुखकरण, सुखकरन--वि, [सं. सुखकरण] सुख देने- 
वाला । उ.--दुहँ लोक सुखकरन हरन-दुख बेद-पुरा- 
ननि साखि--१-९० । , 

छुखकारक--वि. [सं.] सु्ष देनेबाला । 

सुखकारी- वि. [सं. सुलकारिन्‌] सुख देनेबाला । उ.-- 
(क) सूर स्थाम सेवक-सुखकारी-- १-३० । (ख) माता- 
हेत जनाहि सुखकारी ।'”'*"* । ऐसे हरि जनक सुख- 
कारी--३९१। 

सुखकारो--वि. [सं. सुखकर] सुख देनेवाला । उ.-- बंस- 
बट तट रास रच्चौ है सब गोपिनि खुखकारी--प्र. 
३५१ (७०) । 

सुखजनक--वि. [सं,] सुलख॒दायक । 

सुखजननि, सुखजननी--संज्ञा स्त्री. [सं. सुलजननी ] सुख 
देने या उपजानेवाली । 


सुखजीबी--वि. [सं, सुख-जीविन्‌] सुल-सुविधा से 
जीवन बिताने को चेष्टा करने या इच्छा रखनेवाला। 


सुखज्ञ--वि. [सं. सुख - ज्ञ] सुख का अनुभषी । 
सुखढरन- वि, [सं, सुख -- हि. ढएलना] सुखदायक । 
सुख-थर---संज्ञा पुं. [सं सुख -|- स्थल] सुखदायी स्थान । 
सुखद--वि. [सं.] सुख देनेवाला, सुखदायी ।. .. 
क्रि. वि. सुख के साथ । उ.--इहिं वृन्दावन इहिं 
जमुना-तट ये सुरभी अति सुखद चरावत--४४९ | 
सुखदनियों - वि. [सं. सुख + हिं. देना] सुख देनेवाला । 
उ,- अंग-अंग सुभग सकल सुखदनियाँ---१०-१०६ । 
सुखदा--वि. स्त्री. [सं.] सुख देनेवाली । 
सुखदाइ--वि. [ हि. सुखदायी ] सुख देभेबाला । उ. -- (क) 
सब के ईस परम करुनामय सबहीं कौं सुखदाइ--९- 
१३४ । (ख) सूरस्थाम ब्रज-लोग कौ जहेँ तहँ सुख 
दाइ-- ५८९ । 
सुखदाइन, सुखदाइलि, सुखदाइनी--वि. स्त्री. [सं. 
सुखदायिनी | सुख देतेवाली । 


सुखदाई--वि. [हिं- सुखदायी] सुल्र वेनेबाली (बाला) | . 


उ. (क) कर जोरे बिनती करों .दुरबल-सुखदाइ:-- 


> 





[ १७५७ ै] 


१-२३८ । (ख) दारा-सुत-देह-गैह-संपति सुखदाइ-- 
१-३३० । 

सुब्रदात, सुखदाता--वि, [सं, सुखदातृ, हि. सुखदाता] 
सुख या आनंद देनेवाला । 

सुश्रक्नन, सुखदानि--वि. [सं, सुख + हि. देना] सुख वेने- 


वाला, सुखद । 
संज्ञा पुं, प्रियतम, पति । 
-सुब्दानी--वि, स्त्री. पुं, [सं. सुख + हि. देना] सुख देने 


वाला (वालो)। उ.--(क) ऐसे प्रभु सुखदानी--१- 
:१२। (ख) बनि त्रिय तुमको जो सुखदानी संगम 
जागत रैनि बिहानी--१९६७ । 

सुखदायक--वि ,[सं.] सुख देनेबाला । 3,--(क) सुमि- 
रन कथा सदा सुखदायक-- १-८३ ॥ (ख) सकल लोक- 
नायक सुखदायक--१०-४ । (ग) सूर स्थाम संतनि 
सुखदायक्र--६०७ । 

सुखदायिनि, सुखदायिनी--वि, स्त्री, [सं. सुखदायिनी ] 
सुख देनेवाली, सुखदा । 

सुखदायी--वि. [सं, सुखदायिन्‌] सुखद । 

सुखदायो, सुखदायौ--वि. [हिं- सुखदायी] सुख देने- 
बाला । उ,- तैसी हंस-सुता पवित्र तट तेसोई कल्प- 
वृच्छ सुखदायों । 

सुखदाब--वि, [हिं. सुखदायी | सुखद । 

. सुखद्देन, थे - वि. [सं. सुख -+ देना] सुखद । 

सुखदेसी, सु -वि, स्‍त्री. [हि. सुख-+देना] सुख 
या आनंद देनेबाली, सुखदायिनी । 

सुख-धाम--संज्ञा प्‌. [सं,] (१) सुख का स्थात या भवन । 

..._ (२) बह जो बहुत सुख देनेबाला था सुखदायी हो । 
(३) बेंकुंठ, स्वर्ग । उ.--(क) छाँड़ि सुख-धाम अरू 
गरुन तजि साँवरी पवन के गवन तें अधिक धायौ-- 
१-५ । (ख) सुनियत है लुम बहुपतितनि कौ दीन्हौ है 

” सुखधाम--१-१७९ । 

सुखनिधान--वि. [सं. सुख-+निधान ] (१) अत्यंत 
सुखदायिनी । उ.--जद्॒पि सुख-निधान द्वारावति तौउ 
मन कहूँ न रहाहीं--१०- उ.-१०३ । (२) समस्त 
सुक्षों के आकर । उ.--मतसा नाथ मनोरथ पूरत 
सुख-निधान जाकी मौज घनी--१-३९ । 


सुख-पाल - संज्ञा प्‌, [सं. सुख-+-पाल] ऐसी पालकी 
जिसका ऊपरी भाग शिवालय के शिखर-सा हो । उ,-- 
तजि सुख-पाल रहयौ गहि पाइ--५-४ | 

सुथ्-पुरी--संज्ञा स्त्री, [सं. सुख --पुरी] स्वर्ग, बेकुंठ । 

सुखपूर्ेक--क्रि. वि. [सं.] सुख से । 

सुखप्रद--वि. [सं.] सुख देनेवाला । 

सुखमत -- संज्ञा स्त्री, [सें. सुषुम्ता] 'सुघुस्ता' नाड़ी । 

सुखमा-सज्ञा स्त्री. [सं. सुषमा ] (१) शोभा, छवि । (२) 
राधा को सली एक गोपी । उ,७-(क) कहि राधा 
किन हार चुरायो ।”” ४* । सुखमा सीला अवधा नंदा 
बृन्दा जमुना सारि--१५८०। (ख. सुखभा णडल 
द्वार ही ठाढ़ी--२०८५१ ॥ 

सुखमानी--वि. [सं, सुखमानिन्‌] हर अवस्था या स्थिलिं 
में सुखी रहनेवाला । 

सुख-मुख--वि. [सं, ] सुंदर बातें करनेवाला । 

सुख-रात्रि--संज्ञा स्त्री. [सं.] दिवाली की रात । 


'सुखरास, सुखरासि, सुखरासी--वि. [मं, सुख-+ राशि] 


जो सर्वथा सुखभय हो । उ.-(क) सो बारिज सुख-रास- 
१-३३९ । (ख) मीत हमारे परम मनोहर कमलनयन 
सुखरासी--३३ १४ । 
सुखलाना, सुखलानो --क्रि. स. [हि. सुखीन] सुखाना । 
सुखबंत, सुखवंता--वि. [सं, सुखवत्‌ |(१। सुखो, प्रसतन । 
(२) सुख देनेबाला, सुखद । 
सुखवत--्रि, स. [हिं. सुखवना, सुखाना] सुखाता हैँ । 
उ,--(क) सोभित सिधिल बसन मनमोहन सुखबत 
सत्रम के पागे--६८६ | (ख) मुख के पवन परस्पर 
सुखवबत गहे पानि पिय जारो--२२७५ । 
सुखवन---संज्ञा स्त्री. [हि. सूखना | किसी चोज के सूखने 
पर हो जानेवाली छीज था कमी । 
संज्ञा पूं. स्थाही सुखाने की बालू । 
सुखबना, सुखबनो--क्रि. स. [हि. सुखाना] सुखाना । 
सुखवा---संज्ञा प्‌. [हिं. सुख] सुख, आनंद । 
सुखबादी - वि, [सं. सुख +-वादिन्‌] भोग बिलास में हो 
जीवन का सुश्ष समभनेवाला, विलासी | 
सुखबार--वि. [सं. सुख + हि. वार | (१) सुखी, प्रसस्न | 
(२) सूख से ही रहने का अभ्यस्त। 


[ १७४८ ] 


सखबास--संज्ञा पुं. [सं.] सुख का स्थान। 
सुख-सार--संज्ञा पुं. [सं. सुख + सागर] सुख निधान । 
--सूरदास स्वामी सुख-सागर--१०-१०२ । 
सुखसाध्प--वि. [सं.] जो सुख से किया जा सके। 
सुख-साए-संज्ञा पुं. [सं.] मोक्ष, मुक्ति । " 
सुख-सेज, संख-सेज्या--संज्ञा स्त्री. [सं, सुख + शैय्या] 
वह शेया जो बहुत सुखदयिनी हो । उ.--कमल-नैन 
,. पोढ़े सुख-सेज्या--२-२६८ । 
सुख-स्वप्त--संज्ञा प्‌ं. [सं.] भावी सुख या सिद्धि-संबंधी 
कोई सुखद योजना या कल्पना | - 
सुखात--वि. [सं.] (१) जिसका अंत या परिणाम सुखकर 
हो । (२) जिस (काव्य, नाठक या कथा) के अंत में 
:-  सुखपूर्ण घःना, जंसे संयोग, अभीष्ट सिद्धि, आदि हो । 
सुखाधार--वि. [सं.] जिस पर सुख निर्भर हो । 
सज्ञा पुं. स्वर्ग । 
सुखाना--क्रि. स. [हिं. सूखना] (१) किसी गीली चीज 
को धूप या हवा में अथवा आग के पास इस प्रकार 
: रखना कि उसकी नमी या आद्रेता दूर हो जाय । (२) 
नमी या आदंता दूर करना । (३) दुबंल बनाना । 
क्रि, अ. [हिं. सूखना] (१) नमी या आद्रेता न रह 
जाना । (२) जल न रहना या कस हो जाना । (३) 
रोग, चिंता आदि से दुबंल हो जाना । (४) भय से 
सन्न होना ।, 
क्रि. अ, [हि. सुख] (१) अच्छा या भला लगता । 
(२) अनुकूल या सहज होना । 
सुखानी--क्रि. अ. [हिं. सूखना] रोग, चिता आदि से 
बुबंल हो गयी । उ.--तज्यो मूल साखा से पत्रनि सोच 
सुखानी देहु--२३४३ । 
सखानो--क्रि, स., अ, [हिं. सुखाना] सखाना । 
सुखान्यो, सुखान्यो--क्रि. अ. हि. सूखना] ढुबंल हो 
गया । उ.---तनु तप तेज सुखान्यौ--३१२७ । 
सुखारा--वि. [सं, सुख-+हि. आरा] (१) सुखी, प्रसन्न । 
(२) सुख देनेवाला, सुखद । (३) सूख से 
होनेवाला | 
सुखारि, सुखारी--विः [हिं. सुखारा] सुखी, प्रसन्न । उ, 
मुयौ असुर सुर भये सुखारी--७-२ + 


सुखारो--वि. [हि. सुखारा] (१) सुखी, प्रसन्न । (२) 
सुखद । (३) सहज, सुगम । 

सुखार्थी--वि, [सं, सुखाथिन्‌] (१) सुख चाहनेवाला । 
(२) सुख में ही रमा रहनेवाला, बिलासी । 

सुखाला, सुखाली--वि, [सं. सुख-+हिं. आला] (१) 
सुख या आनंददायक । (२) सहज, सुगम । 

सुरावह--वि, [सं.] (१) सुखद । (२) सहज । 

सुखाश--वि. [सं,] जिसे सुख की आशा हो । 

सुखाशा--संज्ञा स्त्री. [सं,] आनंद की आशा । 

सुखाश्रय--वि, [सं.] जिस पर सुख निर्भर हो । 

सुखासन-संज्ञा प्‌. [सं.] (१) आसन जिस पर बंठने में 
सुख मिले। (२) पालको । 

सुशिआ--वि. [हिं. सुखी] प्रसन्न, आनंदित । 

सुखिरा--वि. [हिं. सुखी ] (१) सुखी, प्रसन्न । (२) सुख 
देनेवाला, सुखद । उ.--जनु सीतल सौं तप्त सलिल 
दें सुखित समोइ करे--९-१७१। 

वि, [हि. सूखना] सूखा हुआ, शुष्क । 

सुखिता---संज्ञा स्त्री, [पं.] (१) सुखी होने का भाव । 
(२) सुख, आनंद । 

सुखिया--वि. [हिं. सुखी] प्रसन्न, आनंदित । 

सुखिर--संज्ञा पुं [देश,] साँप का बिल, बाँबी । 

सुखी--वि. [सं. सुखिन्‌ ] (१) जिसे सब सुख प्राप्त हों । 
(२) प्रसन्न, आनंदित । 

सुखेन--अव्य, [सं.] सुख से, सुखपूर्वक । 

संज्ञा, प्‌. [सं. सुषण ]|एक बानर जो वरुण का पुत्र, 

बाली का ससुर और सुग्रीव का राजवंच्य था। उ.-- 
(क) दौनागिरि पर आहि संजीवन बैद सुखेन (सुषेन) 
बताई--९-१४९ । (ख) सुग्रीव बिभीषन जामवंत । 
आनंद सुखेन (सुषेन) केदार संत--९-१६६ । 

सुखन, सुखना--वि, [सं. सुख-|- अयन | सुख देनेबाला । 

सुखेहै--क्रि. अ. [हि. सूखना] बता आदि से) दुबंल हो 
जायगा | उ,--तुम बिनु मोकों देखि सुखैहै--२६४९। 

सुख्याति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) प्रसिद्धि। (२) यश । 

सुगंध--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) अच्छी महक या गंध, 
सुवास, सोरभ । (२) वह वस्तु जिसकी गंध सुन्दर 
हो । 3.--(क) याकें अंग सुगन्ध लगावहु--५-३ + 


त्ज 


[ -९०५९ ) 


(ख) चंदन अगर सुगंब और घृत विधि करि चिता 
बनायौ--९-५० । | 
वि. जिसमें सुंदर गंध हो । उ---सीतल सलिल 
सुगन्ध पवन सुख-तरु बंसीबट--५८६ | 
सुगंधि----संज्ञा छत्री, [सं.] सौरभ । 
ह॒ वि. सुगंधयुकत, सुगंधित । 
सुगंधित--वि. [सं, सुगंवि ]/जिसमें सुंदर गंध हो । 
| सुगंधी--संज्ञा स्त्री, [सं. सुगंधि] सोरभ । 
वि, [सं. सुगंधिन्‌ | जिसमें सुंदर गंध हो । 
सुगत--संज्ञा प्‌, [सं.] (१) महात्मा बुदूध का एक नाम । 
(२) बुद्ध धर्मानुयायी, बोद्ध । 
सुगति--संज्ञा स्त्री, [सं.] मुक्ति, मोक्ष । 
सुगना -संज्ञा प्‌. [हि. सुग्गा] तोता, कौर । 
सुगम--वि. [सं,] (१) जहाँ या जिसमें जाना या पहुँदना 
सरल हो + (२) जो सहज में जाना, किया या पाया 
जा सके । उ.--भक्त जमुने सुगम, अगम औरै-- 
१-२२२ । (३) जो सरलता से हो धके, सहज | उ,-- 
जब जब दीनति कठिन परी । जानत हों कहनाभय 
जन कौ तत्॒ तब सुगम करी--१-१६। . 
सुगमता--संज्ञा स्त्री, [सं,] आसानी, सरलता । 
सुगम्थ--वि. [सं, | जिसमें सरलता से प्रवेश हो सके । 
सुगर, सुगल--संज्ञा पु. [सं, सु- हि. गला | सुग्रीव । 
सुगात--संज्ञा पूं. [सं. सु + गात_] सुंदर शरीर | उ. -- आपु 
जबहिं द्वारे छव निकसत देखत सबै सुगात--१२२२ । 
सुगान संज्ञा पुं, [सं, सु+गान] सुंदर गीत। उ,-- 
गार्वाह मंगल सुगान, नीके सुर नीकी तान-१०-९६ । 
सुगाना-क्रि. अ. [ सं. शोक ] (१) इखी होना। (२) 
बिगड़ना; अप्रसन्न होना । 
क्रि, अ. [देश. | संदेह करना । 
सुगानी--क्रि. अ, [हिं. सुगाना] बिगड़ी, अप्रसन्न या रुष्ट 
हुई । उ.--सूर स्याम के संग न जेहों जा कारन तू 
मोहि सुगानी--१२५५ । 
. सुगुरा--वि, [सं, सुगुरु] जिसे अच्छे गुरु से मंत्र, दीक्षा 
या शिक्षा मिले । 
सुगेया--संज्ञा स्त्री, [हि. सुग्गा | अंग्रिया, चोली । 
सुग्गा-संज्ञा पुं, [सं. शुक | तोता, कीर । 


खुशिव, सुप्रीव--वि: [सं. सुप्रीव] सुंदर ग्रोबाबाला । 
संज्ञा प्‌. (१) बावरराज बालि का भाई जो उसके 
बाद राजा बना और जिसने श्रीराम को रावण के 
जीतने में सहायता दी थी । उ---पहुँचे आइ निकट 
रधुबर क्र सुग्रिव आयौ धाई -- ९-१०२ । (२) इंद्र । 
(३) शंख । 
सुधट--वि, [सं.] (१) सुडोल, सुंदर । (२) जो सहज में 
बत या होसके। 
सुवरटित--वि. [सं. सुधट] जो सुडौल या सुंदर रूप में 
बनाया गया या निर्मित हो । 
सुबरड, सुधर--वि. [सं. सुधठ | ( १) सुडोल, सुंदर । (२) 
(हाथ के कास में) निपुण, कुछल | उ.--सब्द संग 
मृंदंग मिलवत सुधर नंदकुमार--पृ० ३४६ (४५) । 
सुड्धई, सुधरई--संज्ञा स्त्री, [हि० सुघड़-- ई| (१) 
अच्छो बनावट, सुडीोलता । (२) कुशलता, निपुणता । 
सुबड॒ुता, सुघरता, संज्ञा स्त्री [ हि. सुघड़ + ता ] (१) 
अच्छी बनावट, सुडोलता। (२) दक्षता, कुशलता । 
सुघड॒पन, सुधरपन--संज्ञा प्‌. [हि. सुघड़ +पन] (१) 
अच्छी बनावट, सुंदरता। (२) निपुणता, दक्षता । 
सुधड़ाई, सुघराई--संज्ञा स्त्री. [हि. सुघड़ + आई ] (१) 
अच्छी बनाबट, सुडौलता । उ,-अंग दिखाइ गई हंसि 
प्यार, छुरति-चिन्हनि की सुधराई--२१८४॥ (२) 
कुशलता, निपुणता । हि 
सुघड़ाया, सुधराया--संज्ञा पुं. [हि. सुघड़ -+ आया] (१) 
अच्छी बनावढ, सुंदरता । (२) दक्षता, कौशल । 
सधडी, सुधरो--संज्ञा स्त्री. [सं, सु+हिं. घड़ी] शुभ 
समय या साइत। 
वि. स्त्री, [हि. सुधड़] सुडौल, सुंदर । 
सुघडी, सुघरी--संज्ञा स्त्री. [हि. सु+घड़ी] अच्छी या 
शुभ घड़ी, साइत या समय | 
वि. स्त्री, [हि. सुघड़] सुडौल, सुंदर । 
सुघोष--वि, [सं.] सुंदर स्वर या कंठवाला । 
सुचंग--संज्ञा पुं. [डि, | घोड़ा, अश्ब । 
सुचंद, सुचंद्र--वि. [सं, सु चंद्र] उत्तम श्रेष्ठ । 
संज्ञा पुं, पुणिमा का चाँद । 
सुच--वि. [सं, शुचि.] (१) पवित्र । (२) स्वच्छ । 


[ १७६० |] 


सुचना--क्रि. स. [सं, संचय| इकट्ठा करना । 
क्रि, अ. एकत्र या संचित होना । 
सुचरित, सचरित्र--वि, [सं,.] उत्तम आचरण वाल। । 
सुचरित्ा--वि. [सं.] सती, साध्वी । 
सुचाज-वि.[सं. शुचि] (१) पवित्र । (२) स्वच्छ. 
संज्ञा स्त्री, [सं, सूचना ] (१) सूचना । (२) चेतना । 
स॒ुचान--संज्ञा स्त्री. [हि. सेंचना] (१) सोचने की क्रिया 
या भाव (२) सुभ, विचार । (३) सुझाव, सुचना । 
सुचाना, सुचानो--क्रि. स. [हि. सोचना] (१) सोचने को 
प्रबुत्त करना । (२) बिखमा । ( ह ) ध्यान आक्षुष्ट 
करना । 
सुचार--संज्ञा स्त्री, [सं, सु+हि. चाल] 
चाल | (२) उत्तम आचरण । 


१) अच्छी 


वि, [सं, सुचारु] सुंदर, मनोहर । उ,--सांख्यायत _ 


से बहुत महामुनि सेवत चरन सुचार - सारा, ५७। 

सुचारु-वि. [सं.] बहुत सुंदर । 

सुचाल--संज्ञा स्त्री. [सं.सु +- हि. चाल] (१)अच्छी चाल । 
(२) उत्तम आचरण । 

सुचाली-वि. [हि. सुचाली] (१) अच्छी चाल वाल । 
(२) अच्छे आचरण वाला । 

सुचि- वि, [सं, शुचि] (१) पवित्र । उ.--दिन दस लॉ 
जलकुंभ साजि सुचि दीप-दान करवायौ--९-५० । 
(२) स्वच्छ । उ.--बुन्दा बिपिन बिसद जमुना-तट 
सुचि ज्यौनार बनाई--४१६ । 

सुचिकरमा--वि. [ सं, शुचिकर्म ] पुण्य कार्य या पवित्र 
आचरण करनेवाला | 

सुचित --वि. [सं. सुचित्त] (१) जो (किसी काम से) 
निवृत्त हो गया हो । (२) निश्चित । उ,--अबहिं 
निबछरो समय सुचित छल हम तो निधरक कीजै-- 
१-१९१। (३) एकाग्र, स्थिर, सावधान । उ.-- तब 
पहिचानति जानि प्रभु को भुगु परम सुचित मन कीन्‍न्हों 
--२९७१॥। 

सुचितई--संज्ञा स्त्री. [हि. सुचित] (१) फुरसत, छुट्टी । 
(२) निरश्चितता | (३) एकाग्रता, स्थिरता । 

सुचिती--वि. [हिं. सुचित] जिसका चित्त दुविधा में त 
होकर, स्थिर हो । (२) निहित । 


सुचित्त--वि. [सं,] (१) (किसी कार्य से) निबृत्त । (२) 
निर्दिचत । (३) एकाग्र, स्थिर (४) स्थिर चित्तवाला । 
सुचिमंत, सुचिमत--वि. [सं. शुचि+ मत] शुद्ध या 
पवित्र आचरणवाला, सदाचारी । ह 
सुचिमन--वि. [सं, शुचि-+ मन] पवित्र सन वाला । 
सुचिर--वि. [सं.] (१) प्रुराना । (२) स्थायी । 
सुर्ची---संज्ञा स्त्री. [सं. शची] इंद्र-पत्नी शची । 
वि. [सं, शुच्रि] पवित्र | उ.--जमुना, तोहि बहद्यो 
क्यों भावे ।”“*“'। तेरौ नीर सुची जो अब लौं खार- 
पनार कहांवे - ५६१ । 
सुचेत--वि. [सं. सुच्नेतस्‌] चौकन्ना, सावधान । 
संज्ञा पुं. [सं, सु+-हि. चेत] चेतना, ध्यान | उ. 
“बुद्धि सोचति त्रिया ठाढ़ी नेक नहीं सुचेत--२१८७ । 
सुचेता--वि. [हि. सुचेत] चौकन्ना, सतर्क । 
सुच्चा, सुच्चो--वि. [सं. शुत्ति] (१) पवित्र, शुद्ध । 
(२) जो जूठा न किया गया हो। (३) ठीक, निर्दोष । 
(४) असली, सच्चा । 
सुच्छंद--वि. [सं. स्वच्छंद] (१) स्वतंत्र | (२) निरंक॒श । 
सुच्छु--वि. [सं. स्वच्छ| (१) निर्मल । (२) पत्रित्र । 
सुच्छम--वि. [सं, सूक्ष्म] बहुत छोटा, पतला या थोड़ा । 
सुछंद --वि, [सं, स्वच्छंद] (१) स्वाधोन, स्वतंत्र | उ,-- 
सब सखि-सखा सुछंद--१०-२०३ । (२) निरंकुश । 
सुजक्का--वि. [? | सुंदर, मनोहर । > 


. सुजघन संज्ञा स्त्री, [सं, सु-- हि. जघन] सुंदर जाँघ । 


उ,- जानु सुजघन करभ-कर आकृति १-६९ । 
सुजन--संज्ञा प्‌. [सं,] भला या सज्जन पुरुष | उ,-- 
(क) सुजन-बेष रचना अति जनमनि आयोौ पर घन 
हरतौ--१-२०३ । (ख) बिप्र सुजन चारन-अबंदीजन 
सकल नंद-गृह आये--- १ ०-८७ । 
संज्ञा प्‌. [सं, स्वजन] परिवार के लोग, आत्मोय- 
जन | उ,--हरपित सुजन सखा त्रिय बालक क्ृष्ल 
मिलन जिय भाए। 
सुजनता--संज्ञा स्त्री, [सं,] भलमंसी, सोजन्य । 
सुजन्मा--वि. [ सं. सुजन्मन्‌ ] अच्छे कुल में जन्‍्मा 
हुआ। # 
सुजल-संज्ञा पं. [सं. सु+ जल |अच्छा या पवित्र जस ।.उ, 


हक 


जज 


जे है 
र्श्् 


[ १७६१ 


--सूरु सुजल सींचियै करृपानिधि निज जन चरन-तढी 
१-९८॥ 
सुजस--संज्ञा पु. [सं. सुयश] सुंदर कीति । उ.--(क) 
जाकौ सुजस सुनत अरु गावत जहैं पाप-बृन्द भजि 
भरहरि--१-३ १२। (ख) निगम जाकौ सुजर्स गावत 
१४5 कैरै न: 
सुजागर--विः [सं. सू+जाौंगर -- प्रकाशित होना] (१) 
प्रकाशमान । (२) सुंबर, सुशोभित । 
सुजात--वि, [सं.] (१) उत्तम कूल में उत्पन्न, कूलीन । 
(२) सुंदर, सनोहर । 
सुजाति, सुजाती--संज्ञा स्त्री. [सं, सुजाति] उत्तम जाति 
या कुल । 
वि. उत्तम जाति या कुल का । उ. - यह पाती ले 
जाहु मधुपुरी जहाँ बसे स्थाम सुजाती--२९५१॥ 
सुजातिया- वि, [सं, सुजाति]उत्तम कूल का । 
वि. [सं. स्व+जाति| अपनी जाति का । 
सुजान--वि. [सं. सज्ञान] (१) चतुर, समभदार । उ. -- 
(क) दीनानाथ क्पाल परम सुजान जादौराइ--३-३। 
(ख) सुक कहथो,. सुनि यह नृपति सुजान--५-४ | 
(२) निपुण, कुशल, प्रवोण । (३) विज्ञ, पंडित | उ, 
--निगम जाकौ सुजस गावत सुनत संत्त सुजान--१- 
२३५ । (४) सज्जन । 
संज्ञा प्‌, (१) पति। (२) प्रेमी । (३) ईश्वर । 
सुजानता--संज्ञा स्त्री, [हि. सुजान+ ता | (१) चऋतुरता, - 
समभदारी । (२) निपुणता (३ ) विज्ञता । (४) 
सज्जनता । 
सुजानी- वि, [हिं, सुजान] विज्ञ, पंडित, ज्ञानी । 


- सुजोग--संज्ञा प्‌. [सं.सु+योग] (१) अच्छा या उपयुक्त 


अबसर । (२) अच्छा सेल या सुयोग । 
सुजोधन --संज्ञा पुं. [सं. सुयोधन_] 'दुर्योधन' का एक नाम । 
सुजोधा--वि. [सं. सु+ योद्धा] बहुत वीर, बड़ा योद्धा । 
उ.--जग्य समय सिसुपाल सुजोधा अनायास ले जोति 
समोयौ-- १-४४ । 
सुजोर--वि. [ सं, सु+ फ़ा. जोर ] (१) मजबूत, दृढ़ । 
/* (२) बलवान, बलो | 
सुज्ञ-वि. [सं.] पंडित, विदान । 


] 


सुझान- संशा प्‌, [सं,] उत्तम या श्रेष्ठ ज्ञान । उ.--जो ह 


कछु हरि सौं सुन्यौ सुज्ञान, कहयो मयप्रेय ताहि 
बखान--४-३ । 
सुज्ञानवान - वि. [सं, सुज्ञान + हिं. वान] बहुत ज्ञानी । 
.उ.--पुत्र सुज्ञानवान मोहि दीज--४-३ । 
सुकाइ--क्रि, स, [हिं. सूझना] दिखायी देता है । 
मुहा. कछु न सुझाइ--(१) कुछ दिखायी नहीं 


देता है । (२) फुछ समझ में नहीं आता, कोई उपाय... 


नहीं सूझता । 3.--तब तें अब गांढ़ी परी मोकौं कछु 
न सुझाइ--५८९ । 


सुझाना, सुकानो -क्रि. स. [हि. सुझना] (१) दिखा, 


देखने को प्रवृत्ता करना | (२) दूसरे की समझ या 
ध्यात में लाता । 

सुकाव--संज्ञा पं. [हिं, सुझाना -+ आव ] (१) सुभाते की 
किया या भाव। (२) किसी नयी या विशेष बात, पक्ष 
या अंग की ओर ध्यान बिलाना। (३) इस प्रकार 
ध्यान दिलाने के लिए कही गयी बात । 


सुद्ुकना, सुटुकनो--क्रि, अ. [अनु.] (१) चुपचाप चले | 


या खिसक जाना । (२) सिकुड़ना । 
क्रि. स. सुटका या चाबुक सारता । 

सुठ--वि, [हि. सुठि | (१) सुंदर । (२) उत्तम । (३) 
बहुत । ४ 

सुठहर--संज्ञा प्‌. [सं. सु+हि. ठहर -स्थान] अच्छाया 
बढ़िया स्थान । 

सुठान--वि, [सं, सु+ हि. उठान] (१) जिसकी उठान 

' अच्छी हो । (२) सुडौल, सुंदर । 

सुठार--वि. [सं. सुष्ठ, प्र. सुट्र] सुडौल, सु दर । उ.-चपल 
नैन नासा बिच सोभा अधर सुरंग सुठार--१६८४ । 

सुठि--वि. [सं. सुष्ठु, प्रा, सुट्ट | (१) बढ़िया, अच्छा । 
उ.--(क) बहुत प्रकार किये सब ब्यंजन' अनेक बरन 
भिष्ठान । अति उज्ज्वल कोमल सुठि सुंदण देखि 
महरि मन मान--१०-८९। (२) सुडौल, सुंदर । 
(३) बहुत, अत्यंत । उ.---(क)केहरि नख उर पर रुरै 
सुठि सोभाकारी--१०-१३४॥ (ख) खवन सुनंत सुठि 
मीठे बोल--६३० । (ग) सुठि सुठान ठोड़ी अति 
सुन्दर सुन्दरता को सार--२०६२- 


>) 


[| १७६२ ] 


सुठेना, सुठौन--वि. [हिं. सुठि] (१) अच्छा, बढ़िया । 
(२) सुडौल, सुंदर । (३) बहुत, अत्यंत । 
सुडकना-क्रि. अ. [अनु.] नाक या मुँह से सुड़-सुड़' 
शब्द करके ऊपर खींचना। े 
सुडसुडाना--क्रि. स. [अनु, ] 'सुड़-सुड़' शब्द करना । 
सुडौल--वि. [सं. सु+हि. ढंग] सुंदर बनावट या 
आकारवाला, जिसके सर्च अंग ठीक हों । 
सुढंग--संज्ञा पुं. [सं. सु+ हि. ढंग] (१) उत्तम रीतिया 
ढंगबाला । (२) सुघड़ता, सुंदरता । 
सुढंगी--वि. [हि. सुढंग] (१) उत्तम रीति या ढंगवाला । 
(२) सुघड़, सुंदर । (३) उच्च कोटि का । 
सुढर--वि. [सं. सु+हि. ढलना | दयालु, कृपालु । 
वि, [सं, सु+ हि. ढार | सुडौल, सुंदर । 
धुढार, सुढारु-वि, [सं, सु-+ हि. ढलना] (१) सुंदर 
ढला या बना हुआ। उ.-- (क) (पालनौ अति सुन्दर) 
पक आनि धरस्रौ नंद-द्वार अतिहीं सुंदर सुढार-- 
१०-४१ | (ख) डाँडी खचि पचि-पचि मकंत मय पाँति 
सुढ।र--२२८९ । (२) सुडौल, सुंदर । उ---(क) 
कर ऊपर लै राखि रहे हरि, देत, न मुकता परम 
सुढार -१०-१७३ । (ख) कनक बरन सुढार सुन्दरि 
सकुचि बदन दुराइ-- ६७६ । 
सुतंत, सुतंतर--वि. [सं. स्वतंत्र | स्वाधीन । 
छुतंब्र-वि. [सं, | अच्छा तंत्र या झासन । 
वि. [सं. स्वतंत्र | स्वच्छंद, स्वाधीन । 
सुतंत्रि--वि. [सं.] ( वीणा आदि ) तंत्र (- तार)-वाच्य 
बजाने में निपुण या प्रवीण । 
सुत--प्रंज्ञा पुं, [स. | बेटा, पुत्र | उ.--वनसुत-दारा काम 
न आवें--१-८० । 
वि, (१) पाथिव । (२) उत्पन्न, जात । 
सुतथार---संज्ञा पुं. [सं. सूत्रवार| (१) नाद॒बशाला का 
प्रधान जो नाटक के अभिनय का सारा प्रबंध करताहे । 
(२)(क्रिप्ती कार्य या योजना का)संचालक या प्रबंधक । 
खुतना-क्रि, अ. [हि. सूतता] (१) ऊपर से नीचे की 
ओर हाथ फिरना। (२) डोरे आदि पर माँक चढ़ना। 
(३) नुचना, खसोटा जाना । (४) साफ होना । (५) 
सुख जाना, चुस जाना । 


सुतनु--वि. [सं.] सुंदर शरीरवाला (वाली)। 

सुतप्त --वि. [सं,] गरम, गुनगुना | उ.--देखत सुतप्त 
जल तरसैं--१०-१८३ । 

सुत-याग - संज्ञा पुं. [सं.] वह यज्ञ जो पुत्र को कामना से 
किया जाय । 

सुतर--संज्ञा प्‌. [अ, शुतुर] ऊँठ । 

वि. [ सं. ] जो सरलता से तेर कर पार की या 

किया जा सके ।* 

सुतरनाल - संज्ञा स्त्री. [अ. शुतुर -+ फ़ा. नाल] तोष जो 
ऊंट पर रखकर चलायी जाय । 

सुतरां--अव्य, [ सं. सुतराम ] (१) इसलिए, अठा' । 
(२) और भी, अपितु । 

सुतरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. तुरही] तूर, तुरही (बाजा) । 

संज्ञा स्त्री, [हि. सुतली | सुतली । 

सुतल--सज्ञा पुं: [सं,] सात पाताल लोकों में से एक । 
उ,--(क) अतल बितल अरु सुतल, तलातल और 
महातल जान--सारा, ३१ । (ख) सुतल लोक में 
थिर करि थाप्यो--सारा, ३४३ ॥ 

सुतली--सज्ञा स्त्री, [हि. सूत] सूृत या सन की बटी हुई 
पतली डोरी । 

सुतवॉ--वि, [हिं. सूतवाँ] सुडौल । 

सुतहर, सुवहार--संज्ञा प्‌. [सं, सूत्रकार] (१) बढ़ई । 
उ, -(क) कनक-रतन-मनति पालती गढ़चौ काम सुत- 
हार--१ ०-४२ । (ख) मोतिनि झालरि नाता भाँति 
खिलौना रचे बिस्वकर्मा सुतहार--१०-5४ ॥ (२) 
कारीगर, शिल्पकार, शिल्पी । 

सुतहा--त्रि. [हि. सूत | सूत का, सुत-संबंधी । 

सुता--संज्ञा स्त्री. [सं.] बेटी, पुत्री । उ.--द्रुपद-सुताहि 
दुष्ट दुरजोचन सभा माहि पकरावे--१-१२२ | 

सुता-सिंधु--संज्ञा स्त्री. [सं, सिंधु +सुता] लक्ष्मी । उ, 
चक्रत होइ नीर में बहुरि ब्रुडकी दई सहित सुता-पिशथु 
तहाँँ दरस पाए---२५७० । 

सुताना--क्रि. स, [हिं. सूतना | 'सुतने' को प्रवृत्त करना, 
'सुतने' का काम दूसरे से कराना । 

सुतार--संज्ञा पुं. [सं. सूत्रकार] (१) बढ़ई। (२) कारी- 
गर, शिल्पकार, शिल्पी । 








[ १७६३ ] 


वि, [सं. सु+तार] अच्छा, उत्तम । 

संज्ञा पूं, सुभीता, सुविधा का समय । 
सुतारी--संज्ञा स्त्री. (हि. सुतार] (१) बढ़ईगीरी । (२) 

कारीगरी, शिल्प-कौशल या कला । 

'» संज्ञा पूं. (१) बढ़ई । (२) शिल्पकार, शिल्पी । 
सुतिन--वि. [सं, सुतनु] सुन्दरी, रूपवती । 
सुतिनी--बि. [सं.] पृत्रवतीरं (स्त्री) । 
सुतिया--संज्ञा. स्त्री. [देश,] गले का एक गहना, हसली । 
सुतिहर, सुतिहार - संज्ञा पु. [सं. सूत्रकार] (१) बढ़ई । 

उ.--(क) मोतिति झालरि नाना भाँति खिलौता रचें 

बिस्वकर्मा सुतिहार ( सुतहार )--१०-८५४ । (ख ) 

बिस्षकर्मा सुतिहार खुतिधार सुलभ सिलप दिखावनों 

- २२८० । (२) शिल्पकार, शिल्पी । 
सुती--बि. [सं, सुतिन] जिसके पुत्र हो । 
म॒तीक्षण, सुतीक्ण, सुतीखन, म॒ुतीकृन--संज्ञा, पूं 

[सं. सुतीक्षण | अगस्त्य मुनि के भाई जो बनवासकाल 

में भी रामचन्द्र से सिले थे । उ. - दरसन दियौ सुती- 

छुन गौतम पंचव्टी पर धारे--सारा, २५६। 


वि. (१) बहुत तीखा। (२) बहुत तेज धारवाला । _ 


सुतीछा--[ सं. सुतीक्षण ] (१) बहुत तोखा । (१) बहुत 
तेज धारवाला । 

स॒तुद्दी- संज्ञा स्त्री, [सं, शुक्ति] सीपी । 

सुतोष--वि. [सं.] जिसे संतोष हो गया हो । 

सत्ता-- वि, [हिं. सोता] सोया हुआ, निद्वित । 

सुथना--संज्ञा. पुं. [हिं. सूथन] एक तरह का पायजामा । 

सथनिया, सुथनी--संज्ञा स्त्री. [ हि. सूथन ] स्त्रियों के 
पहनने को सूथन । 

सुथरा --वि. [सं. स्वच्छ | साफ, स्वच्छ । 


सुथरी--वि. स्त्री, [हिं, सुधरा] स्वच्छ । उ.--सौइ रहौ 


सुथरी सेजरिया--१०-२४६ । 
सुथराई--संज्ञा स्त्री, [हिं. सुथरा] स्वच्छता । 
सुथरापन--संज्ञा पुं, [हिं. सुथरा -+- पन] सफाई । 
.सुथराशाह--संज्ञा पुं. एक महात्मा जो गुरु नानक के 
शिष्य थे । ु 
सुथरेशाही- संज्ञा स्त्री. [सुधराशाह] (१) सुथराज्षाह का 
संप्रदाय । (२) इस संप्रदाय का अनुनायी । 


सुथल--संज्ञा पुं, [सं, सु+ स्थल] सुंदर स्थान । उ.-- 
हंस मानो मानसर अरुन अंबुज सुथल निरखि आनंद 
करि हरषि गाज--२६१४। 

सुथिर--वि. [सं. सु+स्थिर] अत्यंत स्थिर या बृढ़ | उ' 
--अति पूरन पूरे पुन्य रोपी सुधिर थुनी --१०-२४.। 

सुदंत--वि. [सं, सुदन्‍्त] सुंदर दाँतोंवाला । 

सुदक्षिण, सुदल्छिन--संज्ञा पुं. [सं. सुदक्षिण] एक 
राजा । उ.--नृप सुदक्षिण जरबौ जरी बाराणसी 
“7१०-३४५। 

सुदक्षिणा, सुदच्छिना--संज्ञा स्त्री. [सं. सुदक्षिणा] (१) 
राजा दिलीप की पत्नी का नाम । (२) श्रीकृष्ण की 
एक पत्नी का नाम । 

सुदत, सुदत्‌ू--वि. [सं. सुदत्‌ ] सुंदर दाँतोंवाला । 

सुदती--वि. स्त्री, [ध.] सुंदर दाँतोंवाली । 

सुदरसन, सुदर्शन--संज्ञ। पु. [सं. सुदर्शन] (१) विष्णु के 
चक्र का नाम | उ.--(क) जब जब भीर परी संतनि 
को चक्र सुदरसन तहाँ सेभारधभौ--१-१४॥ (ख) चक्र 
सुदरसत रच्छा करे --९-५। (५) श्षिव। (३) एक 
प्रकार का चूर्ण जिसका प्रयोग विषम ज्वर में होता है । 

वि. जो देखने से सुंदर हो, प्रिय दर्शन । 
सुदरसनपानि, सुदशनपाणि--संज्ञा पुं. [सं, सुदर्शन- 
पाणि] (सुदर्शनचऋधारी) विष्णु । 

सुदरसना, सुदशेना--वि, स्त्री. [सं. सुदर्शन] जो देखनेमें 
सुंदरी हो, प्रियदर्शनी । 

सुदल्ल--वि. [सं,] अच्छे दल या पत्तोवाला । 

सुदामा--संज्ञ। पुं. [सं, सुदामत्‌ ] (१) एक निर्धन ब्राह्मण 
जो श्रीकृष्ण का सहपाठी था और जिसे उन्होंने इंद्र- 
जैसा वेभव प्रदान किया था। उ, - (क) रंक सुदामा 
कियौ इंद्र-सम--१-९५ | (ख) चारि पदारथ दिन 
सुदामा तंदुल भेंट धरचौ-१-१३३ । (२) श्रीकृष्ण का 
एक गोप सखा । उ.--(क) सुबल, श्रीदामा, सुदामः 
वे भए इक्त ओर--१०-२४४। (ख) बछरा चारन 
चले गुपाल । सुबल सुदामा अरू श्रीदामा संग लिए 
सब ग्वाल--४१०। (३) कंस का एक माली जो भर 
कृष्ण को सथुरा में मिला था। उ.--धनुषसाला च॑ले 
नंदलाला | । पुनि सुदामा.कहचौ, गेह मम अति 





[ ७६४ ] 


निकट कृपा करि तहाँ हरि चरन धारे--ना , ३६६५॥। 

सुदास--वि. [सं.] अपने आराध्य की भलोी-भाँति पूजा- 
उपासना करनेवाला । 

सुदि--संज्ञा स्त्री, [हि. सुदी,] शुक्ल पक्ष । 

सुदिन--संज्ञा पुं, [सें. सु-दिन] (१) अच्छा या शुभ 
दिन | उ.--बिप्र बुलाइ नाम ले बूझयौ, रासि सोधि 
इक सुदिन धरधभौ--१ ०४५८ । (२) सुख-सोभाग्य के 
दिन । 

सुदिब--वि, [सं.] चमकोला, दीप्तिमान । 

सुदी- संज्ञा स्त्री, [सं. शुक्ल या शुद्ध] शुक्ल पक्ष । 

सुदीपति, सुदीप्ति--संज्ञा स्त्री. [सं, सुदीप्ति] खूब 
उजाला, अंत्यत प्रकाश । 

सुदूर--वि. [सं.] बहुत दूर । 

सुरढ--वि. [सं.] बहुत मजबूत । 

सुशरष्टि - संज्ञा पुं. [सं,] गिदूध । 

.... संज्ञा स्त्री, (१) उत्तम दृष्टि । (२) कृपापूर्ण दृष्टि । 
उ,--(क) कृपानिधान, सुदृष्टि हेरिये, जिहि पतितनि 
अपनायौ--१-२०५। (ख) वहौ बिरद की लाज दीन- 
पति करि सुदृष्टि देखौ--३४०१। 

वि. (१) दूरदर्शी । (२) दूरदृष्टिबाला । 
सुंदेश--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सुंदर या उत्तम देश । (२) 
उचित या उपयुक्त स्थान । 
वि. (१) सुंदर, मनोहर । (२) उत्तम, श्रेष्ठ । 
सुद्देष्णु--संज्ञा पुं, [सं,] रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
सुदेस--संज्ञा पुं. [सं, सुदेश] (१) सुंदर या उत्तम देश । 
(२) उचित या उपयकत स्थान । 
वि. सुंदर | उ.--(क) कटि तट पीत बसन सुदेस 
--६३३ । (ख) अति सुदेस मृदु चिकुर हरत मन-- 
१०-१०८ | (ग) घन तन स्थाम सुदेस पीत पट -- 
२५६६ | 
संज्ञा पुं. [सं. स्वदेश] अपना देश । 
: सुदेसी--वि. [सं. स्वदेशी] अपने देश का। 
. सुद्रेह--संज्ञा पुं, [सं.] सुंदर शरीर । 
वि. सुंदर, मनोहर । 
सुदेव--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सौभाग्य । (२) सुसंयोग । 


सुछ-वि. [सं. शुद्ध] (१) पत्रित्न (२) स्वच्छ, निर्मल । 
“जा जल सुद्ध निरखि सन्‍्मुख ह्लै सुंदर सरसिज 
तैनी--९-११। (३) उत्तम, श्रेष्ठ | उ.--मुंख मृद्ु 
बचन जानि मति जानहु, सुद्ध पंथ पग धरतौ--१- 
२०३ । (४) ठीक, सही । (५) खालिस, जिसमें सिला- 
बट न हो । (६) निर्दोष । 
सुद्धों--अव्य. [सं, सह] मिलाकर, समेत । 
सुद्धा--संज्ञा स्त्री, [ सं. शुद्धा ] एक प्रकार की भक्ति । 
उ.--माता भक्ति चारि परकार | सत रज तम गन 
सुद्धा सार--३-१३ । 
वि. जिसमें 'शुद्धा' भक्ति हो। उ.--सुद्धा भक्त 
मोहि कौं चाहै । भक्तिहुँ कॉं सो नहिं अवगाहै 
न-रे१२१ 
सुद्धि--संज्ञा स्त्री, [हि. सुध] (१) याब, स्मृति । उ,-- 
देह-गेह की सुद्ध बिसारी--११६१। (२) । खबर, 
पता । उ,--गोपी हुतीं प्रेमरपत माती तिन ताकौं कछ 
सुद्धि न पायौ--२३१६ । 
संज्ञा स्त्री, [सं, शुद्धि] (१) 'शुब्ध' होने या करने 
का कार्य या भाव । (२) स्वच्छता । 
सुद्यू म्त--संज्ञा पुं, [सं,] बेवस्वत सनु का पुत्र जो शिव 
जी के शाप से स्त्री हो गया था और बुध की आराधना 
से शापमुक्त हुआ था | उ,- हरि ता पुत्री कौं सुत 
करचौ । नाम सुद्युम्त ताहि रिषि धरचौ--९-२ | , 
सुद्रष्ट--वि. [सं. सुदृष्ट | दयालु, कृपालु । 
सुधंग--संज्ञा पुं, [हि, सुढंग] उत्तम ढंग या रीत । 
वि. सुंदर, मनोहर ॥ उ.-- (क) गति सुधंग सों 
भाव दिखावत-पृ. ३४६ (४४) । (ख) गति सुधंग 
नृत्यत ब्रजनारी--पू. ३४६ (४३) । (ग) कबहुँ चलत 
सुधंग गति सौं-प्‌. ३५२ (८०) । 
सुध--संज्ञा स्त्री. [सं. शुद्ध | (१) याद, स्मृति । 
मुहा, सुध दिलाता- स्मरण कराना । सुध न 
रहना--भूल जाना । सुध बिसरना, बिसराना, बिसा- 
रना, भुलाना या भूलता-- (किसी को) भूल जाना । 
(२) होश, चेतना । 
मुहा, सुध बिसरनता--होश सें न रहना, अचेत 
होना । सुध बिसराता-बेहोश या अचेत करना। 


[ १७६५ |] 


सुध न रहना--बेहोश या अचेत हो जाना । सुध 
सँभालता--होश में आता । 
(३) खबर, हाल, पता । 
महा. सुध लेना--पता या हाल-चाल जानना । 
सुधे रखना--खोज-खबर, पता या चोकसी रखता । 
सुध लीन्हीं--खोज-खबर की, पता लगाया | उ,-- 
प्रद्यमन को बिलंब भयो तैंब सत्रूजित सुध लीन्ही । 
वि. [सं. शुद्ध) (१) पवित्र । (२) स्वच्छ । (३) 
: ठीक, सही । (४) खालिस । (५) निर्दोष । 
संज्ञा स्त्री, [सं, सुधा] अमृत । 
सुधनक,--वि. [सं.] बड़ा अमीर या धनी । 
सुधना, सुधनों--क्रि. अं, [सं शुद्ध ठीक या शुद्ध किया 
जाना या होता । 
सुधनु - संज्ञा पुं. [सं,] उत्तम या श्रेष्ठ धन । उ.--धर्म- 
सुधन लुटयौ--१-६४ । 
सुधन्वा--वि. [सं,] अच्छा धनुर्धर । 
सुध-बुध-संज्ञा स्त्री, [ सं. शुद्ध+बुद्धि | होश-हवास, 
चेत, ज्ञान, चेतना । 
मृहा० सुध-बुध खोना (जाती रहना, ठिकाने न 
होना या मारी जाना)--होश-हंबास जाते रहना, 
बुद्धि ठिकाने न रह जाना । 
सुधमना--वि. [हि. सुध -- होश + मत | (१) जो होश में 
हो, सचेत । (२) सावधान, सतके । 
सुधरतौ--क्रिं. अ. [ हि. सुधरना ] बन जाता, ठीक हो 
जाता। उ.---अबकौ जन्म, आगिलौ तेरौ, दोऊ जन्म 
सुधरतौ--१-२९७ । 
सुधरना, सुधरनो--क्रि. अ, [हिं. शोधन या हि. सु-- 
ढरना] (१) बिगड़ी या सदोष वस्तु का ठीक होना । 
(२) बिगड़ी आदतों वाले का ठीक या भला होना । 
सुधराई--संज्ञा स्त्री. [हि. सुधरना] सूधरने, सुधारने या 
सुधरवाने की क्रिया, भाव या सजदूरी । 
सुधमे--्रि. [सं.] (१) पुण्य कर्म करनेवाला, धर्मपरायण। 
(२) अच्छा, बढ़िया । 
संज्ञा पूं, पुण्य कर्तव्य, उत्तम धर्म । 
सधर्मनिष्ठ- वि. [सं.] अपने धर्म पर दृढ़ रहनेबाला । 
संधर्मा--वि, [सं, सुधम्मंत्‌] धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण । उ 


-( के ) बात कहम कों यों आवत है बड़े सुधर्मा 
धमंहिपाल--१११२ । (ख) फँसिहारिनि, बटपारिनि 
हम भई, आपुन भए सुधर्मा भारी--११६० । 
सुधर्मी--वि, [सं सुधर्मिन्‌ ] धर्मनिष्ठ, धर्मंपरायण । 
सुधवाना, सुधवानो--क्रि.,स. [हिं, सुधरना] दोष-त्रुटि 
दूर करना, ठीक या शोधन कराना । 
क्रि. स. [हिं, सुध-+दिलाना] सुध दिलाना, याद 
या स्मरण कराना । 
क्रि, अ, सुध आना, याद या स्मरण होना । 
सुधों- अव्य, [हिं. सुद्धाँ] मिलाकर, समेत । 
घुधांग--संज्ञा पुं. [सं.] चंद्रमा । 
सुधांशु, सुधांसु--संज्ञा पुं. [सं, सुधांशु] चंद्रमा । 
सुधा--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) अमृत । उ---(क) मनु उसे 
अंभोज-भाजन लेत सुधा भराइ--६२७.। (ख) अधर- 
सुधा उपदंस सीक सुचि बिधु पूरन सुखवास सचारे-- 
२२७१ । (२) जल । (३) दृध। (४) सकरंद। (५) 
घरती, पृथ्वी । (६) शहद, मधु । (७) चूना । 


. सुधाइ--क्रि. स. [हि. सुधवाना] (लग्न, कुंडली आदि) 


ठोक या निश्चित कराना। उ.--नीकौ सुभ दिन 
सुधाइ झूलौ हो झुलैया--१०-४१ | 
सुधाई - संज्ञा स्त्री. [हिं. सूधा 5 सीधा] सीधापन । 
सुधाकंठ--संज्ञा पुं. [सं.] कोयल, कोकिल । 
सुधाकर - संज्ञा पूं, [सं.] चंद्रमा। ++ 
सुधाघट- संज्ञा पुं.. [सं. सुधा+घट] चंद्रमा । उ,-- 
मुक्ता-माल नंदनंदन उर अर्ध सुधाघर कान्ति। 
सुधातु--संज्ञा पुं. [सं.] सोना, स्वर्ण । 
सुधादीधिति--संज्ञा पुं. [सं.] चंद्रमा । 
सुधाधर---संज्ञा पुं. [सं, सुधा-- धर | चंद्रमा। 
वि. [सं. सुधा+अधर] जिसके अधरों में अमृत 
जसा स्वाद हो । 
सुधाधरण - संज्ञा, पुं. [सं, सुधा -+ धरण] चंद्रमा । 
सुधाधवल - वि. [सं.] चूने जँसा सफेद । 
सुधा-धाम--संज्ञा, पूं. [सं. सुधा-- धाम] चंद्रमा । 
सुधाधार- संज्ञा, पुं, [सं,] चंद्रमा । 
सुधाधी--वि. [सं, सुधा] सुधा के समान । 
सुधाधोत -वि. [सं.] चूने से पुता हुआ । 


ु 


है. 





१७६६ 


_ सुधाना--क्रि. स, [हिं. सुध] याद दिलाना । 
क्रि, अ. याद या स्मरण आना । 
क्रि. अ, (१) ठीक करने या शोधने का काम दूसरे 
से कराना । (२) (लग्न, कुंडली आदि) ठीक या निश्चित 
करना । 
सुधानिधि--संज्ञा. पुं, [सं.] चंद्रमा । उ.--मनहेँ सुधा- 
निधि बषंत घन पर अमत धाइ चहूँ ओर । (२) 
|गर, समुद्र । 
वि, अत्यंत मधुर । 
सुधामयूख--संज्ञा, पुं. [सं,] चंद्रमा । 
सुधार- संज्ञा पु. [हि. सुधरना] (१) सुधरने या सुधारने 
की क्रिया या भाव, संस्कार, संशोधन । (२) बिगड़ी 
हुई बात बनाना या ठोक करना । (३) अधिक अच्छा 
और उपयोगी बनाता । 
सुधारक--संज्ञा पु. [हिं. सुधार-+क] (१) श्रुठि या दोषों 
को दूर करनेवाला, संशोधक । (२) धामिक या साम्ा- 
जिक उन्नति या सुधार के लिए प्रयत्न या आंदोलन 
: करनेवाला । 
सुधारना, सुधारनों--क्रि. स. [हिं. सुधरना] (१) त्रुटि, 
दोष आदि दूर करना। (२) अधिक अच्छा या उप- 
योगी बनाना । 
सुधारनी--वि, [हिं. सुधार] सुधारनेवाली । 
सधारवादी - वि. [हि. सुधार +- वादी] जो सुधार करने 
के पक्ष में हो । 
सुधारश्मि--संज्ञा पुं. [सं,] चंद्रमा । 
स॒ुधारा-वि, [हि. सूध - सीधा +आरा] भोला-भाला, 
सरल प्रकृति का, निष्कपट । 
सुधासुर--संज्ञा पुं. [सं,] राहु ग्रह । 
सुधारि--क्रि स, [हिं. सुधारना] सुधारकर । 
प्र, लीजे सुधारि--(बिगड़ी दशा या स्थिति को) 
ठीककर या बना लीजिए । उ.-- लीज॑ जनम सुधारि 
जा७-३ | 
 सुधारी--वि, [हिं. सुधा -सीधा +आरी ] भोला-भाला, 
सरल प्रकृति का। उ.--फाटक द॑ के हाटक माँगत 
भोरो निपट सुधारी--३३४० । 
क्रि, स. [हिं. सुधारना| (बिगड़ी दशा या स्थिति 


को) ठीक किया या बसाया। उ.--नअ्रह्मा महादेव ते 
को बड़, तिनकी सेवा कछ न सुधारी-- १-३४ । 
सुधारू--वि. [हि. सुधारना | सुधारक, संशोधक । 
सुधाश्रवा--संज्ञा पुं. [ सं. सुधा+श्रवण ] ( १ ) अमृत 
बरसानेबाला । (२) चंद्रमा । 
सुधासदन--संज्ञा पुं. [सं. सुधा +- सदन] चंद्रमा । 
सुधासुर--संज्ञा पूं. [सं.] राहु नामक ग्रह । 
सुधि--संज्ञा स्त्री, [हिं. सुध| (१) याद, स्मृति | उ,-- 
(क) गरभ-बास अति त्रास अथोमुस्त तहाँ न मेरी सुधि 
बिसरी---१-११६। (ख) कोटिक कला काछि दिखराई 
जल-थल सुधि नहिं काल--१-१५४३ | (ग) तब जरला- 
जुन की सुधि आई--३९१ । (घ) जबहीं आवति सुधि 
सखिनि की रहत अति सरमाइ--१६१५॥। (२) होश, 
चेत, ज्ञान, चेतना । उ,--(क) प्रेम-बिबस कछु सुधि 
न अपनियाँ--९१०-१०६ । (ख) सुरछि परी तन-सुधि 
गई--५८९ । (ग) मैमत भए जीव जल-थल के तनु 
की सुधि न सँभार---पूृ० ३४७ (५२) (घ) मन सुधि 
गई संभारति नाहिन--२५४५॥ | 
समृहा. सुधि बिसराई--होश में नहीं रही | उ.-- 
जसुमति. तब अकुलाईइ परी धर तनु की सुधि बिस- 
राई--६०४ । सुधि मलाई--होश-हवास भुला दिये, 
बहुत बिकल कर दिया। उ.--स्थाम तब सांग को 
काटि करि साल्व की सुधि भुलाई--१० उ.-५६। 
(३) खोज-खबर, पता। उ.---(क) पाइ सुधि 
मोहिनी की सदासिव चले--5८-१० | (ख) ल्थावहु 
जाइ जनक-तनया-सुधि रघुपति कौं सुख देहु--९-७४ |! 


सुधि-बुधि--संज्ञा. स्त्री. [सं, शुद्धि-बुद्धि] होश-हुवास, 


चेत । उ.-लवन सुतत सुधि-बुधि सब बिसरी-७४२ | 
सुधियाना, सुधियानो--क्रि, ग. [ हि. सुधि+-आना ] 
याद आता, स्मरण हो आना । 
क्रि, स. याद विलाना, स्मरण कराना । 
सुधी--वि. [सं.] (१) चतुर, समझदार; बुद्घिमान । उ. 
---सुधी निपट देखियत तुमकों तातें करियत साथ -- 
६७४ । (१) विद्वान, पंडित । (३) धामिक । 
संज्ञा स्त्री. अच्छी और तीन्न बुद्धि । 
सुधीर--वि. [सं.] जो बहुत घैमंबास हो । 


[ १७६७ | 


सुधौटी--संज्ञा स्त्री, [हि. सुध्य | सुधा-पात्र । 
सुध्यो, सुध्यौ--संज्ञा स्त्री. [हि. सुध] सुध, याद या स्मृति 
भी । उ.--(क) बैननि हु सुध्यौ भूली--१४७४॥। 
(ख) कबहुँक स्थाम करत इहाँ को मन कीधौं चित्त 
सुध्यौ बिसराई--३११८। 
सुनंद--संज्ञा पुं. [सं.] (१) श्रीकृष्ण का एक पार्षद । (२) 
बलरास का मसल | * 
सुनंदन--संज्ञा पुं. [सं, | श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
सुनंदा--संज्ा स्त्री. [सं.] श्रीकृष्ण की एक पत्नी 
सुनहये - क्रि. स. [हि. सुनाना] सुनाइए, सुनने को प्रवृत 
कोजिए | 3,--बिना नाद संगीत सुधानिधि मूढ़हि 
कहा सुनइये--३३१७ । 
सुन-किरवा--संज्ञा पूं. [हि. सोना-+किरवा कीड़ा | 
हरे पंखबाला एक कीड़ा । 
सुनगुन --वि. [हि. सुन्न +गुस्त] उदास और मौन । 
संज्ञा स्त्री. (१) बहुत धीरे-धीरे को गयी बात, 
_ फुसफुसाहठ, कानाफूसी । (२) वह भेद जो इधर-उधर 
की बातें सुनने से ज्ञात हो । 
सुनत--क्रि, स. [हिं, सुनना] (१) सुनता है, सुनते हैं । 
उ,-- (क) निगेम जाको सुजस गावत सुनत संत सुजान 
--१-२३५ । (ख) जाको सुजस सुनत अरु गावत-- 
१०३१२ । (२) सुनकर, सुनते (ही) । उ.-- घूम रहीं 
जित-जित दि मथनी, सुनत मेघ-घुनि लाजे--१०- 
१३१९ । (ख) सुनत-सुनत सुधि-बुधि सब बिसरी-- 
७४२ । 
सुनति--क्रि, स. [हिं. सुनना] सुनती है । 
सनन--संज्ञा पुं. [हि. सुनना | 'सुनने' की क्रिया या भाव । 
यो. कहन-सुनन--जो केवल कहने-सुनने के लिए 
हो, वस्कुतः न हो । उ.-- सत्जुग लाख बरस की 
आई ।'”। कलिजुग सत संबत रहि गई । सोऊ 
कहन-सुनन कौ रही--१-२३० । 
सुनना, सुननो-क्रि. स. [ सं, श्रवण | (१) कही हुई 
बात या शब्द का ज्ञान कानों से प्राप्त करना, श्रवण 
करता । (२) किसी के कथन पर ध्यान देना। (३) 
भली-बुरी बातें श्रवण करना । 
सुनय--संज्ञा पूं. [सं.] उत्तम नीति। 


सुनयन--वि. [सं. | सुंदर नत्रोंबाला । 
संज्ञा पुं, हिरन, मृग । 
सुनरिया, सुनरी [सं, सुंदरी ] सुंदरी नारी । 
सुनवाई--संज्ञा स्त्री, [हिं. सुनना-+वाई] (१) सुनने को 
क्रिया या भाव | (२) आरोप, अभियोग आदि का 
विचार के लिए सुता जाना । 
सुनवैया - वि. [हिं. सुनना --वैया] (१) सुननेबाला ।(२) 
सुनकर ध्यान वेनेवाला । 
सुनसान--वि, [सं. शून्य + स्थान] (१) निर्जन, एकांत, 
जनहोन । (२) बोरान, उजाड़ । 
संज्ञा पुं, सन्‍माटा । 
सुनहरा, सुनहला--वि. [हि. सोना] सोने के रंग का । 
सुनहा-संज्ञा पूं [सं. श्वान | कुत्ता । 
सुनहु--क्रि. स. [हिं. सुनना] श्रवण करो । उ.--(क) 
हमारी जन्मभूमि यह गाउँ। सुनहु सखा सुग्रीव बिभी- 
षन अवनि अजोध्या नाउँ--९-१६५। (ख) सुनहु 
सखी सतरात इते पर हम पर भौंह तानत--पृ. , 
३२८ (७७) । 
सुना--वि, [हि, सुनना] जो (कथन आदि) श्रषण किया 
गया हो ॥+ 
सुहा, सुना-अनसुना कर देना ( करता )--कोई 
बात सुनकर भी उस पर ध्यान न देना या टाल 
जाना । कहा-सुना-पारस्परिक वार्तालाप में प्रसंगवश 
जो कुछ उचित-अनुचित कह-सुन दिया गया हो । 
सुनाइ--क्रि. स. [ हिं. सुनाता | (१) छुनाकर । (२) 
सुनायी देता है । 
क्रि, अ. [सं, सु-हिं. तवाना] अच्छी तरह 
भुकाकर । 
सुनाई--क्रि. स, [हि. सुनाना] (कहकर) श्रवण करायी । 
उ.-ग्वालनि हरि की बात सुनाई---५८५ | 
संज्ञा स्त्री. (१) सुनने की क्रिया या भाव। (२) 
आरोप, अभियोग आवि का विचार या निर्णय करने 
के लिए सुना जाना । 
सुनाए--क्रि, स. [हिं. सुनाना] अवण कराये। उ---ताहि 
या बिधि बचत कहि सुनाए---१-२७१ । 
सुनांद---संज्ञा पुं. [सं.] शंख । 





[ (७६८ | 


वि. सुन्दर शब्द या ध्वनिबाला । 

सुनाना-क्रि. स. [हिं- सुनना] (१) किसी को सुनने को 
प्रवुत्त करना । (२) खरी-खोटी कहना । 

सुनाभ, सुनाभी--वि. [सं, सुनाभि] सुन्दर नाभिवाला । 

सुनाम--संज्ञा पु. [सं.] यश, कीरति, ख्याति । 

स॒नामा--वि, [सं.] बशस्वी, विख्यात । 

सुनायो, सुनायौ-्रि, स. [हि. सुनाज्ञा] श्रवण कराया। 
उ.--(क) सूरदास सो बरनि सुनायौ--१-२२७ । 
(ख) नृपति बचन यह सबनि सुनायौ--१०-६१॥ 

सुनार--संज्ञा पूं. [सं. स्वर्णकार] सोने-चाँदी. के गहने 
बनानेबाला कारोगर । उ.--बविसकर्मा सुतहार रच्यौ 
काम हू सुनार-- १०४४१ । : 

सुनारिनि, सुनारो--संज्ञा स्त्री, [हिं, सुनार] सुनार की 
स्त्री । उ.--सुनारिनि छ्वै जाउँ निरखि नैननि सुख 
देकँ--पू. ३४९ (६१) । 

सुनारी--संज्ञा स्त्री, [हि. सुनार] सुनार का काम । 

| सुनावत--क्रि, स, [हिं. सुनाना] सुनाता है, श्रवण कराता 
है । उ,-- (क) क्‍यों न सुनावत निज दुख मोहि-- १- 
२९० । (ख) सूर-स्याम के कृत्य जसोमति, ग्वाल-बाल 
कहि प्रगट सुनावत--४८० । 

सुनावन--संज्ञा पुं. [हिं. सुनाना] सुनाने की क्रिया था 
भाव | उ.- सूर सो. दिन कबहूँ तौ छैहै मुरली 
सब्द सुनावन--२७५२। 

सुनावनी--संज्ञा स्त्री, [हिं. सुनाता] (१) दुरस्थ प्रदेश 
से किसी संबंधी की मृत्यु का आया हुआ समाचार | 
(२) ऐसा समाचार आने पर किया जाने वाला शोक, 
स्नान आदि । 

सुनाबै--क्रि. स. [हिं. सुनाना] दूसरे को श्रवण कराये । 
उ,--यह लींला.जो सुने सुनावै--४-१२ । 

सुनासिक- वि. [सं.] जिसकी नाक सुन्दर हो । 

सुनि-क्रि, स. [हिं. सुतना] सुनकर । उ,--नरकौ भज्यो 
ताम सूंति मेरौ--१-९६ । 

श्र, सुनि न जात--सुना नहीं जाता, सुनना 

सहन भहीं होता । उ.--सुनि न जात घर-घर को 
घेरा कांहू मुख न समाऊ--१२२२ । 

सुनियत--क्रि, स. [हिं. सुनना] सना जाता है, सुनते हैं । 


उ.--( के ) सुनियत हैं, तुम बहु पतितंनि कौं दीन्हौ 
है सुखधाम--१-१७९। ( ख ) जाकी चरन-रेनु की 
महि में सुनियत बहुत बड़ाई--९-४० । (ग) मुष्टिक 
अरु चानूर सैल सम सुनियत हैं अति भारे--२५६० । 
(घ) श्रीकंत सिधारौ मधुसूदन पै, सुनियत है वे भीत 
तुम्हारे--१० उ.-६० । 

सुनियन--संज्ञा पु. [हि. सुनना] सुनने की क्रिया या भाव । 

प्र. सुनियन लागे-सुनने लगे, सुनायी देने लगा। 

उ.--संख कुलाहल सुनियन लागे--९-१२५ । 

सुनिहीं - क्रि. स. [हिं. सुनना] सुनूँगा, श्रवण करूँगा । 
उ,-कबहि कमल-मुख सुनिहों उन बोलनि--- १०७४ * 

सुनिश्चित - वि. [सं,] भली-भाँति या दृढ़ता से निश्चित 
किया हुआ । 

सुनी--क्रि, स. [हि, सुनना] श्रवण की । उ.--श्नी भाग- 
वत सुनी नाहि खवननि-- १-६५ । 

सुनीति- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) उत्तम नीति | (२) राजा 
उत्तानपाद की पत्नी जो ध्रुव की माता थी। उ,-- 


उत्तानपाद पृथ्वीपति भयौ। । नाम सुनीति बड़ी 
तिहि दार |”! । अरु सुनीति के भ्रुव सुकुमार-- 
४-९ | 


सुनीथ-- संज्ञा पुं. [सं.] श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 

सुनील--वि. [सं.] बहुत गहरा नीला । 

सुनु-क्रि. स. [हि. सुनता] (ध्यान से) श्रवण करो। उ 
--सुनु सिख कंत, दंत तृन धरि की स्यौं परिवार 
सिधारौ- ९-१ १४ । 

सुनेत्र- --वि. सं.] सुन्दर नन्नवाला । 

सुनै--क्रि, स. [ हिं. सुनना ] श्रवण करो । उ.--यह 
लीला जौ सुने-सुनावै---४-१२ । 

सुनेया--वि. [हिं. सुनना] सुननेबाला । 

सुनेहैं--क्रि स. [हि सुनता] सुवायेंगे, श्रवण करायंगे। 
उ.-खेलत तें तब आइ भूथ्व कहि मोहि सुनेहैं-५८९ । 

सुनोची -- संज्ञा पूं. [देश,] एक तरह का घोड़ा । 

सुनौ-क्रि. स. [हि. सुनना] श्रवण करो | उ, थकक्‍यौ 
बीच बिहाल बिहवल सुनौ करुनामुल-- १-९९ । 

सुज्ष--वि. [सं. शून्य ] निर्जीव, जड़वत्‌, स्पंदनहीत । स्ज 
--महा कठोर सुन्त हिरदे कौ--१-१८६। 





[ १७६९ ] 


संज्ञा पू. सिफर, शून्य । 
सुन्नत-संज्ञा स्त्री, [अ.] खतना । 
सुन्नसान--वि. [हिं. सूनसान] (१) निर्जन, । (२) बीरान। 
सुन्ना- संज्ञा पुं, [सं, शून्य | सिफर, बिंदी । 
सुन्नी---संज्ञा पुं. [अ.] मुसलमानों का एक वर्ग । 
सुन्यो, सुन्यौ--क्रि. स. [हि. सुनता] सुना, श्रवण किया । 
उ,--(क) सूर पतित जूब सुन्यौ बिरद यह तब धीरज 
मन आयौ--९-१९५ | (ख)' नाहीं सूर सुत्यौं दुख 
कबहूँ प्रभु करना मय कंत--९-९२। 
सुपंथ--संज्ञा पुं. [सं.] सत्पंथ, सन्‍्मार्ग , 
सुपक, सुपकक--वि, [सं, सुपक्व ] (१) खूब पका-पकाया 
(फल) | उ.--(क) दसमुख्ल छेदि सुधक नव फल ज्यां 
संकर-उर दससीस चढ़ावत--९-१३१। (ख) सुपक 
बिंब सुक-खंडित मंडित अधर-सुधा-मधु लाल लईरी 
7 -+२११५ | (२) खूब पकाया हुआ (व्यंजन या खाद्य- 
पदार्थ) । उ.--माखन सहित देहि मेरी मैया. सुपक 
सुकोमल रोटी--१००१६३ । 
सुपत्त--वि, [सं,] जिसके पंख सुन्दर हों । 
सुपक्ष्मा--वि, [सं, सुपक्ष्मन्‌ | सुन्दर पलकोंबाला । 
सुपच--संज्ञा पूं. [सं. इवपच | चोंडाल, डोम । 
सुपट--वि. [सं.] सुदर बस्त्रों से युक्त । 
संज्ञा, पूं, सुन्दर वस्त्र । 
छुपठु--वि. [सं,] विषय-विशेष में पारंगत । 
सुपत--वि. [सँ. सु-+ हि. पत -- प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ठित, मान- 
नीय | उ.-- वह जूठों ससि जानि बदन बिधु रच्यौ 
बिरंचि इहै री । सौंप्यो सुपत बिचारि स्थाम हित सु 
तूँ रही लटि ले री--२२७० । 
सुपत्थ--संज्ञा, पुं. [सं. सुपथ | सन्‍्मार्ग । 
सुपन्न-वि. [सं,] (१) जिसके पत्त सुंदर हों । (२) जिसके 
पंख सुन्दर हों । 
सुपथ--संज्ञा पुं. [सं] (१) सुमार्ग, सत्पथ । (२) समतल 
सार्ग । 
वि, [सं. सु+ पथ] समतल । 
सुपद--वि. [सं.] (१) सुंदर पेरोंवाला । (२) तेज चलमे 
वाला । 
संज्ञा पुं. [सं. सु+पद] सुंदर पैर । 


सुपन--संज्ञा प्‌. [सं. स्वप्म] स्वष्त | उ.--मै कह्यौ निसि 
सुपन तौसों, प्रगट भयौ सु आइ--५५० ॥ 

सुपत्तक--वि. [सं. स्वप्त] स्वप्न देखनेवाला । 

सुपना--संज्ञा, पु. [सं स्वप्न] स्वप्न | 

सुपनाना, सुपनानौ--क्रि. स, [हि.सपना] स्वप्त विखाना 
या देना। 

सुपनें-- संज्ञा पू, सवि. [हिं. सुपना] स्वप्न में । उ,--(क) 
लोभ-मोह तैं चेत्यौ नाहीं, सुपर्ने ज्यौँ डहकानौं--१- 
३२९ । (ख) जैसे सुपर सोइ देखियत तैसे यह संसार 
“7२-३१ । (ग) सोवत महा मनो सुपने सखि अवधि 
निधन निधि पाई -- २७८४ । 

सुपरस -संज्ञा पूं. [सं.. स्पर्श] स्पर्श-। उ,--राम सुपरस 
मथ कौतुक निरखि सखी सुख लटैं--९-३२। 

सुपर्ण--वि, [सं.] (१) जिसके पत्ती सुंदर हों । (२) जिसके 
पर या पंख सुंदर हों । 

संज्ञा पु. (१) गरुड़ । (२) पक्षी | (३) किरण । 

(४) सुन्दर पत्ता । (५) सुंदर पंख । 

सुपर्णी--संज्ञा स्त्री. [सं,] गरुड़ की माता । * 

सुपवे--संज्ञा. पुं.. सं. सुपव्वंत्‌] (१) देवता । (२) शुभ 
मुह॒तत या काल । 

सुपाग-संज्ञा पुं, [सं. सु+ हि, पाग] अच्छी पगड़ी। उ.- 
कुंचित केस मयूर चंद्रिका मंडल सुमन सुपाग-१२१४ | 

सुपाव--संज्ञा प्‌. [सं] (१) योग्य और उपयुक्त व्यक्ति । 
(२) सुंदर और पवित्र बर्तन । 

सुपारी--संज्ञा स्त्री. [सं. सुप्रिय] एक वक्ष जिसके फल क्रे 
छोटे-छोटे दुकड़े पान में डालकर खाये जाते हैं । उ. 
--लौंग नारिथर दाख सुपारी कहा लादे हम आवैं-.- 
११०८। 

सुपास--संज्ञा प्‌ं, [देश.] आरास, सुख, सुभीता । 

सुपासी - वि. [हिं. सुपास] सुख देनेबाला । 

सुपीत--वि. [सं.] गहरे पीले रंग का । 


* सुपीन--वि, [सं] बहुत मोटा या बड़ा । 


सुपुल--संज्ञा पुं. [सं,] अच्छा और योग्य पृत्र | उ,.-- 
धन्य सुपुत्र पिता पत्त राख्यौ--९-१५१। 

सुपुरुष--संज्ञा 'पुं, [सं,] (१) सुंबर पुरुष । (२) सत्पुरुष, 
सज्जन पुरुष ! 





[ १७७० ] 


सुपुद--वि, [हिं. सपुददं] किसी को सौंपा हुआ । 

सुपूत--वि, [सं, सु-+ हि. पूत] अच्छा पुत्र, सुपुत्र । 

सुपृती--संज्ञा स्त्री. [हि. सपूत] (१) -सुपुत्र' होने का 
भाव । (२) अच्छे पुत्रों की माता । 

सुपेत, सुपेद, सुफेद--वि. [हिं. सफेद] सफेद । 

सुपेती, सुपेदी, सुफेदी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सफेद] (१) 
.सफेदी । (२) बिछौना ।7३) गद्य, तोशक। (४) 
रजाई, लिहाफ । 

सुप्त--बि. [सं,] (१) सोया हुआ। (२) ठिदुरा हुआ । 
(३) मूंबा हुआ (जैसे फूल) । (४) सुस्त । (५) जिस- 
की क्रिया या चेष्टा रुको हुई हो, निष्क्रिय, अकर्मण्य । 

सुप्तता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सुप्त होमे का भाव । (२) 
सींद, निव्रा । 

सुप्ति--संज्ञा स्त्री.[सं,] (१) नोंद, निद्रा | (२) औंधाई । 
(३).अंग की सिष्चेष्टा । 

सुप्रश- वि. [सं.] बहुत बुधिधमान । 

सुप्रतिष्ड--वि. [सं.] (१) जिसका खूब आदर-सम्सान 
हो । (२) सुप्रसिदूध । 

सुप्रतिष्ठा- संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) अच्छा सान-सस्सान | 
(२) सुप्रसिदध । 

सुप्रभ--वि. [सं.] (१) विशेष प्रभा या प्रकाशयुक्त । (२) 
सूंदर, सुरूप । 

सुप्रभा--संज्ञा स्त्री; [सं.] (१) सुन्दर प्रकाह । (२) अग्नि 
की सात जिह्ठाओं में एक । 

सुप्रमात संज्ञा पु. [सं.] (१) सुन्दर प्रातःकाल। (२) 
मंगलसूचक प्रभात । 

सुप्रसन्न--वि: [सं,] (१) बहुत प्रसन्न | (२) अत्यंत विक- 
सित । (३) बहुत निर्मल । 

सुप्रसाद--वि. [सं.] अत्यंत प्रसन्न या कृपालु । 


: सुप्रसिद्व--वि, [सं.] अत्यंत बिख्याल । 


सुप्रिय- वि. [सं,] अत्यंत प्रिय । 

सुप्रीति--संज्ञा स्त्री. [सं.] सच्ची प्रीति या भक्ति । उ,-- 
औरीौ सकल सुकृत श्रीपत्ि-हित प्रतिफल-रहित सुप्रीति 
ब्ल्ल्रेन्रर्‌ 

सुप्रेम--संज्ञा पुं. [सं.] बहुत अधिक प्रेम | उ.--बाल- 
केलि गावति मल्हावति सुप्रेम भर--१०-१५१॥। 


सुफल--संज्ञा पूं [सं.] सुंदर फल । उ,-- धर बिधंसि नर 
करत किरषि हल बारि बीज बिथरै । सहि सन्मुख 
तउ सीत उष्न कौं सोई सुफल करै--१-११७ । 
वि, (१) सुंदर फल । उ.- अंब सुफल छाँड़ि, कहा 
सेमर कौं धाऊ--१-१६६ । (२) सुंदर फल या फाल 
वाला (अस्त्र) | (३) सफल, कतकायें। उ.--(क) 
सबति कौं अँग परसि कीन्‍्हों सुफल ब्रत-व्यवहारु-- 
७९६ । (ख) नेन सुफल भए सबके-- १८१९ | 
सुफलक--संज्ञा पुं. सं, एक यादवजो अकर का पिता था । 
सुफलकसुत्त-संज्ञा प्‌. [सं, सुफलक-+सुत] अक््र जो 
सुफलक नामक यादव का पुत्र था और जो कंस 7) 
आज्ञा से श्रोकृष्ण, बलराम आदि को मथुरा ले गया 
था। उ.,- सुफलकसुत मिलि ढंग ठान्‍्यौ है, साधे 
बविषमन घात--३३५१ । 
सुफला--वि. [सं,] (१) सुंदर या बहुत फल उपजाने- 
वालो । (२) सुंदर फल या फालवाली । 
सुफेद--वि. [हिं. सफेद] सफेद । 
सुबंध - वि, [सं ] अच्छी तरह बँधा हुआ | 
सुबंधु - वि. [सं.] जिसके अच्छे बंधु या मित्र हों । 
संज्ञा पूं. अच्छा या उत्तम भाई । 
सुवचन--संज्ञा पुं. [सं. सु+ वचन] श्रेष्ठ बचन | उ.-- 
(क) हरिजू कह्मौ, सुनौ दुरजोधन सत्य सुबचन हमारे 
--१-२४२ । (ख) सूर सुबचन मनोहर कहि कहि' 
अनुज सूल बिसरायौ--३७४ | 
सुबधू--संज्ञा स्त्री. [ सं, सु+हिं. बधू ] सुंबर या श्रेष्ठ 
आचरण या संस्कारवाली बधू। उ.---धन्य सुपुत्र 
पिताप्रन राख्यौ, धनि सुबधू कुल-लाज--९-१५१॥ 
सुबरन--वि, [सं. सु+वर्ण | सुदर रंगवाला। 
संज्ञा पुं. [सं स्वर्ण] सोना, स्वर्ण । उ.--सुबरन 
थार रहे हाथनि लसि--१०-३२ । 
वि. सोने के । उ.--सुबरन लंक्र-कलस-आभूषण 
-+९-३० । 
सुबरनियॉ--विं. [सं. सु+वर्ण] सुंदर रंग की । उ,-- 
रुचिर-चिबुक द्विज-अधर, नासिका अति सुंदर राजति 
सुबरनियाँ--- १ ०-१०६ १ " 
सुब॒ल--संज्ञा पुं. [सं,] श्रीकृष्ण का सखा एक गोप | उ,-- 


[ १७७१ । 


(क) सुबल हलधर अर श्रीदामा करत नाना रंग-- 
१०-२१३ ॥ (ख) सुबल श्रीदामा सुदामा वे भए इक 
ओर--१०-२४४ | 
वि, बहुत बली या बलशाली । उ.--सुभट अनेक 
ब्सयुबल दल साजे परे सिंधु के पार--९-८३। 
सुबस-वि. [सं.स्व -+ बस ]|जो अपने वह्य या अधिकार में हो । 
क्रि, वि. अपने वहीं या अधिकार में । उ,--(क) 
सुबस बसों इहि गाउँ--१-१८५५ | (ख) नैन सुबस 
नाहीं अलि मेरे--३४४२ । (ग) तुमरे सुबस सदा अलि 
खेलें--सारा, ५७६ | 
सुबह--संज्ञा स्त्री. [अ,] सबेरा, प्रातःकाल । 
सुबहान अल्ला--पद [अ.] ईश्वर धन्य है । 
सुबात--संज्ञा स्त्री. [सं, सु+ हि. बात] सुंदर बात । 
सुबास--संज्ञा स्त्री, [सं. सु+ हिं. बास] सुगंध । 
संज्ञा प्‌, [सं, सु-+हिं. वास] सुंदर निवासस्थान । 
संज्ञा पुं. [सं, स्व-+ हि. बास] ईइवर या ब्रह्म का 
निवास स्थान, ब्रह्मलोक । 
सुबासत--क्रि, अ. [हि. सुबासना] मह॒कता हैं । उ.-- 
सालन सकल कपूर सुबासत--३९६ । 
सुबासना--संज्ञा स्त्री. [सं. सु हि. बास | सुगंध । 
क्रि. स. महकाना, सुबासित या सुगंधित करना । 
क्रि, अ. महकना, सुगंध देना या फंलना । 
सुबासिक--वि. [सं. सु+ वास] सुगंधयुक्त । 
सुवासित--वि. [सं. सुवासित] सुगंधित । 
सुवाहु--संज्ञा पुं. [सं.] (१) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम । (२) एक राक्षस का नाम | उ.--मारिच और 
सुबाहु महासुर बिघन करत दित जाम--सा रा.१७९ । 
वि. (१) सुंदर बाहोंबाला । (२) मजबूत या बल- 
शालोी बाहुओंवाला । 
सुबीता--संज्ञा पं. [हि. सुभीता] (१) सुगमता। (२) 
सुअवसर । (३) आराम । 
सुब्रुक--वि. [फा.] (१) जो भारी न हो, हलका । (२) 
मनोहर, सुंदर । 
संज्ञा, पुं. एक तरह का मजबूत घोड़ा । 
सुबुद्धि--वि. [सं,] (१) बुद्धिमान । (२) श्रेष्ठ बुद्धि 
. बाला।, , 


] 


संज्ञा स्त्री, अच्छी या उत्तम बुद्धि । 

सुबुध--वि. [सं, बुद्धि] (१) बुद्धिमान। (२) सतर्क, 
सावधान । 

सुबू-संज्ञा प्‌. [हिं. सुबह] प्रातःकाल । 

सुबूत--संज्ञा [अ, सबूत] प्रमाण । 

सुबेद--वि. [सं. सुवेद्य] अच्छी तरह जानने योग्य । 

सुबोध--वि. [सं.] (१) समभदार, बुब्धिमान । (२) जो 
सबकी सम में आ सके । 

सुब्रह्मग्य--संज्ञा पुं. [सं, | (१) शिव । (२) विष्णु । (३) 
दक्षिण भारत का एक प्राचीन प्रदेश । 

सुबेस--संज्ञा पु. [सं, सु-+ वेश] सुंदर घेश । उ.--मनो 
नव घन दामिनी तजि रही सहज सुबेस--६३३ । 

सुभ--वि. [सं, शुभ] (१) अच्छा । उ.--बहुरि हिमाचन्र 
के सुभ घरी । पारवती ह्लै सो अवतरी--४-७ | (२) 
मंगलप्रद, कल्याणकारी । उ,--(क) द्वादस स्कंध परम 
सुभ प्रेम-भक्ति की खानि--१०-१ । (ख) आंछो दिन 


सुनि महरिं जसोदा सखिनि बोलि सुभ गान करभौं--- 


१०-८८ । 
संज्ञा पूं, मंगल, कल्याण । उ,--संतत सुभ चाहत 

प्रिय जन जानि--१-७७ । 

सुभग--वि. [सं.] (१) सु दर, मनोहर । उ.-- (क) उरग- 
इंद्र उनमान सुभग भुज--१-६९॥ (ख) मेरौं सुभग 
साँवरो ललना--१०-५४। (ग) इंदु बदन नव जलद 
सुभग तनु दोउ खग्र नैन कह्मौ--२५६४। (२) 
सौभाग्यवती । उ.---सोभित सुभग नंद जू की रानी 
“१०-७५ । (३) प्रिय लगनेवाला, रुचिकर । (४) 
सुखद, सुखदायो । 

सुभगता--संज्ञा स्त्री. [सं,](१) सुंदरता । (२) सौभाग्य । 
(३) प्रेम । (४) (स्त्री का) सुख । द 

सुभगा--वि. स्त्री. [सं.] (१) सुंदरी । (२) सौभाग्यवत्ी । 
(३) (स्त्री) जो पति को प्रिय हो । 

सुभगी--वि. स्त्री. [सं, सुभग] सुभग । 

सुभट--संज्ञा पुं. [सं.] अच्छा या श्रेष्ठ योद्धा । उ, -- 


रथ तें उतरि चक्र कर लीन्हौ सुभट सामुहं आए--१- 


२७४ | (ख) सुभट अनेक सबल दल साजे परे सिंधु के 


| 








[ १७७२ ] 


पार---९-८३ । (गे) ऐसौ सुभट नहीं महिमंडल देख्यो 
बालि सम्रान--९-१३४ । 
वि. बोर, बली । उ.--संकट परे तुरत उठि धावत, 
परम सुभट निज पन कौं--१-९ । 
सुभटवंत-वि. [सं. सुभट+वत्‌| वीर, बली | उ.-- 
लख्यौ बलराम यह सुभटवंत है कोऊ हल मुसल सस्त्र 
अपनो संभारचौ--१० उँ-४५॥ 
सुभद्र--संज्ञा पुं. [सं,] (१) भीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
(२) सौभाग्य । (३) मंगल, कल्याण । 
सुभद्रा--संज्ञा स्त्री, [सं.] भीकृष्ण की बहन जिसका विवाह 
अर्जुन से हुआ था । 
सुभर--वि. [सं, शुभ] (१) भला, अच्छा । (२)मंगलप्रद, 
कल्याणकारी । 
वि. [सं. सु + हि. भरना] अच्छी तरह भरा हुआ । 
सुभा--संज्ञा स्त्री. [सं. शुभा] (१) सुधा । (२) शोभा । 
(३) हड़, हरीतकी । 
सुभाइ--संज्ञा पुं, [सं. स्वभाव] (१) बान, आदत । उ.-- 
ज्यौं गयंद अन्हाइ सरिता बहुरि बहै सुभाइ - १-४५। 
(२) प्रकृति, सहज गुण। उ.---(क) सूर जो है रंग 
त्यागै यहै भक्त सुभाइ--१-७० । (ख) संपति बिपति, 
बिपति ते संपति, देह कौ यहै सुभाइ--१२६५ । (ग) 
बिकसत्ति लता सुभाइ आपने छाया सघन भई-२७७३ | 
क्रि. वि.(१) बड़ी लगन या आत्मीयता से । उ, 
--कंटक सों कंटक ले काढ़ौ अपने हाथ सुभाइ-- 
३२२७ । (२) सहज भाव से, स्वभावत: | (३) बहुत 
में। 
सुभाई--क्रि, वि. [सं. सु+॑ भाव] सहज भावसे । 
उ.+-चारिहूँ जुग करी कृपा परकार जेहि, सूरह पर 
करौ तेहि सुभाई--5-९ । 
सुभाउ--क्रि. वि. [सं. सु-+ भाव] सहज भाव से । उ. - 
कछुक जनाऊं अपुनपी अब लौं रह्मों सुभाउ--४३२ । 





संज्ञा पुं, [सं. स्वभाव] प्रकृति, सहज गुण | उल्‍- * 


मुख प्रसन्‍्त॒ सीतल सुभाउ निस देखत नैंन सिराइ। 
सुभाए--वि, [सं. सु+हि. भाता] प्रिय लगनेवाले । 
--इन माहि गुन हैं सुभाए-- ८-८ । 
संज्ञा पं. [सं. स्वभाव] सहज गुण, स्वभाव, प्रकृति । 


उ.--मुरली कौन सुकृत फल पाए |" अंतर सून्य 
सदा देखियत है, निज कुल बंस सुभाए---६६१॥ 
सुभ।ग--संज्ञा पुं, [सं. सौभाग्य] (१) अच्छा भाग्य । (२) 
स्‍त्री की सधवा होने की दशा, सुहाग । 
वि, (१) भाग्यवान । (२) सुखी । 
सुभागा-- वि. [सं. सु-+ भाग्य] भाग्यशाली । 
सुभागिन--वि, स्त्री, [सं. सु+ भाग्य] (१) भाग्यवली । 
(२) सुहागिन । 
सुभागी, सुमागीन--वि. [सं, सु+ भाग्य] (१) भाष्य- 
शालिनो । (२) सुहागिन, सौभाग्यवती । 
सुभाग्य--संज्ञा पुं. [सं,] परम भाग्य, सोभाग्य । उ.-- 
तिनक्रे कपिलदेव सुत भए । परम सुभाग्य सानि तिन 
लए--३-१३ । 
सुभान--अब्य, [अ. सुबहान] धन्य-धन्य । 
यो, सुभान अलला--ईइवर घस्य हे । 
सुभाना, सुभानो--क्रि. अ, [हिं. शोभना] देखने में सुर्तर 
या भला जान पड़ता । 
सुभानु--संज्ञा प्‌. [सं,] श्रीकृष्ण का एक पुत्र । 
वि, सुंदर या उत्तस प्रकाश से युक्त । 
सुभाय--संज्ञा पुं, [सं. स्वभाव] (१) बान, आाबत । (२/ 
सहज गुण, प्रकृति । उ,--प्रभु कौ देखों एक सुभाय 
ज-+रैनफ 4 
संज्ञा पुं. [सं, सु+- भाव] सद्भाव । 
सुभायक--वि. [सं. स्वाभाविक] स्वाभाविक । 
सुभाव--संज्ञा पुं. [सं. स्वभाव] (१) बान, आदत ।. उ.-- 
जिन तन-धन मोहिं प्रान समरपे सील-सुभाव बढ़ाई--- 
९-७ । (२) सहज गुण, प्रकृति । उ,--(क) यहै सुभाव 
सूर के प्रभु कौ भकत-बछल प्रन पारत - १-१२। 
(ख) तऊ सुभाव न सीतल छाँड़े--१-११७। (ग) 
तील जलद पर उड़गन निरखत तजि सुभाव मनु 
तड़ित छपाए--१०-१०४ । 
क्रि, वि. सहुज भाव से । उ.---ताभि-हृद रोमावली 
अलि चले सहज सुभाव--१-३०७ । 
सुमाषित--वि. [सं.] अच्छे ढंग से कहा हुआ 
संज्ञा पुं. सुंदर और सत्य उबित-। 
क्रि. वि. सुंदर स्त॒र या ढंग से | उ.--जिहि 


[ १७७३ |] 


गीत सुभाषित गावत कहृति परस्पर गासक--३२२१। 
सुभाषी--वि, [सं. सुभाषिन्‌] सुंबर और प्रिय बोलनेवाला, 
मिष्टभाषी, प्रियंवद । 
सुभाष--वि, [सं.] खूब चसकोला या प्रकाशवान ।. 
सुभिक्ष*- ज्ञा पुं. [ सं. ] ऐसा समय जब अन्न खूब सस्ता 
हो, सुकाल । 
सुभी-वि. स्त्री, [सं. शुभ] मंगलकारिणो । उ.-- है जल- 


घार हार मुकुता मन्नो बगपंगति कुमुदमाल सुभी-- 


१४४८ | 
सुभीता--संज्ञा पूं, [देश.] (१) आसानी, सुगमता । (२) 
सुअवसर, सुयोग । (३) आराम, सुख । 
सुभीमा--संज्ञा स्त्री, [सं,] श्रोकृष्ण की एक पत्नी । 
सुभुज--वि. [सं.] सु दर भुजाओंवाला, सुबाहु । 
सुभूति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) कौशल। (२) उन्नति । 
सुभूषित-- वि. [सं.] भली-भाँति अलंकृत । 
सुभेषज--संज्ञा पुं. [सं, सु+भेषज] गुणकारी औषध । 
उ,--सूर मिट भज्ञान-मूरछा ज्ञान सुभेषज खाएऐं---२- 
३२। 
सुभोग्य--वि. [सं.] सुख से भोगने योग्य । 
सुभोरे--वि. [सं, सु+ हिं. भोला] सरल और सीधे स्वभाव 
- का, निष्कपट । उ.--सुनियत हुते तैंसे देखे सुंदर 
सुमति सुभोरे-- २९७१ | 
सुभोटी--संज्ञा स्त्री, [सं. शोभा] शोभा । 
सुभ्र- वि. [सं, शुश्र ] उजला, श्वेत । 
सुश्न--वि. [सं,] जिसकी भर्षें सुंदर हों । 
सुमंगल--वि. [सं.] अत्यंत शुभ । 
सुमंगली - संज्ञा स्त्री, [सं,] वह दक्षिणा जो विवाह में 
सप्तपदी के बाद पुरोहित को दी जाती है । 
सुमंत, सुमंत्र--संज्ञा पुं. [सं. सुमंत्र] राजा दशरथ का 
एक मंत्री जो उनका सारथी भी था । 
संज्ञा पूं, [सं, सु--मंत्र | सुदर मंत्र । उ,- क्ृष्न 
सुमंत्र जियावनमूरी जिन जन मरत जिवायौ--२-३२॥ 
सुमंत्रित--वि. [सं.] (१) (ब्यक्षित) जिसे अच्छा परामर्श 
मिला हो। (२) (कार्य-व्यापार ) जिसके संबंध में 
उचित परामर्श मिला हो । 
.सुमंथन--संज्ञा पु. [सं, सु-+मंथ > पर्वत ] संदराचल । 


सुमंद्र--संज्ञा प्‌. [सं,] 'सरसी' छंद का दूसरा नाम (होलौ 
के 'कबोर' प्रायः इसी छंद में होते हैं) | . 
सुम--संज्ञा प्‌. [फ़ा.] चोपायों के खुर, टाप । 


' सुमत--वि. [सं,] ज्ञानो, बुद्धिमान । 


संज्ञा स्त्री. [सं. सुमति] (१) अच्छी या-उत्तम 
बुद्धि । (२) पारस्परिक हेल-मेल । 
सुमति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) राजा सगर को पत्नी का 
नाम । (२) सुंदर सति, सुबुद्धि । उ.--(क).नहिं कर 
लकुटि सुमति-सत्संगति जिहि अधार अनुसरई--१- 
४८ । (ख) कहु सी सुमति कहा तोहि पलटी, प्रार- 
जिवन कैसे बन जात--९-३८ । (३) पारस्परिक 
हेल-मेल । 
वि. अच्छी बुद्धिवाला, बुद्धिमान । उ,--(क) 
अर्जुन भीम जुधिष्ठिर सहदेव सुमति नकुल बलभारे-- 
१-२५७ । (ख) सुनियत हुते तैसेई देखे सुन्दर सुमति 
सु भोरे--२९७१ | 
सुमद्‌--वि. [सं.] मतवाला, मदोन्मत्त । 
सुमदा- वि. [सं.] राधा की सखो एक गोपी-। .उ.-- 
स्यामा कामा चतुरा नवला प्रमदा सुमदा नारि-- 
१५८० । 
सुमधुर--वि. [सं,] बहुत मोौठा या मधुर .। 
सुमत--संज्ञा पुं. [सं. सुमतस्‌] (१) देवता । (२) पंडित,-* 
विद्वान । (३) फूल,पृष्प । उ.--बंधुक सुमन अरुन प्रद 
पंकज - १०-१०४ | 
वि, (१) सहृदय, दयालु | (२) मनोहर । 
सुमनचाप--संज्ञा पुं. [सं.] कामदेव जिसका धनुष- फलों 
का माना गया हें। 
सुमनस--संज्ञा प्‌, [सं. सुमनस्‌ |(१) देवता । (२) विद्वान । 
(३) फूल, पुष्प । 
वि, प्रसन्नचित । 
सुमना--संज्ञा स्त्री.[सं.] (१) चमेली (पुष्प) । (२) ककेयो 
का वास्तविक नास । (३) राधा को सखी एक गोपो। 
--सुमना बहुला चंपा जुहिला ज्ञाना माना भाउ-- 
१५८० । ' 
वि. स्त्री. (१) सहृदय या दयालु (नारी).। (२) 
प्रसन्नचित्त (नारी) । (३) सुंदरो । 


[ १७७४ ] 


सुमेनित---वि. [सं. सुमणि] जिसमें सुंदर मणियाँ जड़ी हों । 
वि. [सं, सुमन] जिस(पौधे) में खब फूल लगे हों । 
सुमरन--संज्ञा पुं. [सं स्मरण] स्मरण । 
अंज्ञा स्त्री. [हि. सुमरनी] जाप की माला । . 
सुमरना - क्रि. स. [सं. स्मरण] (१) ध्यान, चितन या 
स्मरण करना । (२) बार-बार नाम लेना, जपना | 
सुमरंनी- संज्ञा स्त्री, [हि. सुमरना] जाप करने की माला 
जिसमें सत्ताईस दाने होते हैं । 
सुमानस--वि. [सं,] सहृदय । - 
सुमानी--वि. [सं, सुमानिन्‌] (१) बहुत घमंडी या अभि- 
_ मानो । (२) स्वाभिसानी । 
स॒मान्य - वि. [सं.] विशेष प्रतिष्ठित । 
संमारग, सुमागे--संज्ञा पुं. [सं. सु+मार्ग] (१) साफ, 
चिकना और समंतल मार्ग । (२) नेतिक दृष्टि से अच्छा 
' भाग, सुप्थ, सन्‍्मार्ग । उ.-सूर सुमारग फेरि चलैगो। 
बेद बचन उर धारौ--१-१९२। 
सुमाल--संज्ञा स्त्री. [सं. सु+ हि. माल] सुन्दर माला | 
उ,--कंठ सुमाल हार मुक्ता के हीरा रत्न अपार--+ 
३३२१॥ * 
सामली--संज्ञा पुं. [सं. सुमालिन्‌] (१) एक राक्षस जो 
रावण, कुम्शकर्ण आदि का नाना था । (२) एक बानर 
का नाम । 
सुमित्र--संज्ञा पुं. [सं.] श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
वि. उत्तम मित्रोंवाला । 
सुमित्रा--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] राजा दशरथ की पत्नी जो 
लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की माता थी। 
सुमित्रानंदन - संज्ञा पूं [सं.] लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न । 
सुमिरण--संज्ञा पूं. [सं. स्मरण] स्मरण । 
सुमिरत-क्रि, स. [हिं. सुमिरना] स्मरण करता है या करते 
_ (हो) । उ.--(क) सुमिरत ही तत्काल कृपानिधि बसन 
: - प्रवाह बढ़ायौ--१-१०९ । (ख), मनसा करि सुमिरत 
है जब जब मिलते तब तब हीं--१-२८३ । (ग) मन 
बच कर्म और नहिं जानत सुमिरत और सुमिरावत 
“-+२-१७ । 
सुमिरन--रसंज्ञा पूं. [सं, स्मरण] (१) याद । उ.-माया 
मोह ताहि नहिं गद्मों । सुन्यो ज्ञान सो सुमिरन रह्मौ 


१-२२६ । (२) नौ प्रकार की भक्तियों में एक जिसमें 
परमाराध्य का निरंतर ध्यान या जाप किया जाता है | 
उ,--(क) सो श्रीपति जुग जुग सुमरिन-बस-- १-१७ । 
किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोये--१-५२ । ( ग) 
नर-देही दीनी सुमिरत कौं--१-११६ । (घ) सुमिरन- 
ध्यान कथा हरि ज की--१-३२४ । 

सुमिरना, सुमिर्नो--क्रि. स. [हि. सुमरना] (१) याद 
या स्मरण करना । (२) (नाम) जपना। 


. सुमिरनी-संज्ञा स्त्री.[हिं. सुमरनी] जाप करने की माला 


जो सत्ताईस दानों की होती है । 

सुमिराना, सुमिरानो--क्रि, स. [हिं. सुमिरता] (१) याद 
या स्मरण कराना। (२) ( नाम ) जपने को भ्रंवत्त 
करना । 

सुमरावत--क्रि, स. [हिं. सुमिराना] (नाम) जपता या 
जपने की प्रेरणा देता है। उ.--मन बच कम और 
नहिं जानत, सुमिरत औ सुमिरावत--२-१७ । 

सुमिरि- क्रि, स. [हिं. सुमिरना] (१) याद या स्मरण 
करके | उ.--कीज कृपा सुमिरि अपनौ प्रन-१-१६४ ।* 
(२) बाद या स्मरण कर या करो । उ.--सुमिरि सनेह 
क्रंग कौ --१-३२५। 

सुमिरिनिया, सुमिरिनी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सुमरनी] नाम 
जपने की माला जिसमें सत्ताईस दाने होते हैं । 

सुमिरे--क्रि, स. [हिं. सुमिरना] ध्यान या स्मरण किया । 
उ.--(क) जहाँ जहाँ सुमिरे हरि जिहिं बिधि, तह तैसे 
उठि धाए--१-७। ( ख ) राज-रवनि सुमिरे पति 
कारन असुर बंदि तैं दिये छुड़ाई--१-२४ | 

सुमिरौ-- क्रि. स. [हिं. सुमरना] ध्यान या स्मरण करो । 
उ.--( क ) सूरदास प्रभु हित के सुमिरौ तौ आनेंद 
करिके नाँचौ--१-८३ । (ख) हरि हरि हरि सुमिरो 
सब कोइ--१-२२६ | 

सुमिरयो, सुमिर्यौ--क्रि, स. [हिं. सुमिरना] ध्यान या _ 
स्मरण किया । उ.--(क) राम न सुमिरधौ एक घरी * 
--१-७१। (ख) मनसा करि सुमिरथौ गज बपुरें ग्राह 
प्रथम गति पावै--१-१२२। 

स॒मिल- वि. [सं. सु+ हि. मिलना] (१) णो सहज में मिल 
सके या सिला हो । (२) जिसका ठोक-ठोक मेल बेद 





[ १७७५ |] 


जाय, उपयुक्त । (३) मेल-जोल या स्तेह-भाव बनाये 
रखनेवाला ! 
सुमीड-क्रि. स. [हि, सुमीड़ना] अच्छी तरह मोड़ या 
ससलकर । उ.--राहु केतु मानो सुमीड़ विधु - ३४८२ 
सुमीडना, सुमीडनो-क्रि. स. [सं. सु+हि. मीड़ना] 
अच्छी तरह मीड़ना, मसलना या मसोसना । 
सुमुक्त--वि, [सं. सु + युक्ता] पूर्णतया मुक्त ॥ उ.-- ऐसौ 
भक्त सुमुक्त कहावे । सो बहुरधौ भव-जल नहिं आवे 
जारे-१३। 
सुमुख--संज्ञा प्‌. [सं.] सुन्दर मुख । 
वि. (१) सुंदर मुखबाला। (२) सुंदर । (३) प्रसन्न। 
सुमुखी--संज्ञा स्त्री. [सं.] सुंदर मुख वाली स्त्री । उ,-- 
पुलक्रित सुमुखी भई स्थाम-रस--१०-१२० । 
वि. (१) सुंदर मुखवाली। (२) मनोहर ।(३) प्रसन्न। 
सुमूरति--संज्ञा स्त्री, [सं, सु+ मूर्ति] सुंदर रूपवाली मूर्ति 
या स्वरूप । उ.--सत्य-सील-संपन्न सुमूरति सुर-तर- 
मुनि भक्तनि भाव--१-६९ | 


सुमृत, सुमृति--संज्ञा स्त्री. [सं. स्मृति] (१) याद । (२). 


किसी पुरानी बात का याद आना जो एक-एक संचारी 
भाव हे। (३) प्रियतम से संबंधित बातों का याद आना 
जो पूर्व राग को दस दशाओं में एक हैं । (४) वे धर्म- 
शास्त्र जो वेदों का चितन-मनन करके रचे गए थे । 
उ,--(क) अ्ेद, पुरात सुमृति संतनि कौ यह अधार-- 
१-२०४ | (ख) बेद, पुरान, सुमृति सबै--१-३२५॥। 
(ग) खुती, सुमृति, सत्र पुरान कहत मुनि बिचारी-- 
३९४ । 

सुमेध, सुमेधा--वि. [सं, सुमेधस्‌] बुद्धिमान । 

सुमेर, सुमेरु--संज्ञा पुं. [सं. सुमेर] (१) एक पर्वत जो सोने 
का माना गया है। उ.--(क) पावक जथा दहत सबहीं 
दल तूल-सुमेरु समान--१-२६९ । (ख) जौ प॑ राम- 
भक्ति नहिं जानी कह सुमेर सम दान दिऐं-- १-८९ । 
(ग) सूरदास प्रभु दुरत दुराएं डुंगरनि ओट सुमेर-- 
४५८ । (घ) मनु जुग ज़लज सुमेर सू ग॒ तें जाई मिले 
सम ससिहि सनाल-- ३४५३ । (२) जप-साला के बीच 
का बड़ा दाना जहाँ से जाप आरम्भ होता है। (३) 
उत्तरी श्रुव | (४) एक वृक्ष । 


वि. (१) बहुत ऊँचा । (२) बहुत सुंदर । 
सुमेरुब्ृत्त--संज्ञा प्‌. [सं.] वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव से 
२३॥ अक्षांश पर स्थित है । 
सुम्रत, सुम्रित, सुम्रिति--संज्ञा स्त्री, [सं. स्मृति] बे 
धर्मशास्त्र जो वेद का चितत सनन करके रचे गये थे । 
उ.--( क ) खुति सुश्रिति देख्यौ सब जाइ---२-५। 
(ख ) खुति-सु्म्रिति मुनिजत सब भाषत--२-३ १ । 
सुयश, घुयस--संज्ञा पुं. [सं. सुयश] सुकीति, सुख्याति । 
उ.--समरारी को सुयस कुयस की प्रगट एक हीं काल 
>>>२०९७। 
सुयोग--संज्ञा पुं. [सं.] सुअबसर । 
सुयोग्य - वि. [सं.] बहुत योग्य । 
धुयोधन--संज्ञा पुं. [सं,] दुर्योधन का एक नास । 
सुरैंग, सुरंग--वि. [सं.] (१) अच्छे या सुदर रंग का । 
उ.--(क) तब अंबर और मेँँगाइ सारी सुरंग चुनी । 
६4४ । उर अंचल उड़त न जानि सारी घुरँग सुही -- 
१०-२४ | (ख) कुलही लसति सिर स्यथाम सुँदर के बहु . 
बिधि सुरँग बताई--१०-१०८॥ (ग) बूँद परत रँग 
हहै फीको, सुरंग चूनरी भीजै--७३१ । (घ) बसन 
सुरंग--२५६१ ।(२)सु दर, सुडौल ।उ.- (क)अलका- 
वलि मुक्तावलि गूँथी डोर सुरंग बिराजे । (ख) सब 
पुर देखि धनुषपुर देख्यो, देखे महल सुरंग--सारा 
२१० । (३) लाल रंग का। उ.--सेमर-फूल सुरंग 
अति निरखत मुदित होत खग-भूप--१-१०२। (४) 
रसपूर्ण | उ,.--गौर अंग सुरंग लोचच--२५८२ । 
संज्ञा पुं. (१) नारंगी। (२) एक तरह का घोड़ा । 
संज्ञा स्त्री, [सं, सुरंगा] (१) जमीन या पहाड़ के 
नीचे खोदकर या बारूद से उड़ाकर बनाया गया मार्ग । 
(२) किले या दीवार को बारूद से उड़ाने के लिए 
बनाया गया मार्ग । (३) समुद्री चट्टानों को उड़ाने का 
- एक यंत्र । (४) सेंघ । 
सुर--संज्ञा प्‌, [सं.] (१) देवता । उ.--सुर-तर-मुनि 
भक्तनि भाव--१-६९ | (२) सूर्य । (३) विद्वान (४) 
ऋषि, मुनि । | 
संज्ञा प्‌. [सं. स्वर] आवाज, ध्वनि | उ,--(क) 
अति सुकंठ-सुर गावत--८-१३ । (ख) गदगद सुर-- 








|. १७७६ 


१-७३. (ग).तीके सुर नीकी तात--१०-९६ । (घ) 
सप्तक सुर बंधान सों--१५३९ । 
सुहा. किसी के सुर में सुर मिलाना--हाँ में हाँ 

मिलाना, चापलूसी करना । सुर भरना--ग़ाने-बजान 
में सहारा देने के लिए सुर अलापना या बाजे से सुर 
निकालना । 

सुरकंत--संज्ञा पुं, [सं. सुर-+क्ांत] इंद्र । 

सुरक--संज्ञा पुं. [सं. सुर ] नाक या साथे पर का 
वह घतिलक जो भालें या बरछो के आकार का 
होता है । 

छुस्कना, सुरकनों --क्रि. स. [अनु,] (१) किसी तरल 
पदार्थ को धीरे-धीरे 'सुड़सुड़' करते हुए नाक या सुँह से 
पीना । (२) हवा के साथ धोरे घोरे ऊपर की ओर 
खींचना । 

सुरकरि, सुरकरी--[सं. सुरकरिन्‌ | 
दिग्गज । 

सुरकामु क--संजा पुं. [सं. सुरकारम्मुक ] वेवधनुष, इंद्रधनुष । 

सुरकुदाड , सुरकुदाव- संज्ञा पुं: [सं, स्वर-+-कु+ हि 
दावे | स्वर बदलकर बोलने को क्रिया या भाव जिससे 
लोग धोखा खा जायें। 

सुरकेतु--उंज्ञा पुं. [सं.] (१) देवता या इंद्र की ध्वजा । 
(२) इंद्र । 

सुरकोदंड -- संज्ञ[ पुं. [सं. सुर + कोदंड] इंद्रधनुष । उ.-- 
पीत बसन दामिनि मनु घन पर, तापर सुर-कोदंड-- 
प्‌ । 

सुरक्ष--वि. [सं.] भली-भाँति रक्षित । 

सुरक्षण--संज्ञा पुं. [सं.] उत्तम रीति से की गयो रखबाली 
या रक्षा । 

सुरक्षा--संज्ञा स्त्री, [सं.] अच्छी तरह को गयो रखवाली 
या रक्षा 

सुरक्षित--वि. [सं.] (१) जिसकी रक्षा अच्छी तरह की 
गयी हो । (२) जो इस रूप में स्थित हो कि कोई हानि 
न पहुँच सके । 

सुरक्ती--संज्ञा पुं. [सं. सुरक्षिन्‌ | विश्वस्त रक्षक । 

सुरुख, सुरखा--वि, [हिं. सुख] लाल रंग का । 

सुरखाब--संज्ञा पु. [फ़ा. सुरखाब | चकवा (पक्षों) । 


देवताओं का हाथी, 


रे 


मुहा. सुरखाब का पर लगना--अनोखापन ये' 
विशेषता होना (व्यंग्य) । 


'सुरखी --संज्ञा स्त्री.[हिं. सुख] (१) ईटों का महीन चून 


या चूर्ण । (२) लाली, लालिमा | (३) लेख आदि 
का झो्षक । 

सुस्खुरू--वि, [हि. सुर्खुरू| (१) जिसके मुँह पर स्वास्थ्य 
को लाली या कांति हो । (२) सफलता से जिसके मुंह 
पर लाली आ जाय । (३) मान्य, प्रतिष्ठित । 

छुरग--संज्ञा प्‌. [सं. स्वर्ग] स्वर्ग । 

सुरगज--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) देबताओं का या इंद्र का 
हाथी, ऐरावत । 

सुरगति-- संज्ञा स्त्री. [सं.] देवी गति, भावी | 

सुरगवेसाँ--संज्ञा स्त्री. [सं. स्व वेदया ] अप्सरा । 

सुरगा--वि, [सं, सुरंग] सुंदर । 

सुरगाय--संज्ञा स्त्री, [सं. सुर-| हि. गाय] कामधेनु। 

सुरगायक---संज्ञा पुं. [सं.] गंध । 

सुरगिरि- संज्ञा पूं, [सं.] सुमेरु (पर्वत) । 

छुस्गी--संज्ञा पुं. [सं. स्वर्गीय] देवता । 

सुरुगुरु--संज्ञा पुं. [सं.] देवताओं के गुरु, बृहस्पति । उ. 
>>गान नारद कर, बार गुरु कहै, बेद ब्रह्मा पढ़े पौरि 
टेरै--९-१५९ । 

सुरगेंया--संज्ञा स्त्री. [सं सुर-- हि. गैया] कामधेनु । 

सुरचाप- संज्ञा पुं, [सं.] इंद्रधनुष । श 

सुरच्छन--संज्ञा पूं, [सं सुरक्षण] रखवाली, रक्षा । 

सुरज--वि. [सं. सुरजस्‌ ] (फूल) जिसमें उत्तम और प्रचुर 
पराग हो । 

संज्ञा पुं. [सं, सूर्य | सूरज । 
सुरज्ञन--वि. [सं,] देववर्ग । . 
वि. (१) सुजन, सज्जन । (२) चालाक, चतुर । 
सुरभन--संज्ञा स्त्री. [हिं. सुलसन] सुलभने को क्रिया या 
. भाव । 

सुरमना, सुरकनो--क्रि, अ. [हि. सुलझना] सुलभना । 

सुरभाओं --क्रि. स. [हिं. सुलझाना] अलग करूं, सुलभाऊं। 
उ,--क्यों सुरझाऊँ री नंदलाल सों अरुझि रहद्यौ मंतर 
मेरौ-- १४७० । 





7 


छुरकाना, सुरकानो -क्रि, स.[हिं. सुलझाना] सुलझाता । 

सुरकावति--क्रि, स. [हिं. सुरझावना] सुलझाता है । 
उ,--बंध अबंध अमित निसि-बासर को सुरकझावति 
आन--२5११ । 

सुरभाबना, . सुरकावनो--क्रि, स, [हि. सुलझाना ] सुल- 
भाना । 

सुरटीप-संज्ञा स्त्री.[सं. स्वर | हि. टीप] स्वर का आलाप। 


सुरत--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) रति-कीड़ा, काम-फेलि, . 


संभोग । उ.--(क) सुरत ही सब रैन बीती कोक 
पूरन रंग । (ख) सुरत समै के चिन्ह [राधिका राजत 
रंग भरे--२११४ | 
संज्ञा स्त्री, [सं, स्मृति] (१) सृध, ज्ञान । 
मुहा, सुरत बिसारना-सुध न रहना, विस्मृत 
होना । सुरत सँभालना--होश या सुध सँभालना । 
(२) लौ, लगन, ध्यान । (३) समाधि । 
सुरतरंगिणी, सुरतंगिनि, सुरतरंगिनी--संज्ञा स्त्री. [सं.] 
(१) आकाश गंगा । (२) गंगानदी । 
सुरतरु --संज्ञा पूं. [सं,] कल्पव॒क्ष । उ.--जौ गिरिपति 
मसि घोरि उदधि मैं ले सुरतरु बिधि हाथ-१-१११। 
सुरतरुवर--संज्ञा पुं. [सं, | श्रेष्ठ देवतरु, कल्पवृक्ष । उ,-- 
सुरतरुवर की साख लेखिनी लिखत सारदा हारैं-- 
१-श्८३। 
सुरतांत--संज्ञा पुं. [सं,] रति या संभोग का अंत । 
सुरता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सुर या देवता होने का 
भाव, देवत्व । (२) संभोग का सूख । 
संज्ञा स्त्री, [सं. स्मृति, हिं सुरत] (१) चेतना, सुध, 
ज्ञान । (२) लौ, लगत, ध्यान । (३) याद । 
सुर-तात--संज्ञा पुं. [सं,] (१) देवताओं के पिता कठ्यप । 
उ.--कस्यप रिषि सुर-तात, सु लगन गनावन रे-- 
१०-२८। (२) वेबराज इंद्र । 
सुरति--संज्ञा स्त्री. [सं. सु+रति) (१) भोग-विलास, 
कास-केलि । उ,- (क) सुरति-अंत गोपाल रीझे जानि 
अति सुखदाइ -६९० । (ख) अंग दिखाइ गई हँसि 
प्यारी सुरति चिन्हति की सुघराई--२१६८। (२) 
अत्यन्त लगन या प्रीति । उ,--सूरदास संगति करि 
तिनकी जे हरि सुरति करावति--२-१७। 


[. रै७७७ ] 


संज्ञा स्त्री, [ सं, स्मृति ] ( १) चेत, चेतना, 
शास । 

महा. सुरति बिसारना-चेत न रहना । सुरति 
विसारे-- होश-हवास खोये हुए । उ,- उड़त ध्वजा 
तन सुरति बिसारे अंचल नहीं संभारति-२५६१॥। सुरति 
सेभालना--सचेत होना । सुरति सँभारी--होश में 
आयी, सचेत हुई । उ,--पुनि रानी जब सुरति 
सेभारी । रुदन करन लागी अति भारी--६-५ । 

(२) याव, स्मृति, सुधि । उ.--(क) सूर स्याम 
की मिलनि सुरति करि मनु निरधन धन पाइ 
बिमोह्यौ--२४७८ । (ख) नाना कुसुम लै ले उप्ने 
कर दिए मोहि वह सुरति न जाई--२८८५। (ग) 
कबहुँ सुरति करत माइन की कीचों रहे बिसराई--- 
३४४४ । (घ) छिन छिन सुरति करत जदुपति की 
परत न मन समुझायौ--१० उ.-७८। (३) ध्यान । 
उ.--ब्रज करि अवाँ जोग्र ईबन सम, सुरति आगि 
सुलगाए -३१९१ । हे 

संज्ञा स्त्री. [हि. सूरत] मूर्ति, स्वरूप । 

सुरति-कमल--संज्ञा पुं. [सं,] शरोर के आठ कमलों या 
चक्रों में अंतिम जिसका स्थान मस्तिष्क में सहल्वार के 
ऊपर माना गया है । 


: सुरति-गोपना--संज्ञ। स्त्री. [सं.] वह नायिका जो रति- 


कीड़ा को बात अपनो सलियों से छिपातो हो । 
सुरति-रव-संज्ञा पु. [सं.] संभोग-काल में होनेवाली, 
आशभूषणों को ध्वनि । 
सुरतिबंत--वि, [सं, सुरति+वान्‌] कामातुर । उ.--- 
हरि हँसि भाभिनी उर लाइ । सुरतिबंत (पाठा.सुरति- 
अंत) गोपाल रीझे जानि अति सुखदाइ--६९० । 
सुरतिविचित्रा--संज्ञा स्त्री. [सं.] बहु सध्या नायिका 
जिसकी रति-क्रिया विचित्र हो । 
सुरती--संज्ञा स्त्री, [सूरत (नगर) ] तंबाक्‌ । 
सुरत्न--सज्ञा पु. [सं.| (१) स्वर्ण । (२) साणिक्य । 
वि. (१) सर्वश्रेष्ठ | (२) श्रेष्ठ रत्नों से युक्त । 
सुरत्यौ--संज्ञा स्त्री. [सं, सुरति] याद या स्मृति भी । 
उ.--जमुना तोहि बहचौ क्‍यों भाव । तोमै कृष्व- हेलुवा 
खेले, सो सुरत्यौ ताहि आवै--+५६१। 








[ १७७५८ 


सुरल्लाता--संज्ञा प्‌. [सं, सुर+त्रातृ ' विष्णु । 

सुरद्‌--वि. [सं.] सुंदर दाँतोंवाला । 

स॒रदार--वि, [हिं. सुर--फ़ा. दार] सुरीला । 

सरदेवी--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) देवताओं की पूजनीया 
देवी । उ.--आदि ब्रह्म-जननी सुरदेवी नाम देवकी 
बाला--१०-४ । (२) योगसाया जिसने यशोदा के गर्भ 
से अवतार लिया था और कंस्‌ के पटकने पर जो 
छुटकर आकाश सें चली गयी थी। उ.-गंगन गई 
बोली सुरदेवी, कंस मृत्यु नियराई--१०-४। 

सुखेश--संज्ञा पूं. [सं. सुर+ देश] देवलोक,. स्वर्ग । 

सुरख्ध म--संज्ञा प्‌, [सं. ],कल्पवक्ष । 

सुरद्विप---संज्ञा पुं, [सं.] ऐरावत । 

सरधनु, स॒रवनुष--संज्ञा पुं. [सुरधनुस्‌ | इंद्रधनुष । 

सरधाम--संज्ञा पूं.. सं. सुरधामन्‌ ] स्वगे । 

मुहा, सुरधाम सिधारना--मर जाना । 

सरधामिनि, सरधामिनी--संज्ञा स्त्री, [सं.] गंगा । 

सरधासी--वि. [सं. सुरधामिन्‌ | (१), जो स्वर्ग में रहता 
हो । (२) स्वर्गीय । 

सुरधुनि, सुरधुनी--संज्ञा स्त्री. [सं.] गंगा । 

सुरधेनु, सुरधेनु--संज्ञा स्त्री. [सं. सुर- पेन] कामधेनु । 
उ.--सूरदास हथाँ की सरवरि नहिं कल्पबृच्छ सुर- 
घैनु--४६१। 

सुरतदी--संज्ञा.स्त्री. [सं.] (१) गंगा । (२) आकाशगगा। 

सुसनाथ--संज्ञा पुं. [सं.] इंद्र । 

छुस्नायक--संज्ञा पुं. [सं. | इंद्र । 

सुरनारी--संज्ञा स्त्री. [सं.| देवबाला । 

सुरनाह - संज्ञा पुं. [सं. सुरनाथ] इंद्र । , 

पुरनि--संज्ञा पुं, सवि.[सं. सुर- नि] (१) अनेक देवता । 
उ.--बहुरौ ब्रह्मा सुरनि समेत । नरहरि जू के जाइ 
निकेत--७-२ । (२) स्वरों में। उ.- सारेगम पथ- 
निसा संसप्त सुरनि गाई--पू, ३५२-८३ । 

सुरप, सुरपति, सुरपती--संज्ञा पुं. [सं. सुरपति] इंद्र । 
उ.--(क) सुरपति को सँताप जब भयौ | सो सुरपुर 
भय हैँ तहिं गयौ--६-७ । (ख) सुरपति पूजा करौ 
-सवारी-१००७ । सूर सुनत सुरपती उदासी-१०६। 

सुर-पथ--संज्ञा प्‌. [सं,] आकाश । 





] 


सुरुपवेत-- संज्ञा पुं. [सं.] सुमेरु । 
सुरपादप--संज्ञा पुं, [सं,] कल्पवृक्ष । 
सुरपाल, सुरपालक--संज्ञा पु. [सं. सुर-+ पालक] देव- 
राज इंद्र । 
सुरपुर-- संज्ञा पु. [सं,] देवलोक, स्वगे, अमरावती | उ.-- 
(क) सुरपति कौं सँताप जब भयौ । सो सुरपुर भय ते 
नहिं गयौ--६-७ । (ख) सुरपुर तें आयो रथ सजि 
के रघुपति भए सवार--९-१५८। 
मुहा. सुरपुर पठाना--मार डालना । सुरपुर 
पठाये-- मार डाले ।उ,--दुष्ट ये मारि सुरपुर पठाए- 
२६१८। सुरपुर सिधारना--मर जाना, गत हो जाना । 
सुरपुर-केतु--संज्ञा पुं. [सं.] इंद्र । 
सुरपुरोधा--संज्ञा पुं. [सं. सुरपुरोधस्‌] वृहस्पति । 
सुरबहार--संज्ञा पुं. [हि. सुर- फ़ा. बहार | एक बाजा । 
सुर्वाला--संज्ञा स्त्री [सं.] देवांगना । 
सुखुक्ष, सुरव॒च्छ--संज्ञा पं. [सं. सुरवृक्ष] कल्पतरु । 
सुखेल, सुरबेली--संज्ञा स्त्री. [सं. सुरन॑ वलली] कल्पलता 
सुस्मंग संज्ञा पुं, [ सं. स्वर-+-भंग | प्रेम, भय, आनंद 
आदि से स्वर में होनेवाला कंप या परिवतंन जो 
साल्विक भावों के अंतर्गत है । 
सुर-भान, सुरभानु--संज्ञा पूं. [सं. सुर+ भानु] (१) इंद्र । 
उ.-राधे सो रस बरनि त जाई । जा रस कौँ सुरभानु 
(पाठा: स्वरभानु) सीस दियौ, सु तें पियो अकुलाइ-- 
ना ३३९१ । (२) सूर्य । 
सुरभि--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१ ) पृथ्वी ।( २) गाय । 
उ.- कोछ टेरत कोउ हाँकि सुरभिगन जोरि चलावत 
--४३१। (२) खुशबू, सुगंध । 
वि. (१) सुगंधित, सुवासित | (२) सुंदर, मनोहर । 
(३) उत्तम, श्रेष्ठ । (४) सदाचारी । 
सुरभित--वि. [सं.] सुगंधित, सुवासित । 
सुरभिभक्षण--संज्ञा पुं. [सं.] हठयोग की वह क्रिया जिसमें 
साधक जीभ उलटकर ताल के मूलवाले छेद में लगाता 
और सहस्रार से निकलनेवाला अमृत पीता है । 
सरभिमान--वि. [सं. सुरभिमत्‌ | सुगंधित । 
सरभी--संज्ञा .्त्री. [सं,] (१) खुशबू, सुगंध । (२) गाय । 
(क) लग्यौ फिरत सुरभी ज्यों सुत सेंग---१-९ । 


[ १७७९ ] 


(ल) सूद सवाम सुरभी दुही संतनि- हिलकारी---४०९ । 
(ग) इहिं बुदावन इहिं जमुनातठ ये सुरभी अति सूखद 
चरावत--४४९ । 
सुरभीपुर--संज्ञा प्‌. [सं,] गो-लोक जो श्रीकृष्ण का 
+निवास-स्थान और सब लोकों से ऊपर साना गया है । 
सुरभूप--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) इंब्र । (२) विष्णु । 
सुरभूरुह--संज्ञा पुं, [सं. | कल्पवृक्ष । 
सुरभोग--संज्ञा पुं. [तं, ]. अमृत । 
सुरभौत--संज्ञा प्‌. [सं.सुर-+- भवन] (१) मंदिर, देवालय । 
(२) सुरलोक, अमरावत्ती । 
सुरमंडल--संज्ञा पुं; [सं.] (१) देव-समूह या बर्ग । (२) 
एक बाजा जिसके एक तस्‍्से में लगे तार सिजराब से 
बजाये णाते हें । 
सुरमई --वि. [फ़ा.] सुरमें-जैसे हल्के नीले रंग का, सफेदी 
लिये नीले या काले रंग का । 
संज्ञा पुं, हल्का नीला या सफेदी लिये काला रंग । 
सुस्मचू-संज्ञा प्‌, [फ़ा. सुरम:-चू ] आँख में सुरमा 
लगाने की सलाई । 
सुरमरि--संज्ञा पुं. [सं,] चितामणि । - 
सुरमा--संज्ञा पुं. [फ़ा. सुमं:] एक प्रसिदृध खिज जो 
प्राय: नोले रंग का होता है ओर जिसका महीन चूर्ण 
आँशों में लगाया जाता है । 
सुस्मौर “संज्ञा पूं, [सं, सुर- हि. मौर] विष्णु । 
सुरमभ्य--वि, [सं,] अत्यंत रमणीय । 
सुरयो षित्त--संज्ञा स्त्री, [सं.] अप्सरा । 
सुरराइ, सुरराई--संज्ञा पुं. [सं, खुरराज] (१) इंद्र | (२) 
(२) विष्णु । 
सुरराज, सुरराज़ू-संज्ञा पुं, [सं,] इंद्र । 
सुरराय, सुरराया, सुरराव--संज्ञा पं, [सं. सुरराज] (१) 
इंद्र । (२) विष्णु । 
सुररिपु--संज्ञा पुं, [सं.] राक्षस, असुर । 
सुर-रूख--संज्ञा पुं, [सं. सुर- हिं. रूख] कल्पवृक्ष । 
सुरल - वि, [हिं. सुरीला | मधुर स्वरवाला । 
सुरललना--संज्ञा स्त्री. [सं] देवबाला, देवांगना । 
सुरती--संज्ञा स्त्री, [सं,सु+हिं. रली] सुंदर केलिक्रौड़ा । 
. सुरल्ोक--संज्ञा-पूं, [सं] देवलोक, स्वर्ग । 


सुरघधू--संज्ञा पुं. [सं,] देवबाला, देवांगना । 
सुरवाजि--संज्ञा पुं. [सं,] उच्चेश्नवा घोड़ा । 
सुरवाणी--संज्ञा पुं, [सं.] देववाणी, संस्कृत भाषा । 
सुरवास -संज्ञा प्‌. [सं.] देवलोक, स्वर्ग । 
सुर-विटप--संज्ञा पुं. [सं.] कल्पवृक्ष । 
सुरवीर--संज्ञा पुं. [सं,] इंद्र । 


_सुखूक्ष--संज्ञा पूं. [सं.] कल्पतर । 


सुरस--संज्ञा पु. [सं.] (१) पानी, जल । (२) सुख, 
आनंद । (३) प्रेम, प्रीति। (४) सुस्वादु, श्रेष्ठ रस ॥ 
उ.-तैरे ही काजें गोपाल, सुनहुँ लाड़िले लाल, 
राखे हैं भाजन भरि सुरस छहँ--१०-२९५ + 
वि. (१) रसोला, सरस । (२) सुस्वादु, स्वाविष्ट । 
(३) सुंदर । 3.--अंग अंग भूषन सुरस सप्ति पूरत- 
कला जनु अआ्राजई । 
सुरसति, सुरसती--संज्ञा स्त्री. [सं. सरस्वती] सरस्थती । 
सुरसर--संज्ञा पुं, [सं. सुर +सर] मानसरोबर । 


सुरसरि, सुरसरित, सुरसरिता सुरसरी--संज्ञा स्त्री, सं. * 


सुरसरित्‌ ] (१) गंगा । उ.--(क) जे पद-पदुम-परक्ष 
जल-पावन सुरसरि-दरस कटत अध भारे--१-९४ | 
(ख) बसत सुरसरी तीर मंदमति कूप खनावै--२-९॥ 
(ग) साठ सहस्र सगर के. पुत्र, कीने सुरसरि तुरत 
पवित्र--९-९ । (घ) सूरदास मनो चली सुरसरी 
श्रीगोपाल सागर सुख संगा--१९०५।॥ | 

सुरप्तरि-सुबन, सुरसरी सुवन-संज्ञा पुं, [हि. सुरसरी+- 
सुवन | गंगा के पुत्र, भीष्म पितामह । उ,--सुरसुसै- 
'सुवन रनभूमि आए --१-२७१ । 

सुरसोंई-- संज्ञा पुं. [सं. सुर-+ स्वामी] (१) विष्णु । उ.- 
भक्तत्रछल बपु धरि नरकेहरि दनुज दहचौ, उर दरिं 
सुरसाई--१-६ (२) इंद्र । 

सुरसा--संज्ञा स्त्री.[सं.]एक नागमाता जो समुद्र सेरहती 
थी ओर जिसने विकराल राक्षसी रूप धरकर हनुमान 
को समुद्र पार करते समय रोका था। उ.--तहे इक 
अद्भुत देखि निसिचरी सुरसा-मुख्ल-बिस्तार-- ९-७४ । 

सुरप्ताई--संज्ञा पुं. [सं. सुर-+स्वामी] (१) इंद्र । (२) 
शिव । (३) विष्णु । 


# 





[ १७८० ]) 


सुरसाल, सुरसालु--वि. [सं. सुर+हि. सालता] (१) 
देवताओं को सतानेवाला । (२) राक्षस, असुर । 
सुरसाहब--संज्ञा पूं. [सं. सुर + फ़ा. साहब] (१) देवताओं 
के स्वामी । (२) इंद्र । (३) शिव । (४) विष्णु। 
सुरसंदरी--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) अप्सरा । (२) देवकन्या । 

सुर-सुता - संज्ञा स्त्री, [सं.] यमुना । 
सुरसुसभी--संज्ञा स्त्री, [सं.] कामधेनु 3 
सुरसुराना, सुरसुरानो--क्रि. अ. [अनु.] (१) कौड़ों आदि 
का रेंगना । (२) कुलबुलाना | (३) हलकी हलको 
खुजली होना। 
कि, स. हलकी खुजली उत्पत्त करणा । 
सुरसुराहूट-- संज्ञा स्त्री. [हि. सुरसुराना- आहट] (१) 
हलकी खुजली । (२) गुदगुदी । 
सुरसुरी--संज्ञा स्त्री. (अनु.] (१) हलफी खूजली। (२) 
गुदगुदी । 
सुरसेनप, सुस्सेनपति--संज्ञा पुं, [सं. सुर-+ सेनापति] 
देव-सेना के नायक, कारतिकेय । 
सुरसेयॉ--संज्ञा पुं. [ सं. सुर+ स्वामी ] (१) इंद्र । (२) 
शिक्ष । (३) विष्णु । 
सुरस्वामी--संज्ञ। पुं. [ सं. ] (१) इंद्र । (२) शिव । (३) 
विष्णु । 
सुरहर, सुरहरा--वि, [ सं. सरल | सोधा ऊपर की ओर 
गयों हुआ | * 
वि. [अनु.] जिसमें 'सुर-सुर” शब्द हो । 
सुरही--संज्ञा स्त्री, [ हि. सोलह ] ( १ ) सोलह चित्ती 
कौड़ियाँ जिनसे जुआ खेला जाता है । ( २) सोलह 
चित्ती कौड़ियों से खेला जानेबाला जुआ | 
सुरांगना--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) देबबाला । (२) अप्सरा। 
सुरा-संज्ञा स्त्री: [सं,] शराब, समदिरा । उ.--चरनोदक 
कौं छाँड़ि सुधा- रस सुरा-पान अँचयौ--- १-६४ । 
सुराई---संज्ञा स्त्री. [सं. सुर] देवतापन, देवत्व । 
संज्ञा स्त्री, [सं, शूर] शूरता-बोरता । 
सुराग संज्ञा पूं. [पं, सु+राग] (१) अत्यंत प्रेम । (२) 
श्रेष्ठ और सुंदर राग । उ.--गावत मलारी सुराग 
रागिनी गिरिधरन लाल छबि सोहनो--२२८० । 
संज्ञा पुं, [अ, सुराग | पता, ठोह । 


सुरागाय--संज्ञा स्त्री. [ सं. सुर+गाम ) गाय-विशेष 
जिसको पूंछ से चेंवर बनता है । 
सुरागार-संज्ञा पुं, [सं.सुर, सुरा-+ आगार ] (१) वेबालय । 
(२) मदिरालय । 
सुराज--संज्ञा पुं. [ सं. सु-+राज्य ] देश जहाँ का शासन 
उत्तम हो ओर प्रजा सुस्ती हो । 
संज्ञा. पूं, [ सं. स्व + राज्य ] वेक्ष जहाँ उसके ही 
निवासियों का शासन हो। 
सुराज्य---संज्ञा पुं. [ सं. ] वह राण्य जहाँ उत्तम शासन 
होने से प्रजा सुखो हो + 
संज्ञा, पुं. [सं. स्व॒राज्य] बहु राज्य जिस पर उसरे 
ही वासियों का शासन हो । 
सुराद्रि--संज्ञा पुं. [सं,] सुमेर प्ेत । 
सुराधिप--संज्ञा पुं, [सं.] देघराज इंद्र । 
सुरानक--संज्ञा पूं. [सं,] बेबताओं का तगाड़ा । 
सुरानीक--संज्ञा स्त्री, [सं.] देव-सेना । 
सुरापगा--संज्ञा स्त्री. [सं.] गंगा नदी । 
सुरापान--संज्ञा प्‌, [सं. सुरा+पान] मदिरा-पान | उ. 
--कही, हरि-बिमुख5रु बेस्था जहाँ; सुरापान बधि- 
कनि गृह तहाँ--१-२९० । 
सुरापी--वि. [सं. सुरापिन्‌] शराबी, मठप । 
सुराब्धि--संज्ञा पूं. [सं.] सुरा का सागर जो सात समुद्रों 
में तीसरा माना गया है । ” 
सुरारि--संज्ञा पुं. [सं.] असुर, राक्षस । 
सुरालय- संज्ञा प्‌. [सं, सुर-- भालय] ( १) देवलोक । 
(२) देवालय । (३) सुमेरु । 
संज्ञा पुं. [सं. सुरा + आलय_] सदिरालय । 
सुरावट--संज्ञा स्त्री, [ सं. सुर ] (१) स्वरों का उतार- 
चढ़ाव । (२) सुरीलापन । 
सुरावती--संज्ञा स्त्री. [ सं. सुरावनि ] कश्यप की पत्नी 
अदिति जो देवताओं की माता थी । 
सुराष्ट्र--वि. [सं.] जिस राष्ट्र का शासन अच्छा हो । 
सुरासुर--संज्ञा पुं. [ सं. ] देवता और राक्षस । उ,--तै 
गिरि कमठ सुरासुर सर्पहिं धरत न मन मैं तैंकु डरे 
>> १००१४ है) 
खुराह्दी--संज्ञा स्त्री. [अ,] (१) जल रखने को एक विज्षेष _ 


। 


-.. प्रकार का पाश्न जो प्राय: मिट्टी या किसी धातु का 
बना होता है । 
संज्ञा पूं [सं, सु+हि. राही] सत्पथ का पथिक | 
सुराहीदार--विं. [ हि. सुराही + फ़ा. दार ] सुराही की 
क्षरह गोल ओर लंबोतरी बनावट का । 
सुरी--संज्ञा स्त्री, [सं.] देवबाला, देवललना । 
सुरीला--वि, [हि. सुर+ईला] मीठे या सधुर स्वरवाला 
सुस्वर, सुकंठ ।... 
छुरुष--बि, [ सं, सु-फ़ा, रुख॒८ प्रवृत्ति ]):(१) सुंदर 
रूप या आकृतिवाला । (२) प्रसन्‍्त, अनुक्ल । 
वि, [हि. सुख] लाल रंग का । 
सुरुखुरू-वि. [फ़ा, सुर्खुरू] (१) जिसके मुंह पर तेज या 
लाली हो । (२) प्रतिष्ठित (३) यशस्वी । 
सुरुच--वि, [ सं. ] (१) सुंदर प्रकाशवाला । (२) सुंदर 
रुचि या सनोवृत्तिवाला । 
सुरुचि---संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) राजा उत्तानपान की दो 
पत्नियों में एक जो “उत्तम' की माता और श्रुव की 
विमात्ता थो। उ--उत्तानपाद पृथ्वीपति भयौ.... . .। 


सुरुचि दूसरी ताकी नार+ भयौ सुरुचि ते उत्तम 


क्वार--४--९ । (२) श्रेष्ठ या उत्तम रुचि। 
(३) अत्यंत प्रसन्‍तता । 
वि. जिसकी रुच्ति उत्तम या परिष्कृत हो । 
सुरुचिर--वि. [सं.] (१) सुंदर । (२) उज्ज्वल । 
सुरुञज--वि, [स.] बहुत बीमार या अस्वस्थ । 
संज्ञा पुं. [हि. सूर्य ] भानु, रवि । 
सुरुजम्मुखी--संज्ञा पुं. [हि. सूय॑मुखी ] एक फूल । 
सुरुति--संज्ञा स्त्री. [सं. श्रुति] (१) सुनना । (२) कान, 
श्रवण । (३) सुनो हुई बात । (४) बेंद । (५) चार 
की संख्या (६) एक प्रकार का अनुप्रास। (७) संगीत 
के सातों स्वरों के कुछ खंड । 
सुरूप--वि. [सं,] सुंदर रूपवाला या वाली । उ,---(क) 
अधिक सुरूप कौन सीता तैं, जनम बियोग भरै-- 
१-३२५। (ख-) अति सुरूप बिष अस्तन लाए, राजा 
कंस पठाई--१०-५२ । 
संज्ञा प्‌. सुंदर रूप । 3,--(क) गुन बिनु गुनी 
सुरूप रूप बिनु नाम बिना श्री स्थाम हरी--१-११५॥। 


| शछषधरे | 


(ख) सुमत्ति सुरूप सँचे ख़द्धा-विधि उर-अंबुज अनुराग 
न्न्ल्र्१ २ ॥ 
संज्ञा पूं, [सं. स्वरूप] (१) आकृति । (२) मूर्ति । 
सुरूपता संज्ञा स्त्री, [सं,] सुंदरता । * 
सुरूपा -वि, स्त्री. [सं,] सुंदर रूपबाली । 
सुरेंद्र--संज्ञा पुं. [सं,] सुरराज, इंद्र । 
सुरद्रचाप--संज्ञा पुं. [सं.] इंद्रधनूष । 
सुरेखा--संज्ञा स्त्री [सं, | (१) सुंदर रेखा । (२) हाथ-पाँव 
की वे रेखाएँ जिनका रहना शुभ माना जाता हूँ । 
सुरेता--वि. [सं. सुरेतस्‌] बहुत वीर्यवान। 
सुरेध--संज्ञा पुं. [देश.] 'सूस' नामक जलजंतु । 
सुरेश--संज्ञा पुं. [सं.] सुरराज, इंद्र । 
सुरेश्वर--संज्ञा पुं. [सं.] इंद्र । 
सुरेश्वरी--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) शच्ी । (२) लक्ष्मी 
(३) राधा । (४) दुर्गा 
सुरेस, सुरेसा--संज्ञा पु. [सं. सुरेश] इंद्र । उ,--सेस- 
सुरेस-दिनेस सारा, ६८४ । 
सुरेत--संज्ञा स्त्री. [सं. सुरति] रखेली, उपपत्नी । 
सुरेतवाल, सुरतवाल--संज्ञा पुं. [हि. सुरैत+बाल़, 
वाल] उपपत्नी का पुत्र । स्‍ 
सुरतिन--संज्ञा स्त्री. [हिं. सुरैत , रखेली । 
सुरोचि--बि, [सं. सुरुचि] सुंदर । 
सुरोत्तम--संज्ञा पुं. [सं.] (१) विष्णु । (२) सूबे । « 
सुरोद, सुरोदक--संज्ञा पुं. [सं. सुरोद] सुरा-सिघु (६६ 
सुरोदय--संज्ञा पूं. [ सं. स्व॒रोदय ] स्वरों या; इवासों से 
शुभ-अशुभ फल जानने की विद्या । 
सुरोम, सुरोमा--वि, [सं. सुरोमन्‌ ] सुंदर रोसबाला। 
सुखें--वि. [फ़ा, सुख] लाल रंग का । ः 
संज्ञा पुं. गहरा लाल रंग । 
सुख्बेरू- वि. [फ़ा सुख रू) (१) जिसके मुख पर तेज या 
कांति हो । (२) प्रतिष्ठित । (३) यशस्वी ।* - .६ 
सुर्खरूई--संज्ञा स्त्री. (हि. सुखरू] (१) 'सुखेरू? होने का 
भाव। (२) तेज । (३) मान । (४) यश । 
सुर्खाब--संज्ञा पुं. [फ़ा. सुरखाब] चकवा (पक्षी)+ 
मुहा. सुर्खाब का पर लगना--श्रेष्ठतासूचफ 
पत्ता होना । 





[ १७5२ ] 


सुर्खी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा. सुर्खा] (१) लाली। (२) 'सुरखी' 
चूना । (३) रक्त । (४) लेखादि का शार्षक । 
सुर्ता - वि. [हि. सुरति] समझदार, बुद्धिमान । 
सुर्ती--संज्ञा स्त्री. [हि. सुरती ] तंबाकू । 
सुर्मा--र्सज्ञा पु. [हि. सुरमा] सुरसा । 
सुर्या--संज्ञा पुं. [सुरं से अनु.] तेज हवा। 
सुलभ, सुल्लैभ--वि. [ सं, सुंलभ, 'दुलंभ' के अनु. पर] 
सुगमता से प्राप्त हो सकनेवाला। उ,--(क) मोकों 
भयौ सो अतिही सुल॑भ--१-२७७ (ख) हमकौं भयौ 
सो अति ही सुल्लंभ--१० उ.१२७। . 
सुलंक--संज्ञा स्त्री. [सं.सु+लंक] सुंदर कठि । 
वि. जिसको कमर या कटि सुंदर हो । 
: संज्ञापुं, [हिं. सोलंकी] सोलंकी क्षत्रिय । 
सुलंकी-संज्ञा पं. [?] क्षत्रियों की एक शाखा जिसने 
बहुत समय तक गुजरात पर राज्य किया था। 
सुलक्षण--वि. [सं. सु+ लक्षण] (१) अच्छे लक्षणोंवाला । 
(२) भाग्यवान । 
संज्ञा पं. अच्छा चिह्न या लक्षण । 
ज्क्षणा, सुलक्षणी--वि. स्त्री. [सं सुलक्षण] (१) अच्छे 
लक्षणोंवालो । (२) भाग्यवतो । 
सुलेग--अव्य [हि. सु+ लगना] पास, समीप । 
संज्ञा स्त्री [हिं सुलगना] सुलगने या जलने की 
क्रिया या. भाव । 
छुलगन--संज्ञा स्त्री [सं सु-+ हिं. लगन] सच्चो प्रीति या 
भाव । 
संज्ञा, स्त्री, [हि. सुलगना] सुलगने या जलने की 
क्रिया या भाव । 
सुलगना, सुलगनो--क्रि. अ. [ सं, सु + हि. लगना ] 
( लकड़ी, कोयले आदि का ) जलना या वहकता । 
(२) बहुत दुखी या संतप्त होचा | 
छुलगाए--क्रि, स. [हिं. सुलगाता] जलाया या प्रज्ज्बलित 
किया । उ.--ब्रज करि अवाँ जोग ई धन सम सुरति 
आगि सुलगाए--३१९१ । 
सुलगाना, सुलगानो--क्रि.स. [हि सुलगना](१) जलाबा, 
वहुकाना, प्रज्ज्यलित करना। (२) दुखी या संतप्त 
करना । 


सुलगि--क्रि. अ. [हिं, सुलगना] जलकर । उ.-- सुलगि 
सुलगि जरति द्वी आनि फूंकि दई- ३१५७। 
सुलग्न -संज्ञा पुं. [सं.] शुभ मुहूर्त । 
वि. [सं.] दृढ़ता से लगा हुआ । 
सुलच्छुन--वि, [ सं. सुलक्षण ] (१) अच्छे लक्षणोंवाला, 
सुंदर । उ.--परम सुसील सुलच्छुन जोरी बिधि की 
रची न होई--९-४५। (२) भाग्यवान । 
संज्ञा पूं, अच्छा चिह्न या लक्षण । 
सुलच्छुना, सुलच्छनी--वि, स्त्री. [सं सुलक्षणा] (१) 
अच्छे लक्षणोंवाली । (२) भाग्यबती । 
सुलछ--वि. [ सं. सुलक्षण ] (१) अच्छे लक्षणों वाला, 
सुंदर । उ.--सुलछ लोचन चारु नासा परम रुचिर 
बनाइ । (२) भाग्यवान । 
संज्ञा पूं. अच्छा चिह्न या लक्षण । 
सुलज--वि, [सं, सु+हिं. लाज] लाज या मर्यादा का 
ध्यान रघनेवाला । उ.--सुंदर सुलज सुबंस देखियत 
यातें स्थास पठायौ--२९६३ । 
सलभन--संज्ञा स्त्री, [हिं. सुलझना] सुलभाने की क्रिया 
या भाव, सुलभाव । 
सलमना, सुलभनो-- क्रि. अ. [ हि. उलझना ] उलभत 
या जटिलता दूर होना या हटना । 
सुलभाना, सुल्कानो--क्रि, स. [हिं. सुलझता] उलभन 
या जठिलता दूर करना या हटाता । 
सलमभाव--संज्ञा पूं, [हि. सुलझता -+ आव ] सुलझने की 
क्रिया या भाव, सुलझना । 
सुलटा--वि. [हि. उलटा का अनु. | सीधा । 
सुलतान--संज्ञा पुं. [फ़ा,] बादशाह, महाराज । उ.-- 
और हैं आज काल के राजा, मैं तिनमें सुलतान-- 
१-१४५ । 
सुलताना--संज्ञा स्त्री, [क्रा. सुलतान] महारानी । 
सुलतानी-वि. [फ़ा. सुलतान] (१) सुलतान या बादशाह- 
संबंधी । (२) लाल रंग का । 
संज्ञा स्त्री. (१) बादशाहत, राज्य । (२) सुलतान 
का शासन-काल। (३) एक तरह का रेशमी कपड़ा । 
सुलप--वि. [सं० स्वल्प] (१) थोड़ा । उ.--सूर स्थोम 
नागर अरु नागरि ललना सुंलप मंडली राजति-- 





[ १७८३ ] 


पृ. ३५१ (७२)। (२) मंद । उ,-चलि सुलप गजहंस सुलाना, धुलानो--क्रि, स. [हिं. सोना] (१) सोने के 


मोहति कोक-कला प्रवीना-- पृ. ३५१ (७३) । 
संज्ञा पुं. [सं.+सु-आलाप | सुंदर आलाप । 

सुलफ--वि, [सं० सु+ हि. लपना ] (१) लचीला, लचने- 
बाला । (२) नाजुक, मुलायम, कोमल । 

सलफा--संज्ञा पूं. [फ़ा. सुल्फ:] (१) वह तंबाकू जो 
चिलम में बिना तवा रसे सुलगाकर पिया जाता है । 
(२) चरस, गाँजा आंदि । 

सुलभ--वि. [सं.] (१) सुगमता से मिलने या प्राप्त होने 
योग्य । उ,--सदा सुभाव सुलभ सुमिरत-बस भक्तति 
अभे दियो--१-१८१, (२) सुगस, सरल । (३) साधा- 
रण । (४) उपयोगी । 

सुलंभता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सुगमता से प्राप्त होने 
का भाव । (२) सुग़मता, सरलता । 

सुलभ्य--वि. [सं.] जो सहज में सिल सके । 

सुललित--वव, [सं.] अत्यंत सुंबर । 

सुलह-संज्ञा स्त्री [अ.] (१) मेल, मिलाप । (२) लड़ाई 
समाप्त होने पर या करने के लिए होनेवालो संधि । 


सुलहनामा--संज्ञा पुं. [अ. सुलह + फ़ा. नामा ] संधिपन्र । 


सुलाक-संज्ञा पुं. [हि. सूराख] छेद, सूराख । 

सुलाकत--क्रि, अ. [हि. सुलाकन] छेद करने पर। 
उ.--अगिनि सुलाकत (पाठा, सुलागत) मोरधौ न 
अंग-मन बिकट बनावत बेहु--२३४३ । 

सुलाकना, सुलांकनो--क्रि. अ, [हिं. सुलाक] छेद या 
सुराख करना । 

सुलाखना, छखुलखानो--क्रि, स. [सं, सु + हिं. लखना] 
(सोने-चाँदी को) तपाकर परखना । 

सुलागत-क्रि. स. [हि सुलगाना] आग में तपाये जाने 
पर | उ.--अगिनि सुलागत (पाठा. सुलाकत) मोरचो 
न अंग-मत बिकट बनावत बेहु--२३४३ । 

सुल्लागना, सुलागनो--क्रि, स. [हिं. सुलगाना] (१) 
जलाना, तपाता । (२) दुख देना । 

क्रि. अ. (१) जलना, तपना । (२) दुखी होना । 

सुलाज--संज्ञा स्त्री. [सं.सु-+ हिं. लाज] लज्जा या मर्यादा 
( का ध्यान) । उ.--सखी सुलाज समुझि परस्पर 
सन्मुख सबे सही--२५४२ । 


लिए प्रवुत्त करना । (२) लिटाना (३) मार डालना। 
सुल़्भ--वि. सं.सुलभ | (१) सुगमता से प्राप्त होने योग्य । 
(२) सहज, सुगम । 
संज्ञा पूं. सुंदर या उत्तम लाभ । 
सुलेख--संज्ञा पुं. [सं सु+लेख] (१) सुंदर लिखाबढ । 
(२) सुंदर रूप से अंकित चिह्न या छाप । उ.-निरखि 
सुंदर हृदय पर भृगु-पाग परम सुलेख--६३५ । 
सुलेखक - संज्ञा पुं. [सं] उत्तम लेखक या ग्रंथकार । 
सुलेमों, सुलेमान---संज्ञा पूं. [फ़ा. सुलेमान] (१) यहूवियों 
का एक बादशाह जो पेगंबर भी माना जाता है। (३) 
पश्चिमी पंजाब का एक पर्वत । । 
सुलेमानी--वि. [फ़ा.] सुलेमान-संबंधी । 
सुलोक --संज्ञा पुं. [सं,] स्वर्ग । 
सुलोचन--वि. [सं.] जिसके नेत्र सुंदर हों ॥ उ.--अब 
बिधु-बदन बिलोकि सुलोचन-- २५६७ । 
संज्ञा पुं. (१) सुंदर नेत्र (२) हिरन, संग । (३) 
रुक्सिणी के पिता का साम । | 
सुलीचना--वि. स्त्री. [सं,] सुंदर नेत्रवाली । 
संज्ञा स्त्री, बासुकी नाग की पुत्री जो मेघनाद को 
पत्नी थी । 
सुलोचनि, सुलोचनी -वि. स्त्री. [सं. सुलोचना] जिसके 
नेत्र सुन्दर हों । 
सुलोम--वि, [सं.] जिसके रोयें सुन्दर हों । 
सुलोमा--वि. स्त्री. [सं.] सुन्दर रोमवाली । 
सुल्तान--संज्ञा १. [फ़ा. सुलतान] बादशाह । 
सुबंश, सुवंस--वि. [ सं. सुवंश ] उत्तम या कुलोन बंश 
का । उ,--सुंदर सुलज सुबंस देखियत यातें स्थाम 
पठायौ--२९६३ । 
सुब--संज्ञा पूं. [हि. सुअन | पुत्र, बेढा । 
सुबक्ता-वि. [सं, सु वक्‍तृ | व्याख्यान-कुशल । 
सुबक्त--वि, [सं, सुवक्षस्‌] विशाल वक्षस्थलबवाला । 
संज्ञा पू, सुंदर और विज्ञाल वक्षस्थल । 
सुवत्ता - संज्ञा स्त्री, [सं ] मयवानव की पुत्री जो त्रिजटा 
और विभीषण की माता थी । 
सुवच--वि, [सं.] जिसका उच्चारण सुगम हो । 


| हो 
| इरैछएध४ड | 


सुवंचंन-- वि, [सं,] मीठा बोलनेवाला । 
संज्ञा पुं. सुन्दर और सीठें वचन । 
सुबचनी--संज्ञा स्त्री, [सं.] एक देवी । 
वि. सुन्दर और मीठे वचन बोलनेवालो । 
सुबटा--संज्ञा पुं. [ हिं. सुअटा ) तोता । उ.--सूरेंदास 
नलिनी कौ सुबटा कहि कौने पकरचौ--२-२६१ | 
सुबदन--वि, [सं.] जिसका मैँख सुन्दर हो । 
संज्ञा पुं, सुन्दर मुख । 
सुबदना - वि. स्त्री, [सं,] सुंदर मुखवाली । 
सुबन-- संज्ञा प्‌. [हि. सुअन] पुत्र, बेहा | उ.--(क) अहि- 
पति-सुता-सुवन सनमुख हल बचन कह्या इक हीनौ--- 
१-२९। (ख) नंद-सुबन-छुत्रि चंद-बदनि्या--१०- 
१०६ । (ग)सुबन तन चिते नंद डरत भारी-६८४ | 
(घोसूर प्रभु तंद-सुवन दोऊहंस बाल उपाम-२५६५ । 
संज्ञा पूं. [सं. सुमन] फूल, पुष्प । 
खुबनारा--संज्ञा पूं. [हिं. सुवन] पुत्र, बेटा । 
सुबपु--वि, [सं. सुवपुस्‌ ] सुंदर शरोरचाला । 
संज्ञा पुं, सुंदर शरीर । 
सुबरण, सुबरन, सुवर्ण-संज्ञा प्‌. सं, सुवर्ण| (१) 
“ सोना, स्वर्ण | (२) सुंदर वर्ण । (३) सुंदर रंग । 
वि. (१) सुंबर वर्ण का। (२) सुंदर रंग का । 
सुबर्ण क-- वि. [सं.] (१) सोने का । (२) सुंदर वर्ण का । 
सुबर्णकरणी--संज्ञा स्त्री. [सं. सुवर्ण + करण] एक जड़ो 
जो रोग-जनित बिवर्णता दूर करके शरीर को सुंदर 
वर्ण का बना देतो है । 
सुवर्णकार--संज्ञा प्‌. [सं.] सुनार । 
सुवर्शता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सुबर्ण का भाव या धर्म । 
(२) सुंबरता ।.. 
सुवर्णपक्त--संज्ञा पं. [सं,] गरुड़ । 
वि. जिसके पंक्ष या पर सोने के हों । 
सुबर्णरोमा--वि. [सं. सुवर्णरोमन्‌] जिसके रोम या रोएँ 
सुनहरे हों । 5 
सुवर्णवर्ण--संज्ञा पुं. [सं. ] सोने का (सा) रंग । 
7. वि. सोने के रंग का, सुहृरा। 7 
सुवर्मा--वि, [सं, सुधम्मंन्‌] उत्तम कधच से युक्त । 
सुबस--थि, [सं. स्व-| वश] जो अपने बढ या अधिकार 


में हो । 3.--(क) बसत कुबेर अग्नि यम माझुत 
सुवस कियो छन माँये---सा रा, । (ख) सूने किये भूधन 
भूपति के सुवस किए सुरलोक--१० उ.«२। 

सुबह--वि, [सं.] (१) जो सहज ही वहन किया या उठाया 
जा सके | (२) धीर, धैयंवान । 

सुॉंग--संज्ञा पु. [हि, स्वाँग] (१) बनावटी भेस या रूप । 
(२) नकल, तमाशा । (३) धोखा देने का आडंबर । 

सुवॉगी--संज्ञा पुं. [हि. स्वाँगी] बहुरूपिया। 

सुवा--संज्ञा पुं. [हि. सुआ] तोता | उ.--(क) रसमय 
जाति सुवा सेमर कौं चोंच घालि पछितायौ--१-५८। 
(ख) कत तू सुवा होत सेमर कौ---१-५९ । (ग) मन 
सुबा तन पींजरा--१-३११। 

सुवाइ--क्रि. स. [हि. सुवाना] सुलाकर, सुला दे । उ, -- 
ल्याउ कुँवर कौ बेगि जगाइ । दूध प्याइ के बहुरि 
सुवाइ-- ६-५ । 

सुवाऊँ--क्रि स. [ हि. खुवाना ] सुला दूं । उ.--तुम 
सोवी मैं तुम्हें सुवाऊँ - १०-२३०॥। 

स्ुवाक्य--वि, [ सं. ) सुंदर वचन बोलनेवाला । 

संज्ञा पुं, सुंदर और मधुर वचन | 

सुवाग्मी--वि, [सं, सुवाग्मिन्‌] सुबक्‍्ता । 

सुवाचा--संज्ञा स्त्री. [सं, सु+वाचा] (मुंह से निकलने- 
वाली) अच्छी और शुभ बात । 

सुबाजी--वि. [सं. सुवाजिन्‌ ] (तीर या वाण) जिसके पंख 
सुंदर हों । 

सुवाद--संज्ञा पुं, | सं. स्वाद | जायका, स्वाद । 

सुवादी--बि. [सं. स्वाद] अच्छाखाने का आदी, स्वाद का 
अभ्यस्त । उ.--सूरदास तिल तेल सुवादी, स्वाद 
कहा जाने घृत ही री १४९९ । 

सुवाना सुवानो--क्रि, स, [ हिं. सुलाना ] (१) सोने को 
प्रवत्त करना । (२) लिटाना । (३) मार डालता । 

सुवार--संज्ञा पुं. [सं, सूपकार] रसोइया । 

संज्ञा पूं. [सं. सु+वार | शुभ दिन या वार । 

सुबातों, सुबार्त्ता - संज्ञा स्त्री, [सं, सुवार्त्ता] श्रीकृष्ण की 

एक पत्नी का नास । 


ः खुबाबें क्रि. स. [हि. सुवाना] सुला दें, सोने को प्रवृत्त 


कर चुके । उ.--सोवे तब जब वाहि सुवावे--५-०३। 


3) 





[ १७६5५ ] 


सुवाबे--क्रि. स. [हि सुवाना] सुलाती है, सुला वे । उ. सुधुत्ति संज्ञा स्त्री, [ सं.] (१) उत्तम वृत्तिया जीचिका। 


“मेरे लाल को आउ निंदरिया, काहे न आनि सुवावे 
१०-४३ । 
सुवास--संज्ञा पु. [ सं. ] (१) अच्छी महक, सुगंध । (२) 
उत्तम घर या निवास । 
वि. [ सं. सुवासस्‌ ] सुंदर घस्त्रों से युक्‍त । 
संज्ञा पं. [सं, ब्वास] साँस । , 
सुबवासिका--वि. [हिं: सुवास] सुगंधित करनेवाली । 
सुवासित--वि. [सं,] सुगंध-युक्‍्त । 
खुबासिनी - संस्रा स्त्री, [सं.] सधवा स्त्री । 
सुविक्रम--वि. [सं.] अत्यंत साहसी । 
सुविख्यात--वि, [सं.] बहुत (हो) प्रसिद्ध । 
सुविप्रह-- वि. [सं.] सुंदर शरोर या रूपवाला । 
सुविचार--संज्ञा पूं. [सं.] (१) उत्तम विचार । (२) सुंदर 
या ठीक न्याय । ( ३ ) रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न 
श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
सुविचारित--वि. [सं.] अच्छी तरह सोचा हुआ । 
सुविचारी -वि. [ सं. सुविचारिन्‌ ] (१ ) अच्छी तरह 
विचार करनेवाला । (२) उचिते न्याय करनेबाला । 
सुविज्ञ--वि. [सं.] बहुत चतुर । 
सुविज्ञे य--वि. [सं.] जो सहज में जाना जा सके ) 
सुवित्त--वि. [सं.] बहुत धनी । 
संज्ञा पु. दृत्तम या श्रेष्ठ धन । 
सुविदं, सुविद्‌ - संज्ञा पुं. [सं. सुविद्‌] विद्वान । 
सुविदग्ध - वि, [सं,] बहुत चतुर |... 
सुविदित वि. [सं.] भली-भाँति ज्ञात । 
छुविधा- संज्ञा स्त्री, [ हिं. सुभीता ] ( १) सुगमता 
और सुकरता की स्थिति। (२) सुअवसर । /३) 
आरास । 
सुविधि--संज्ञा स्त्री. [सं.] अच्छी रीति-नीति । 
सुविधिति-क्रि, वि. [सं.]*अच्छी तरह से । 
सुबीर--वि. [सं.] महान बीर ! 
सुवीये- वि. [सं.] बहुत शक्तिशाली । 
सुवृत्त -वि. [सं.](१) सच्चरित्र | (२) अच्छी बात कहने 
' या बतानेवाला । 
वि, [सं. सु-+ वृत्त | जिसको गोलाई ठोक हो । 


(२) सदाचार । 
वि. (१) जिसकी वृत्ति या जीविका उत्तम हो । 

(२) सदाचारी, सच्चरित्र । 

छुवेल -संज्ञा पुं. [सं] लंका का त्रिकूट पर्वत जहाँ भोराम 
सेना सहित ठहरे थे । ' 

सुबेश, सुवेष, सुबेस--वि. [ सं. सुवेश ] (१) जिसको 
वेशभूषा सुंदर हो । (२) सुंदर, रूपव।न । 

सुबेशता, सुबेषता, सुवेसता--संझा स्त्री. [सं. सुवेशता | 
सुसज्जित होने का भाव । 

सुचेशित, सुवेषित, सुवेसित--वि, [सं. सुवेश] सुसज्थि" । 

सुबेशी, सुवेषी, सुवेसी--वि. [सं, युवेश](१) सुंदर वेक्- 
भूषा वाला । (२) रूपवान । ६ 

सुबेसल--वि. [सं. सुवेश] सुंदर, मनोहर । 

सुवैया--वि, [हिं. सोना +- ऐया ] सौनेबाला । 

सुबो - संज्ञा पुं. [हि. सुवा] तोता । 

सुव्यक्त -- वि, [सं] स्पष्ट रूप से व्यक्त । 


. सुव्यवस्थित - वि, [सं.] जिसकी व्यवस्था या प्रबंध उत्तम 


रूप से किया गया हो । 
सुन्नत -संज्ञा पूं. [ सं. ] (१) सुंदर त्रत या निश्चय । (२) 
ब्रह्मचारी । 
'वि.(१) 'ब्रत का पालन वृढ़ता से करनेबाला । (२) 
धर्मनिष्ठ । ः हि 
स॒त्रता--वि. [सं,] पतिक्नता (स्त्री) । 
सुशांत--वि. [सं,] अत्यंत शांत या स्थिर । 
सुशिक्तित--वि. [सं.](१) जिसने अच्छी शिक्षा पायी हो । 
सुशिक्षा--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) अच्छी शिक्षा । (२) 
* उपयोगी या उचित शिक्षा । 
सुशील--वि. [सं.] (१) उत्तम शोल-स्वभावबाला । (२) 
सच्चरित्रता, सवाचारी । (३) विनीत,नम्र । (४) सरल, 
भोला, सीधा । 
सुशीलता--संज्ञा स्त्री. [ सं. | (१) उत्तम स्वभाव । (२) 
सच्चरित्रता। (३) नञ्नता । (४) सरलता। 
सुशीला--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) राधा की एक सख्री का 
नाम। (२) भ्रोकृष्ण की एक पत्मी का तास। (३) 
सुदामा की पत्नी का नाम । 


[ १७८६ ] 


सुछ ग--वि. [सं,] जिसके सींग सुंदर हों । 
संज्ञा पुं. श्यृंगी ऋषि । 
सुशोभ्नन--वि,[सं.](१) अत्यंत जोभायुक्त । (२) जो देखने 
में बड़ा प्रिय लगे, प्रियदर्शन । 
सुशोमित--वि, [सं.] अत्यंत शोभायमान । 
सुश्रवा-वि. [सं, सुश्रवस्‌ | प्रसिद्ध, विख्यात । 
सुश्राव्य--वि, [सं,] जो सुनने में अहुछा लगे । 
सुश्री - वि. [सं.](१) सुंदर श्री से युक्त । (२) बहुत सुंदर 
या शोभायुक्त । (३) बहुत धनी । 
संज्ञा स्त्री, एक आदरसूचक शब्द जो कुमारी, सधवा 
और विधवा, सभी स्त्रियों के नाम के पहले लगाया 
जा सकता हे । 
सुभुत--संज्ञा पुं. [ सं. ] आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध आचार्य 
जिनका 'सुश्रुत संहिता नामक' ग्रंथ बहुत मान्य है । 
वि. (१) अच्छी तरह सुना हुआ | (२) प्रसिद्ध । 
सुश्रखा, सुश्रषा--संज्ञा स्त्री.[स.सुश्रूषा १) ठहल, सेवा । 
(२) रोगी की परिचर्या । 
सुश्षोशि--वि. [सं.] सुंदर नितंबबाली । 
सुरलोक-वि. [सं.] (१) पुण्यात्मा । (२) सुप्रसिद्ध । 
सुष--संज्ञा पुं. [सं. सुख] सुख, हषं। 
सुषम--वि. [सं,] (१) शोभायुकत । (२) समर, समान । 
सुषमन, सुषमना, सुषमनि--संज्ञा स्त्री; [ सं. सुषुम्ना | 
वह नाड़ी ,जो नाभि से आरंभ होकर मेरुदंड.से होती 
हुई ब्हारंप्र तक जानेवाली मानी गयी है । इसी के 
अन्तगंत वह ब्रह्मनारी कही जाती हे जिससे चलकर 
कुंडलिनी. ब्रह्मरं प्र तक पहुँचतो' है । 3.---(क) इंगज्ा 
पवगला, सुषमना नारी--३४०८- (ख) इड़ा विंगला 
सुषमन नारी--३४४२ (९) । 
सुषसमा---संज्ञा स्त्री, [सं.] अत्यंत सुंदरता या शोभा । 
सुष्माशाली--वि, [सं.| बहुत सुंदर या शोभायुकत । 
सपाना--क्रि, स. [हिं. सुखाना ] (१) धूप या आग के पास 
रखकर आद्रंता(हूर करना । (२) दुर्बल. बनाना । 
क्रि, अ. (१) भला लगना । (२) सह्य होना । 
सपास--वि. [हिं. सुखारा] (१) सुखद । (२) सुगम । 
सपिर--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बाँस +-(२) आग, अग्नि । 
(३) वह बाजा जो वायु के दबाव-से बज़ने लगता हो। 


वि, (१) जिसमें छेद हों । (२) पोला, खोखला। 

सुषुपु--वि. [ सं. सुषुपस्‌ ] जो सोने या निद्रा का इच्छुक 
या उसके लिए आतुर हो । 

सुषुप्त--वि. [सं.] गहरी नींद में सोया हुआ । 

सुषुप्ति-- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) गहरी नोंद, घोर निद्रा ' 
(२) योग-साधन में चित्त की उस वृत्तिया अनुभूति 
की अवस्था जब जीव ब्रह्म की प्राप्ति तो नित्यप्रति 
करता है, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता । 

सुषुप्स--वि, [ सं ] जो सोने या निद्रा का इक्छक और 
उसके लिए आतुर हो । . 

सुषुप्सा--संज्ञा स्त्री, [सं.] शयन करने की इच्छा | 

धषुस्ता--संज्ञा स्त्री. [सं.] वह नाड़ी जो नाभि से आरभ 
होकर मेरुदंड में से होती हुई ब्ह्मरंप्रतक जानेबाली 
मानी गयी है। इसीके अंतर्गत बह ब्रह्मनाड़ी भी कही 
जाती है जिससे चलकर कुंडलिनी ब्रह्मरंक्ष तक पहुँचती 
है। योग के अनुसार शरीर को तीन प्रधान नाड़ियों -- 
इड़ा, पिगला ओर सुषुम्ता - में सुषुम्ता सध्य में हे । 
यह त्रिगुणमयी और चंद्र, सूर्य ओर अग्नि-स्वरूपिणी * 
हे ] वेद्यक के अनुसार सुषुम्ता शरीर को चौदह प्रधान 
नाड़ियोंमें हे जिससे अन्य सब नाड़ियाँ लिपटी हुई हैं; 

सुषेण, सुपेन--संज्ञा पुं, [ सं. सुषेण ] (१) विष्णु का एक 
नाम। (२) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । (३) एक 
बानर का नाम जो वरुण का पुत्र, बाली का ससुर 
और सुग्रीब का वँद्य था। इसने राम-रावण युदृध में 
श्रीराम की विशेष सहायता की थी । उ,--(क) दोन- 
गिरि पर आहि संजीवनि बैद सुषन बताई -९-१४। 
(ख) सुग्रीव विभीषत जामवंत, अँगद सुषेन केदार 
संत--९-१६६ । : 

सुषोपति, सुषोप्ति--संज्ञा स्त्री, [सं. सुषुप्ति] (१) गहरी 
नींद । (२) योग-साधना में चित की वह अवस्था जब 
बह ब्रह्म का साक्षात्कार तो करता है, परंतु उसकी उसे 
अनुभूति नहीं होती । 

सुष्ट---संज्ञा पुं. [सं, दुष्ट का अनु. या सं, सुष्ठ ] (१) जो 
दुष्ट न हो, भला । (२) सुंदर, श्रेष्ठ । उ.--आयसु 
पाइ सुष्ट रथ कर गहि अनुपम तुरंग साजि घृत जोह्यी 
ब-२४७५। 


[ १७८५७ ] 


सुष्ठु-बि, [सं.] (१) अच्छा, उतम | (२) सुंदर । 
अब्य, (१) अत्यंत । (२) अच्छी तरह, भली-भाँति । 
(३) ठीक ठीक, यथायोग्य । 
संज्ञा प्‌. (१) तारीफ, प्रशंसा। (२) सत्य । 

सुष्ठुता--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) भलाई, संगल, कल्याण । 
(२) सोभाग्य । (३) सुंदरता । 

सुष्म--संज्ञा पुं. [सं.] रहंसी, रज्जु । 

सुष्मन, सुष्मना, सुष्मनि, सुष्मनी--संज्ञा स्त्री, [सं 
सुषुम्ता ] सुषुम्ना नाड़ी । 

सुसंग--संज्ञा पुं. [सं. सु + हि. संग] सत्संग । 

सुसंगत--वि. [सं.] बहुत उचित या युक्तियुकत । 

सुसंगति, सुसंगती--संज्ञा स्त्री [ सं, सु+ हिं- संगति ] 
अच्छी संगति या साथ, सत्संग । 

सुस--संज्ञा स्त्री. [सं. स्वसू ] बहन, भगिनी । 

सुसकना-्रि. अ. [ हि. सिसकना ] सिसकी भरकर या 
धीरे-धीरे रोना । 

सुसकनि---संज्ञा स्त्री. [हि. सिसकना] सिसक-सिसक कर 
या सिसकी भरकर रोने की क्रिया या भाव । उ.-- 
सुसकनि की बारी हों बलि-बलि, हठ न करहु तुम 
नंद-दुलारे--१०-१६० । 

सुसकनो--क्रि. अ. [ हिं. सिसकना ] सिसको भरकर या 
धीरे-धीरे रोना ॥ 

सुसक्यो, सुसक्यौ--क्रि, अ.[ हि. सिसकना] सिसक-सिसक 
कर या सिसको भर कर रोने लगा या रोया । उ.--- 
जानि परचो तहँ कोउ नहीं जिय ही जिय सुसक्यो--- 
२४७० । 

सुसज्जित--वि. [सं,] अच्छी तरह सजा या सजाया हुआ। 

सुसताना, सुसतानों--क्रि. अ. [फ़ा सुस्त-+आना] थका- 
बट दूर करना, विश्राम करना । 

सुसती--संज्ञा स्त्री [हि. सुस्ती] (१) सुस्त होने का भाव, 
शिथिलता । (४) आलस्य । 

सुसवद्‌--संज्ञा पुं. [सं. सुशब्द] .यश, कीति । 

सुसमय--संज्ञा पुं, [सं, ] वे दिन जिनमें अकाल का कष्ठ 
न हो, सुकाल । 

सुसमा--संज्ञा स्त्री, [सं. सुषमा] बहुत अधिक शोभा या 
सुंदरता । 


सुसमुमि--वि. [ सं. सु हिं समझ] अच्छी समभकाला, 
समझदार, सुबुद्धि । 

सुसर, छुसरा---संज्ञा प्‌. [हि ससुर] (१) पति या पत्नी 
का पिता, इबसुर । (२) एक गाली । 

सुसरार, सुसरारि, सुसराल--संज्ञा स्त्री. [हिं- सुसराल] 
पति या पत्नी के पिता का घर । 

सुसरित--संज्ञा स्त्री, [ सं. सु+सरित ] (१) बढ्ियों में 
श्रेष्ठ । (२) गंगा नदी । 

सुसरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. ससुरी] (१) पति या पत्नो की 
माता, सास । (२) एक गाली । 

संज्ञा स्त्री [ सं. सु+सरित ] (१) श्रेष्ठ नद्री । 

(२) गंगा नदी । 

सुसह--वि. [सं.] जो सहज में उठाया या सहन किया 
जा सके । 

सुसांत--बि, [सं. सुशांत] अत्यंत शांत या स्थिर । उ,-- 
बहुत काल लौं जल में बिचरे तब हरि भये सुसांत 
+सारा ९८। 

सुसांति -संज्ञा स्त्री.[सं. सुशांति] पूर्ण शांति या स्थिरता। 

सुसा---संज्ञा स्त्री. [सं, स्वसू ] बहन, भगिनी । 

संज्ञा पुं. [देश] एक तरह का पक्षों । 

सुसाध, सुसाधा--संज्ञा स्त्री [सं, सु-+ हि. साध] उत्तम 
या श्रेष्ठ इच्छा या कामना । 

सुसाधन--संज्ञा पुं. [ सं. सु+साधन ] श्रेष्ठ या उत्तम 
उपाय, युति या साधन । 

सुसाध्य--वि. [सं.] जो सहज में किया जा सके, जिसका 
साधन सुगम हो, सुखसाध्य । 

सुसाना, सुसानो--क्रि. अ. [हिं. साँस] सिसकना । 

सुसार--संज्ञा पूं. [सं.] नीलम (मणि) । 

सुसारना, सुसारनों -क्रि. स. [सं. सु+सारण] अच्छी 
तरह समभझाकर कहना । 

सुसिकता--संज्ञा स्त्री, [सं.] चीनी, शक्कर | 

सुसिद्धि--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) उत्तम सिद्धि या सफलता । 
(२) एक काव्यालंकार । 

सुसीतल--वि. [सं. सु+-शीतल] बहुत ठंढा । 

सुसीतलता, सुसीतलताई--संज्ञा स्त्री [सं, सुशीतलता]) 
बहुत ठंढ य। शीत । 


डे 











[ (१७८८ ] 


सुंसील--वि. [सं. सुशील] (१) उत्तम शील-स्वभाववाला। 
. परम सुसील सुलच्छुन जोरी बिधि की रची न होई-- 

९-४५ | (२) सदाचारी । 

छुसीलता--संज्ञा स्त्री [सं. सुशीलता] (१) अच्छा ज्ञील- 
स्वेभाव। (२) सच्चरित्रता । (३) नझ्मता । 

सुसीला- संज्ञा स्त्री, [सं सुशीला] सुदामा की पत्नी का 
नाम । उ,--नताम सुसीसा ताकी नार--१०३-५९ | 

सुसीले--वि.[सं, सुशील] (१) अच्छे ज्ञील-स्वभाव वाले। 
(२) नम्नता भरे, विनययुक्त । उ.--अति उदार पर- 
हित डोलत हैं बोलत बचन सुसीले---३०५५ । 

सुसकत--क्रि, अ. [हि. सिसक्रना] सिसकी भरते, सिस- 
कते । उ.--सुसुकत सुनि जसुमति अतुराई, कहा 
महर अ्रम पायौ--२४७३ । 

सुसुकना, सुसुकनो--क्रि. अ. [हिं. सिसकना] (१) सिसके 
कर रोना । (२) सिसकी भरना । 

सुसुकि--क्रि. अ. [ हि. सिसकना ] सिसकी भरकर । 
उ,--(क) खसि खस्ि परत कान्ह कनियाँ तैं सुसुकि- 
सुसुकि मन खीजें--१०-१९०। (ख) मूंदि मुख छिन 
सुसिक रोवत छिनक मौन रहत--३५९ । 

सुसुपि, सुसुप्ति--संज्ञा स्त्री, [सं. सुसुप्ति] (१) गहरी 
नोंद | (२) समाधि को अवस्था-विशेष । 

सुसूक्ष्म--वि० [सं,] अत्यंत सुक्ष्म । 

संज्ञा पुं/ परमाणु । 

सुसेन--संज्ञा पूं. [ सं.सुषेण ] एक बानर जो सुग्रीव का 
बंद्य था । 

सुसो- संज्ञा पूं. [सं, शश] खरगोश । 

. सुसौभग--संज्ञा पुं. [सं,] दांपत्य-सुख । 

सुस्त--वि. [फ़ा.](१) जो (चिता, लज्जा आदि के कारण) 
प्रसन्‍न या उत्साही न हो, उदास । (२) जिसमें वेग, 
गति आदि की तीव्रता न हो | (३) जिसके काम में 
तत्परता न हो । .४) धीमी चालवाला । (५) जिसकी 
बुद्धि तीव्र न हो । 

सुस्तना, सुस्तनी--संज्ञा स्त्री, [ सं. सु+ स्तन ] जिसके 
स्तन सुडौल ओर सुन्दर हों । 

सुस्ताई--संज्ञा स्त्री, [हि. सुस्ती] सुस्ती । 


सुस्ताना, सुस्तानों - क्रि, अ, [हिं. सुसताना] धकावट दूर 
करने के लिए आराम या विश्राम करना । 

सुस्ती--संज्ञा स्त्री. [फ़ा, सुस्त] (१) सुस्त होने का भाव, 

.. शिथिलता (२) आलस्य । 

सुस्तन---संज्ञा पुं, [सं. स्वस्त्ययन] वह धासिक कृत्य जो 
अज्ुभ बातों का नाश करके शुभ को स्थापना के लिए 
किया जाता हें । 

'सुस्थ--वि. [ सं. ] (१) भला-चंगा, स्वस्थ । (२) सुखी, 
प्रसन्‍न । (३) सुस्थित, सुस्थिर। (४) सुंदर । 

सुस्थचित्त--वि. [सं.] जिसका चित्त प्रसन्‍्त, सुखी और 
उत्साहपूर्ण हो । 

सुस्थता--सज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) नोरोगता, स्वस्थता । 
(२) प्रसन्नता, सुख । (३) कुशल-क्षेम । 

सुस्थमानस-- वि, [सं.] जिसका चित्त प्रसन्न, सुखी और 
उत्साहपूर्ण हो । 

सुस्थल--संज्ञा प्‌. [सं] सुंदर स्थान । 

सुस्थित--वि, [सं.] (१) भली-भाँति स्थित, सुवृढ़ | (२) 
स्वस्थ । (३) भाग्यवान । - 

सुस्थिति--संज्ञा स्त्री, [ सं, ] (१ ) अच्छी या उत्तम 
स्थिति । (२) आनंद । (३) कुशल-क्षेम । 

सुस्थिर- वि. [सं.] बृढ़, अविचल । 

सुस्मित--वि. [सं.] हँसमुख, हँसोड़ । 

सुस्वधा---संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) कल्याण । (२) सौभाग्य, । 

सुस्वन-- संज्ञा पुं. [सं,] शंख । 

वि. (१) उत्तम शब्द या ध्वनि से युक्त ।(२) बहुत 

ऊँचा। (३) सुंदर, मनोहर । 

सुस्वप्न--संज्ञा पुं. [सं.] अच्छा या शुभ सपना । 

सुस्वर--वि, [सं,] जिसक/ स्वर या कंठ ध्वनि मधुर हो, 
सुरीला, सुकंठ । 

संज्ञा पूं, (१) सुरीला स्व॒र। (२) शंख । 

सुस्वरता--संज्ञा स्त्री. | सं, ) (१) सुरीलापन, स्वर को 
सधुरता । (२) बंज्ञी के पाँच गुणों में एक । 

सुस्वाद, सुस्व।दु-वि. [सं, सुस्वादु] बहुत स्वादिष्ट । 

सुहंग, सुहंगम, सुहँगा-वि. [ हि. महँगा का अनु, ] 
सस्ता । है 
. वि. [सं. सुगम ] सरल, सहज । 





[ १७५९ ] 


. वि, [हिं. सु--ढंग] सुंदर । 
सुहटा--वि. [हिं. सुहावना] सुंदर । 
सुहड--संज्ञा पूं, [सं. सुभट] योद्धा । 
वि, [सं. सु- हि. हाड़॒] सुंदर शरीरवाला । 
सुहथ---संज्ञा पुं. [सं, सु+हि. हाथ] सुंदर हाथ । उ.-- 
छूटे चिहुर बदन कुभिलानो सुहथ सेँंवारि बनाइये-- 
१६८८ ॥ रे 
सुहनी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सोहनी] झाड़, । 
वि, स्त्री. [हि. सोहना] सुंदर, सुहावनी । 
वि. संज्ञा स्त्री. एक प्रकार की रागिनी । 
सुहम -वि. [सं, सूक्ष्म] बहुत छोटा या सुक्ष्म । 
सुहराना, सुहरानो--क्ति. स. [ हि. सहलाना ] (१) धोरे- 
घोरे हाथ फेरना । (२) मल्नना। 
सुहल--संज्ञा पुं, [अ. सुहेल] एक कल्पित तारा। 
सुहय, सुहबि, सुहवी--संज्ञा पुं. [हि. सूहा] एक राग । 
उ,--राग राज्ञी सँचि मिलाई गाव सुघर मलार। 
सुहवी सारँग टोड़ी भैरवी केदार -२२७&६। 
सुहस्त--वि, [सं, सु+हस्त | सुंदर हाथोंबाला । 
सुहा--वि. [हि. सूहा] लाल रंग का । 
संज्ञा पुं, (१) 'लाल' नामक पक्षो । (२) एक राग । 


सुहाइ--क्रि, स, [ हि. सुहाना ] (१) अच्छा या भला 


लगता है। उ.--(क) छहों रस जौ धरों आगे तउ न 
गंध सुहाइ--१-५६ । (ख) बड़ी बेर भई अजहुँन 
आए, गृह बन कछु न सुहाइ-- ५७८ । (ग) हम रुचि 
करी सूर के प्रभु सों दूजो मन न सुहाइ--३२१० । 
क्रि. अ, शोभा देता है, सुंदर लगता है । उ.-नील 
खुर अरु अरुन लोचन सेत सींग सुहाइ--१-५६ । 
सुहाई--क्रि.. अ. [हिं. सुहाना] शोभित हुई । उ.--कुच 
बिष बाँटि लगाइ कपट करि बाल-घातिनी परम सुहाई 
>-+१०-५०। 
वि. [हिं. सुहावनी] सुहानेबाली, शोभित होने- 
बाली,सुंदर । 3,---(क) यमुना पुलिन मल्लिका मनो- 
हरु सरद सुहाई यामिती | (ख) निम्मिष-निमिष मों 
बिसरत नाहीं सरद सुहाई राती--२९८१। 
सुहाउँ--क्रि. स, [ हि. सुहाना ] भला लगूँ। उ,--कार्के 
द्वार जाइ- होउँ ठाढो, देखत काहि सुहाओँ--१-१२८५॥। 


सुहाए -क्रि. अ. [ हि सुहाना ] झोभायसान हुए, सुंदर 
लगे | उ,--बाल-दसा के चिकुर सुहाए--१०-१०४। 
वि, [ हि. सुहावना ] सुंदर । उ, -साप द्ध है 
सुत कुत्रेर के आनि भए तरु जुगल सुहाए--३५६ । 
सुहाग--संज्ञा पुं, [सं, सौभाग्य] (१) स्त्री के सधवा रहने 
की अवस्था, अहिवात, सौभाग्य | उ.--धनि-धनि 
महरि की कोख भाग सुहाग भरी-- १०-२४ । 
मुहा, सुहाग भरना - स्त्री को सोभाग्यवती बनाने 
के लिए उसको माँग भरता । सुहाग मनाना--पति- 
सुख के सदा बने रहने को कामना करना । सुहाग 
माँगना-(देवी देवता या शुभचितक गुरुजन से) सौभाग्य 
अखंड रहसे का आशीर्वाद माँगना । 
(२) माँगलित गीत जो विवाह के समय कनन्‍्या-पक्ष 
की स्त्रियाँ गाती हें । 
मुहा० सुहाग गाना--सांगलिक गीत गान। । 
(३) सुख-सोभाग्य उ.--हरि अनुराग सुहाग भरि 
अमी के गागर रे--३१५० । 
सुहागन--वि. [हिं सुहागिन] सौभाग्यवती । 
सुहागरात---संज्ञा स्त्री. [ हि. सुहाग + रात ] विवाह के 
बाद को बह रात जिसमें वर-व्‌ का पहले-पहल मिलन 
और समागम होता है । 
सुहांगा--संज्ञा पुं. [ सं सुभग ] एक प्रकार का क्षार जो 
सोना गलाने, छींट छापने तथा कुछ ओऔषधों को 
बनाने के काम आता हूँ । 
सुहागिन, सुहागिनि, सुहागिनी, सुहागिल--ज्ञंज्ञा स्त्री. 
[हि. सुहाग ] वह स्त्री जितका पति जीवित हो, सधवा 
या सोभाग्यवतो स्त्री ।3, --(क) जसुमति भाग सुहा- 
गिनी, जायौ हरि सौ पूत--१०-४० । (ख॑ ) जसु- 
मति भाग सुहागिनी हरि कौं सुत जानै--१०-७२। 
(ग) चारि चारि दिन सब॑ सुहागिनि री हल चुकीं मैं 
स्वरूप अपनी--१६६२ । 
सुह्ात--क्रि. स. [हि. सुहाना |] भला या अच्छा लगता है, 
रुचता हैं । उ.--(क) अब न सुहात बिषय-रस-छीलर 
वा समुद्र की आस--१-३३७ । (ख) गोकुल बाजतू: 
सुती बधाई, लोगनि हिएँ सुहात--१०-१२। (»). 
सखी-सखा-सुख नि त्रिभुवन मैं, नहिं बैकुंठ सुहात 


[ ६७९० ] 


+-२९१० । (घ) भयौ उदास, सुहात न कछुवै-- 
सारा. ४३६ । 

सुहाता--वि.[हि.सहना] (१) जो सहा जा सके, जो सहन 
करने के योग्य हो, सह्य | (२) जो प्रिय या रुचिकर हो । 

सुहाती--क्रि. अ. [हिं. सुहाना] शोभित' होती है। उ. -- 
जे जरि मरे प्रगट पावक परि ते त्रिय अधिक सुहाती 
+-२४९९ | 

वि. [हि. सुहावती | भली लगनेवाली, रुचिकर । 

--(क ) सूरदास प्रभु कहा चलत है कोटिक बात 
सुहाती--२९८१ । (ख) समय पाइ ब्रज बात चलाई 
सुख ही माँझ सुहाती--३४१८ । 

सुहातो - वि. [हि. सुहाता] जो भला या अच्छा लगे, जो 
प्रिय या रुचिकर हो । उ,--मैं-मेरी कबहूँ तहि कीजे, 
कीजे पंच सुहातौ--१-३०२। 

सुहाना, सुहानो--क्रि. अं. [सं. शोभन] जोभित होना । 

क्रि, स, भला या अच्छा लगना, रुचिकर लगना, 
रुधिकर या प्रिय होना । 

वि, [हि, सुहावना] देखने में भला और सुंदर 
लेगनेवाला, प्रिय दर्शन । 

: मुदांया, सुहायो, सुहायौ--वि. [हिं. सुहाना] जो देखने- 
सुनने में भला जान पड़े, सुहावना, सुंदर । उ.--बोलि 
बोलि सुत-स्वजन मित्र-जन लीस्यौ सुजस सुहायौ 
_-२-०३०॥ * 

सुहारी--संज्ञा स्त्री. [सं, सु+आंहारी] (१) हथेलो के 
ओकार से भी छोटी-छोटी सादोी पूरियाँ जो देवी- 
बेवता की पूजा अथवा अन्य वैसे ही उत्सवों के लिए 
बनायो जाती हैं । उ.--कान कुँवर को कनछेदन है 
हाथ सुहारी (सोहारी) भेली गुर की--१०-१७९ । 
(२) सादी पूरी नामक पकवान | उ,--(क) घेबर, 
फेनी और सुहारी--१ ०-२११ । ( ख ) सेव सुहारी 
घेवर घी के--२३२१। 

सुहाल - संज्ञा पूं. [सं. सु+ आहार | एक प्रकार का बहुत 

'... खस्ता ओर नमकीन पकवार्न जो मंदे का बनता है । 

सुहाली--संज्ञा स्त्री. [हि. सुहारी] सुहारी । 

सुहाव--वि, [हि. सुहाना] सुंदर, भला । 
संज्ञा पु. [सं, सु+हाव | सुंदर हाव (-भाव) । 


सुहावत-क्रि. स. [हिं. सुहावना] प्रिय या रुचिकर 
लगता है | उ.--पुनि पुनि कहत स्थाम श्रीमुख सौं, 
तुम मेरे मन अतिहि सुहावत--४४९ । 
सुहावता, सुहावन--वि, [हिं. सुहाना] (१) अच्छा या 
भला लगनेवाला, सुंदर । (२) रुचिकर, प्रिय । 
सुहावना-क्रि. अ. [हिं. सुहाना] देखने में अच्छा या 
भला सालूस होना । 
क्रि, स. रुचिकर और प्रिय लगना । 
वि. (१) अच्छा या भला लगनेवाला, मनोहर । 
(२) प्रिय या रुच्चिकर लगनेवाला। 
सुहावनापन--रसंज्ञा पूं. [हि. सुहावना +-पन_] सुहावने का 
भाव, सुंदरता, मनोहरता । 
सुहावनो--वि, [ हि. सुहावता ] (१) सुंदर, मनोहर । 
स,--है खंभ कंचन के मनोहर रत्न जठित सुहावनो 
-- २२५० । (२) प्रिय, रुचिकर । 
सुहावला--वि, [हिं. सुहावना] सुहावना । 
सुहावे -क्रि. स. [हि. सुहाना] प्रिय या रुचिकर लगती है । 
उ,--झूढें लोग लगावत मोकौं, माटी मोहि न सुहावे 
१०-२५३ । 
सुहास -वि. [सं,] (१) सुंदर या मधुर मुस्कानवाला | 
(२) जो हर समय हँसता रहे । 
संज्ञा पूं, सुंदर या सधुर हास्य । 
सुहासी--वि. [सं. सुहासिन्‌] सुंदर या मधुर मुस्कान: 
वाला, चारुहासी । 
सुहाहीं-क्रि, आ. [हि. सुहाना] भले या सुंदर लगते हे, 
शोभित होते हैं। उ.--गोबर्धंन परबत के ऊपद बोलत 
मोर सुहाहीं--सारा. ५६२॥। 
सुहित--वि, [सं.] (१) बहुत लाभकारी या उपयोगी। 
(२) किया हुआ । (३) संतुष्ट । (४) उपयुक्त । 
संज्ञा पूं. विशेष मंगल या कल्याण । 
सुहिया--संज्ञा स्त्री, [हि. सुहा] “लाल' पक्षी । 
सुह्दी--वि. [हिं. सुहा] लाल रंग को । उ,-(क) उर अंचल 
उड़त न जानि, सारी सुरंग सुही--१०-२४ | (ख 
पहिरे चीर सुही सुरंग सारी चुहुचुहु चनरी बहु रंगनो 
>रे२८० 
सुहूँ--वि. [सं, शुद्ध] (१) पूरा । (२) ठोक, शुद्ध 





[ १७९१ |] 


सुहृत, सुहृत्‌, सुहृद, सुहृदू--संज्ञा पु. [ सं. सुहत्‌ ] (१) 
अच्छे और शुद्ध हृदयवाला व्यक्ति । (२) मित्र, सखा, 
बंधु । 3.-- (क) सूर सो सुहृद मानि--१७७ । (ख) 
सानि-सानि दधि-भात लियौ कर सुहद सखनि कर 
देत --४१६। 
वि. (१) अच्छे, शुद्ध और दयाद्रं हृदयवाला | उ. 
पंछी एक सुहृद जानत हाँ, करबी निसाचर भंग--९- 
८३ । (२) सहृदय, उदार, जो निष्ठुर न हो | उ.-- 
बिहेंसि बृषभानु-तनया कहति, हम निष्ठुर तुम सुहृद 
बात वह जिनि चलावो--२०७३ | 
छुद्ददय - वि. [सं.] (१) उदार या विशद दृष्टिकोणवाला, 
उन्‍्नतमता । (२) सदय, सहृदय । 
सुद्देल--संज्ञा पूं, [ अ. ] एक कल्पित तारा जिसके उदय 
पर चमड़े में सुगंध आना और अनेक जीवों का मर 
जाता माना जाता है । 
सुह्देलरा, सुहेल्ला--वि, [सं, शुभ, हिं- सुहेला] (१) सुंदर, 
. सुहावना। (२) सुखद, सुखदायक । 
संज्ञा प्‌, (१) मंगलगीत । (२) स्तुति । 
संज्ञा पूं, [सं, सुहद | मित्र, सखा, साथी । 
सुद्देस--वि, [सं. शुभ] अच्छा, भला, सुंदर । 
छुह्दोता--संज्ञा पुं. [ सं.सुहोत्‌ ] उत्तम रीति या विधि से 
हवन करनेवाला होता। 
सूँ--अव्य,[सं. सृह |ब्रजभाषा में करण और अपादात कारक 
का चिह्न जिसका प्रयोग बोलचाल में अधिक होता 
है, से । (सूरसागर” में इसका प्रयोग नहीं है; 
'सारावली' में ही है ।) उ.--(क) दुर्जोधन सूं कहौ 
दूत छै--सारा ७७३। (ख) नव निकुंज में मिलौ 
स्याम सूँ--सारा ९२२ । 
संज्ञा पुं. [ अनु. ] किसी चीज से या किसी प्राणी 
को नाक से निकलने वाला 'सूँ' शब्द । 
सेइस--संज्ञा स्त्री. [हिं. सूंस] एक जल-जंतु । 
सूचर्ति--क्रि. स. [हिं. सूंघना] (सूंघकर) महक या वास 
का अनुभव करती या पता लगाती हैं। उ.-- 
जहाँ तहाँ गोदोहन कीनो सूंघति सोई ठार्वे-- 
३४२१। 
सँबना, सूँवनो -क्रि, स. [सं, सं--प्लाण] (१) भाक से 


(सूंघकर) किसी महक या वस का पता लगाना था 
अनुभव करना । 
मुहा. सिर सूंघना--एक रीति जिसके द्वारा गुरु- 
जन मंगलकामना के भाव से छोटों का सिर या 
मस्तक सूंघते हें । जमीन सूंघना--(१) अँधना। (२) 
जमीन पर मुंह के बल पटक दिया जाना । 
(२) बहुत ही कम भोजन करना (व्यंग्य) । (३) 
(साँप का) डसना या काटना । 
सूँचा--संज्ञा पुं. [हि. सूंघना] (१) केवल जमीन सूंघकर 
उसके नीचे पानी या खजाना बता सकनेवाला व्यक्ति । 
(२) सूंघ-सूंघकर शिकार तक पहुँचा सकनेवाला एण । 
(३) जासूस । 
सूँ घि--क्रि. स. [हि. सूंघना] नाक से महक या वास लेकर, 
सूंघकर। उ.--ज्यों सौरभ मृग-ताभि बसत है, द्रुम- 
तृन,सूंघि फिरचौ--२-२६। 
सूड, सूडा--संज्ञा स्त्री, [सं. शुण्ड] हाथी की नाक जो 
बहुत लंबी होती है, शुंड । 


सूडी--संज्ञा स्त्री. [सं शुण्डी] एक सफेद कोड़ा । 


सूँतना-्रि. स. [ हि. सूतना ] (१) सीधा करना । (२) 
ऊपर से नोचे को ओर हाथ फरना । (३) डोरे आदि 
पर माँक़ या कलफ करना । (४) नोचना-खसोटना । 
(५) चूसना, सोखना । 

सूस--संज्ञा स्त्री. [सं. शिशुमार] एक जंलजंतु । 

सूंह--अव्य, [सं. सम्मुख, पु. हि. सौंहें] सामने । 

सूअर--संज्ञा पुं. [ सं. शुकर ] (१) एक प्रसिद्ध पशु जो 
आकार, वास-स्थान और स्वभाव के विचार से दो 
प्रकार का होता हे--पालतु और जंगली । (२) एक 
गाली । 

सूअरबियान--संज्ञा स्त्री. [ हि. सूअर-+ बियाना ] (१) 
हर साल बच्चा जनने को क्रिया । (२) बह स्त्री जो 
हर साल बच्चा जनतो हो । 

सूआ--संत्रा पुं. [सं, शुक, आ. सूअ] तोता, कौर । 

संज्ञा पुं. [हि. सुई] बड़ी और मोटी सुई । 
सूंई--संज्ञा स्त्री, [ सं, सूची ] (१) लोहे का वह पतला 
तार-जंसा उपकरण जिसके महीन छेद में तागां 
पिरोकर कपड़ा आदि सिया जाता हूँ । 








[ १७९२ ] 


मुहा> आँख की सूई निकालना--किसी विकट 
काम को समाप्तप्राय देखकर शेषांश को पूरा करके 
सारे कार्य-संपादन का श्रेय प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना । सुई का फावड़ा या भाला बना देता--जरा 
सी ब्रात को बहुत बढ़ा देना, बात का बतंगड़ करना । 
(२) किसी विशेष अंग, विशा आदि का सूचक 
उपकरण । (३) पौधे का घैतला अंखुआ या अंकुर । 
(४) गोदना गोदने का तार । 
सुईकारी--संज्ञा स्त्री. [हिं. सुई+फ़ा कारी] सुई से 
काढ़कर कपड़े पर बेल-बूटे बनाने का शिल्प । 
सूक---संज्ञा पूं, [सं,] (१) बाण । (२) वायु । 
संज्ञा पुं. [सं. शुक] तोता, कीर । 
संज्ञा पुं. [सं, शुक्र | सौर-जगत का 'शुक्र'ं नामक 
ग्रह जो देत्यों का गुरु कहा गया हूँ । 
सुकना--क्रि, अ, [हिं. सूखना ] सूखना । 
सूकर--संज्ञा पं. [सं.] (१) सुअर (पशु) । उ.--(क) 
भजन-बिनु जैसे झूकर-स्वान सियार--१-४१ | (ख) 
उदर भरचौ कूकर-सूकर लौं--१-६५ | (ग़) बहुतक 


जन्म पुरीष-परायन सूकर-स्वात भयौ--१-७८ । (२) 


एक नरक का नाम । 

सूकरक्षेत्र सूकरखेत- संज्ञा पुं. [सं, शुकरक्षेत्र ] एटा जिले 
का 'सोरों” नामक स्थान जहाँ बाराहु-अवतार की 
मूर्ति और मंदिर है । 

सूकरी--संज्ञा स्त्री, [हि. सूकर] (१) 'सुअर' नामक पशु 
की मादा । (२) वाराही देवी । 

सूका--संज्ञा प्‌, [सं, सपादक --चतुर्थांश सहित] चार 
आने का सिक्‍का, चवन्नी । 

सूकी- संज्ञा स्त्री. [हि. सूका-सिक्‍्का] घूस, रिश्वत । 

सूक्त--संज्ञा पुं. [सं.] (१) वेद-मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह 
या संकलन । (२) उत्तम कथन या भाषण । 

वि. भली भाँति कहा हुआ या कथित । 

सूक्तदर्शी-वि. [सं. सूक्तदर्शिन्‌] बेदसंत्रों या ऋचाओं 
का अर्थ करनेवाला, मंत्रद्रष्टा । 

सूक्ता--संज्ञा स्त्री, [सं.] सेना, सारिका । 

सूक्ति--संज्ञा स्त्री, [सं.] सुंदर उक्ति या वाक्य । 


सूक्षम, सूच्म--वि. [सं, सूक्ष्म| बहुत छोटा, थोड़ा पा 
महीन । उ.--गंड सूक्ष्म--२३०९ । 
संज्ञा पुं. (१) अणु, परमाणु । (२) लिंग शरीर। 
(३) एक काव्यालंकर । 
सूक्ष्मता--संज्ञा स्त्री. [सं.] सुक्ष्म होते का भाव । 
सूकष्मंदर्शिता--संज्ञा स्त्री, [सं,] बारोक या सुक्ष्म बात 
सोचने-समभने का गुण । 
सूक्ष्मदर्शी - वि. [सं. सूक्ष्मदर्शिन्‌] बारीक या सूक्ष्म बात 
सोचने-समभनेवाला । 
सूक्ष्मटष्टि- संज्ञा स्त्री. [सं.] बहु दृष्टि जो बहुत हो 
सुक्ष्म बातें देख-समभझ ले । 
संज्ञा पुं. वह जो सुक्ष्म से सुक्ष्म बातें देखने-समभन 
की दृष्टि रखता हो । 
सूक्ष्मरे ही--वि. [सं. सूक्ष्मदेहिनू| जिसका शरोर बहुत ही 
छोटा या दुबला-पतला हो । 
सूक्ष्मति--वि. [सं.] जिसको बुद्धि तोत्र हो । 
सूक्ष्म शरीर--.संज्ञा प्‌, [सं.] पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेंद्रिय, 
पाँच सूक्ष्म भूतों तथा मन और बुद्धि--इन सत्रह 
तत्वों के समूह से निम्ित बह कल्पित द्रीर जिसे 
'लिग शरीर' भी कहते हें । हिंदुओं का विश्वास हैं कि 
सूक्ष्म या लिंग शरीर, प्राणी को मृत्यु और स्थूल 
शरीर के नाश के उपरांत भी उस समय तक बना 
रहता है जब तक मुक्ति नहीं होती । स्वर्ग और नरक 
के भोग भी इसी शरीर को भोगने पड़ते हें । 
सूख--वि., [हिं. सूखा] (१) जिसमें जल न रहा हो । (२) 
रसहीन । (३) कांतिहीन । (४) कोरा । (५) केवल, 
निरा, खाली । (६) दुबला, कृश । 
सुहा, सूखकर काँटा होना--बहुत दुबला या कृुश 
होना । 
सूखति- क्रि, अ. [हि. सूखना] सूख रहो है, दुर्बल या कृछा 
हो रही है । उ.--सूखति सूर धान अंकुर सी बिनु 
बरषा ज्यों मूल तुई--१४३३ | 
सूखना, सूंखनो--क्रि, अ. [सं. शुष्क, हिं. सूखा] (१) 
नमी, तरी, गीलापन या आद्रेता न रहना । (२) जल 
का बिलकुल न रहना या बहुत कम हो जाना। (३) 
कांति-तेजहीन, खिन्न या उदास होना | (४) बरबाद 


[ १७९३ ] 


या नष्ट होना । (५) डरना, सन्न रह जाना। (६) 
रोग, चिता आदि से दुबला या कृश होना । 
सूखा--वि. [सं. शुष्क] (१) जिसकी नमी, तरी या 
आद्रता उड़ या जल गयी हो । (२) जिसका जल उड़ 
ग्रया या बहुत कम्त रह गया हो (३) जो काँति या 
तेजहीन, खिन्‍न या उदास हो गया हो | (४) बरबाद, 
तष्ठ । (५) कठोर यथा हेँदयहीन । (६) कीरा, तिरा, 
खाली, केवल । 
सुहा, सूखा जवाब देना--साफ-साफ इनकार कर 
देना। सूखा टरकाना या टालना--याचक या आकांक्षी 
को कोई भी या कुछ भो इच्छा पुरी न करके लोटाना 
संज्ञा पुं,. (१) पानी न बरसने'की दश्शा या स्थिति, 
अनाबुष्टि । (२) नदी का किनारा जो जल से ऊपर 
हो । ( ३ ) ऐसा स्थान जहाँ जल न हो। (४) 
एक तरह की खाँसी जो बच्चों के प्राण तक ले लेती 
है । (५) एक रोग जिसमें खाना खाने पर भी दुबला- 
पन बना रहता हे । 
मुहा. सूखा लगना--ऐसा रोग होना कि शरीर 
बराबर सूखता ही जाय । 
सूखे--वि. [हि. सूखा] (१) जिसमें रस या आद्रता न रह 
गयी हो । उ.--सूखे पात और तृत खाइ-५-३ । (२) 
उदार, खिन्‍न, तेज या कांतिहोन । उ.--सूखे बदन 
स्रवत नेनन तें जलधारा उर बाढ़ी--२५३५ । 
सूखे--क्रि. अ.. [हिं. सूखना] पानी उड़ या जल जाय | 
उ.--सरव र नीर भर भरि उमड़े, सूखे, खेह उड़ाइ 
--१-२६५। (ख) जिनके क्रोध पुहुमि नभ पलटें, 
सूखे सकल भ्िधु कर पानी--९-११६ । 
सूख्यों, सूखयौ--क्रि, अ. [ हिं. सूखना ] नमी, तरी या 
आद्रताहीन हो गया । उ,--देखौ करनी कमल की, 
कीन्हों रवि सौं हेत । प्रान तज्यौ प्रन न तज्यौं सूख्यों 
सरहि समेत--१-३२५ । 
सूघर--वि. [हिं, सुघड़] सुडौल, सुंदर । 
सूच--वि. [सं. शुचि_] निर्मल, पवित्र । 
सूचक--वि. [सं,] (१) बताने या सूचना देनेवाला । (२) 
बोध या ज्ञान करानेबाला (लक्षण या तत्व) । 
संज्ञा प्‌, (१) दरजी । (२) सृत्रधार । 


सूचत--क्रि. स. - [ हि. सूचना ] बताता या जताता है, 
प्रकट या सूचित करता है । उ.--(क) नमित मुख 
इमि अधर सूचत सकुच मैं कछू रोष--३५० । (ख) 
ताहु मैं अति चारु बिलोकनि गृढ़ भाव सूचतः सखि 
सैन--१३५१३ । 
सूचन--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बताने की क्रिया । (२) बोध 
या ज्ञान कराने की क्रिया । 
सूचना--संज्ञा स्त्री. [सं,) (२) बोध या ज्ञान कराने को 
क्रिया । (१) जताते, बताने या परिचय कराने के लिए 
कही गयो बात । (२) वह पत्र या विज्ञापन जिस पर 
किसी विषय का परिचय कराने की बात लिरू' हो, 
परिचायक विज्ञप्ति । 
क्रि, स, [सं, सुचन] बताना, सूचित करना। 
सूचनापत्र--संज्ञा. पु. [सं.] विज्ञापन, विज्ञप्ति 
सूचनीय - वि. [सं.] बताये-जताने योग्य । 
सूचा--वि, [हि. सुचित्त ] जो सचेत या सावधान हो ।: 
सूचि--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) सुई । (२) दृष्टि । 
वि, [सं. शुच्ि] शुद्ध, पवित्र । 
सूचिक--संज्ञा प्‌. [सं.] दरजी, सोचिक । 
सूचिका--संज्ञा स्त्री. [सं.] सुई । 
वि. स्त्री, (१) सुचना देनेवाली । (२) बोधक । 
सूचित--वि. [ सं. ] बताया या जताया हुआ, जिसकी 
सूचना दी गयी हो, ज्ञापित । 
सूची--संज्ञा स्त्री, [ सं. ] (१) कपड़ा आदि सीने-काढ़ने 
की सुई । (२) सेना का एक प्रकार का ब्यूह। (३) 
तालिका, नामावली । (४) पिंगल की एक रीति 
जिसमें नियत वर्णों या सात्राओं से बन सकनेवाले 
छंदों की संख्या जानी जाती है । 
सूचीक--संज्ञा पुं. [सं.] मच्छर जेसे जंतु जिनके डंक सुई 
की तरह के होते हें । 
सूचीकर्म--संज्ञा पुं. [ सं. सूचीकर्म्मंन्‌ ] सिलाई की कला 
जो चौंसठ कलाओं में एक है।« 
सूचीपत्र--संज्ञा पूं. [सं.] प्राप्त वस्तुओं की सूची, तालिका 
या नासावली । 
सूचीभेद, स॒चीभेद्य--वि. [सं. सूचिभेद्य] (१) जो सुई से 
भेदा जाने योग्य हो । (२) बहुत घना । 








[ ए७९४ ] 


सूचीमुख--संज्ञा पुं. [ सं, (१) सुई का छेद या ताका । 
(२) एक नरक का नाम । 

सूची-शिल्प--संज्ञा पूं. [ सं, ] सुई का काम जो चौंसठ 
कलाओं में एक है । 

सूच्छुम--वि, [सं. सूक्ष्म] (१) बहुत छोटा । उ,--सूच्छम 
चरन चलावत बल करि-१०-१२० । (२) बहुत पतलो 
या क्षीण । उ.-- (क) सुर आगम कियौ नभ तें जमुन 
सूच्छम धार--६२४। (ख) राजति रोम-राजी रेख । 
नील घन मनु धूम धारा रही सूच्छम सेष--६३५ । 

सूच्य--वि. [सं.] सूचित करने के योग्य । 

घूच्यप्र--संज्ञा पुं. [सं.] सुई की नोक । 

सूच्याथै--संज्ञा पुं. [सं.] वह अर्थ जो शब्दों की व्यंजना 
शक्ति से निकलता हो । 

सूलम, सूछिम - वि. [सं. सूक्ष्म] बहुत छोटा, पतला या 
थोड़ा । 

सूज़न--संज्ञा स्त्री. [ हि. सूजना ] सुजने की क्रिया, भाव 
या अवस्था, शोथ । 

सूजना--क्रि, अ, [फ़ा. सोजिश] रोग, चोट आदि से शरीर 
के किसी अंग का ( इस प्रकार ) फूलना ( कि उससमें 
पीड़ा भी हो), शोथ होना । 

सूजा--संज्ञा पुं. [हि. सूजी] बड़ी मोटी सुई । 

सूजी--संज्ञा स्त्री. [ सं, शुचि | गेहूँ का कुछ मोटा और 
दरदरा आटा । 

संज्ञा स्त्री, [सं. सूची | सुई । 
संज्ञा पूं. [सं. सूची] कपड़ा सीनेवाला । 

खूकझ--संज्ञा स्त्री. [ हि. सूझना ] (१) सुझने का भाव। 
(२) नजर, दृष्टि । (३) होने या आनेवाली बातों 
का पहले ही ध्यान में आ जाने का भाव या गुण । 
(४) अनूठी उपज या कल्पना, उद्भावना। 

सूकई--क्रि. अ. [ हिं. सूझना ] दिखायी देता है । उ.-- 
नैनन कछू न सूझई--३४२६ । 

सूमत--क्रि, अ. [सं. संज्ञान] (१) दिखायी देता है । उ. 
--(क) उपजत दोष नैन नहिं सूझत--१-११४। 
(ख) गरजत क्रोध-लोभ कौ नारौ, सूझत कहुँ न 

. » उतारौ--१-२०९। (ग) सुझत नहीं बीसहूँ लोचन-- 

. ९-१३४ । (घ) रवि कौ रथ सुझत नहिं धरनि-गगन 


छायो--९-१३९ । (२) ध्यान में आता है । उ.-- 
जौलों सत सरूप नहिं सूझत--२-२५। 
सूभना, सूकनो--क्रि. अ, [सं, संज्ञान] (१) दिखायी 
देना, देख.पड़ना । (२) ख्याल या ध्यान में आना । 
(३) छट्‌टी पाना, मुक्त होना । 
सूक-बूक--संज्ञा स्त्री, [हि. सूझना-बुझना ] समझ या बुद्धि 
को बातें ध्यान में आना और समझ-बूभकर उनका 
उपयोग करना, दूरदर्शिता और बुद्धिमता । 
सूमिए--क्रि. अ. [हि सूझना] दिखायी देता है । उ,-- 
और अनत न सूझिए---१० उ.-२४। 
सूकी--क्रि. अ, [हिं. सूझना] दिखायी दी | उ,-जिल्ना 
.. वाद मीन ज्यौं उरझयौ सूझी नहीं फँदाई-- १-१४७ । 
सूभा--क्रि. अ. [हिं, सूझना] (१) दिखायी देता है । 
उ.- (क) कान न सुनें, आँखि नहिं सूझे--३-१३ । 
(ख) अंधधुंध मग कहूँ न सूझे--१०५०॥ (ग) इत 
हीं तें जाति उत, उत हीं तें फिरै, इत निकट जाति 
नहिं नैंक सूझे--१ १८८ । (घ) सूर नंदनंदत को 
देखति और न कोई सूझे--३१५१। (२) ध्यान से. 
आता है । उ,--(क) और सरन सूझे नहिं कोइ--- 
१८०९ । (ख) जिनके एक अनन्य ब्रत सूझे क्यों दूजो 
उर आनै--३ १३६ । 
सूकयो, सुकूग्री--क्रि. अ. [हिं. सूझना] दिखायी दिया । 
उ.--(क) धूम बढ़यो, लोचन खस्यौ, सखा न सूझूयो 
संग--१-३२५ । (ख) तव मारग सूझूयौ नैननि कछ 
जिय अपने तिय गई लजाई--८८८॥। 
सूत--संज्ञा पुं. [ सं. सूत्र | (१) रुई, रेशम आदि का वह 
पतला बटा हुआ तागाः जिससे कपड़ा बुना जाता है । 
(२) रुई का बढा हुआ तार जिससे कपड़ा आदि सिया 
जाता हैं, तागा, धागा, डोरा । 
मुहा० सूत-सूत---जरा-जरा, तनिक-तनिक। सूत 
बराबर--बहुत महीन । सूत सों तोरचो--महीन सूत 
की तरह बड़ी सरलता से या अनायाप्त तोड़ दिया । 
उ.- गृह गुरु लाज सूत सों तोरबो, डरी नहीं व्यव- 
हार--पृ. ३३९ (5३) । 
(३) कई सूतों को बटकर बनायी गयी डोरी ॥ उ. 
--(क) सन अरु सूत चीर-पाटंबर ले लंगूर बँधाए--- 


[ 


९-९८ | (ख) ग्रंथित सूत धारत तेहिं ग्रीवा जहाँ धरते 
* बनमाल--३३३३। (४) किसी चोज से निकलनेवाला 
महोन या पतला . तार । (५) बच्चों के गले में पह- 
नाने का गंडा । (६) करधनी । (७) लंबाई नापने का 
एँक मान । (८) पत्थर, लकड़ी आदि पर निशान 
डालने को डोरी । 
मुंहा, सत धरना या बाँधना--( कोयले, गेरू 
आबि के रंग में रंगे हुए सृत से पत्थर लकड़ी आदि 
पर निशान लगाना । 
संज्ञा पुं. [सं,] (१) एक वर्ण-संकर जाति जिसका 
क्राम रथ हॉकना था | (२) रथ हॉकनेवाला, सारथी । 
उ,--बाजि मनोरथ, गब॑ मत्त-गज, असत कुमति रथ- 
सूत---१-१४१ । (३) बंदी, भाट या चारण जिनका 
काम राजाओं का यश-गान करना था । उ.--(क) 
मागध-बंदी-सूत लुटाए, गो-गयंद-हय-ची र-९- १८ । (ख) 
मागध-बंदी-सूत अति करत कुलाहल बार-- १०-२७ । 
(ग) आनंदित बिप्र सूत-मागव जाचकगन-१०-३०। 


(४) पुराणवक्ता या पौराणिक जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं 


लोमह॒षंण जो बेदव्यास के शिष्य थे और जिल्होंने 
नेंमिषरण्य में ऋषियों को सब पुराण सुनाये थे। उ. 
+-सत सौनकति सौं पुनि कहयौ--१-२२७। (५) 
बढ़ई, सृत्रधार । 
' वि. [सं.] (१) उत्पस्न, प्रसुत | (२) प्रेरित । 
वि, [सं. सूत्र | अच्छा, भला, उत्तम । 
संज्ञा पुं, थोड़े अक्षरों या शब्दों में कहा गया ऐसा 
पद या वाक्य जो बहुत अर्थ प्रकाशित करता हो । 
: संज्ञा पूं. [सं, सुत] पुत्र, बेटा । 
सूतक--संज्ञा पुं. [सं,] (१) जन्म । (२) संतान के जन्म 
_पर माना जानेवाला अज्ञौच। (३) किसी निकट 
संबंधी की मृत्यु पर परिवार में माना जानेवालाअशौच । 
सूतका--संज्ञा स्त्री, [सं.] स्त्री जिसने हाल हो में बच्चा 
जना या प्रसव किया हो । 
सूतकी--वि [ सं, सूतकिन्‌ ] (१) संतान-जम्स होने से 
जिसे अशोच हो। (२) संबंधी को मुंत्यु पर जिसे 
सुतक लगा हो । 


१७९५ ] 


सूत-तनय--संज्ञा पं. [ सं. ] कर्ण (जिसका पालन-पोषण 
अधिरथ सारथी ने किया था) । 

सूतधार--संज्ञा पुं. [सं, सूत्रधार] बढ़ई । 3.--अगरु चंदन 
कौ पालनौ (रंगि) ई गुर ढार-सुढार । लै आयौ गढ़ि 
डोलना (हो) बिसकर्मा सूतधार (पाठा,--सूतहार) 
+-१०-४० | 

सूत-नंदन--संज्ञा पुं. [ सं. ] कर्ण (जिसका पोषण और 
पालन अधिरथ सारथो ने किया था) । 

सूतना, सूतनो-क्रि. स. [हि, सूत-+ ना] (१) सीधा करना, 
सोध में निशान लगाना । (२) ऊपर से नीचे की ओर 
हाथ फेरना । (३) डोरे आदि पर माँक या 8८फ 
चढ़ाना । (४) नोचना-खसोटना । (५) साफ करना । 
(६) सोख लेना, चूस लेना । 

क्रि, अ. [हि. सोना] शयन करना । 

सूत-पुत्र--संज्ञा पूं. [ सं. ] कर्ण (जिसका पालन अधिरथ 
सारथोी ने किया था) । 

सूतवॉ--वि. [हिं. सूत] सुडौल । 

सूता--संज्ञा पुं. [हि. सूत] तागा, धागा, डोरा । 

संज्ञा स्त्री, [सं.] स्त्री जिसने बच्चा जना हो । 

सूति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) जन्म । (२) जनन, प्रसव । 
(३) उद्गस । (४) पेदावार । 

सूतहार--संज्ञा ए्‌. [ सं, सूत्र/धार  बढ़ई । उ.--अगरु 
चँँदन कौ पालनौ ( रँगि ) इंगुर ढार-सुढार । ले आयौ 
गढ़ि डोलना (हो) बिसकर्मा सृतहार--१०-४० । 

सूतिका--संज्ञा स्त्री. [सं.] स्त्री जिसने हाल ही में बच्चा 
जना हो, जच्चा । 

सूतिकागार--संज्ञा पुं. [सं,] वह स्थान जहाँ बच्चा जना 
जाय या जना गया हो । 


“सूती--वि. [हिं. सूत] सृत का बना हुआ । 


संज्ञा स्त्री, सुत या सारथी की पत्नी । 
संज्ञा स्त्री, [सं. शुक्ति] सीप, सीपी । 
सूते--क्रि. अ. [हि. सूतना >: सोना] सो गये । उ,--स्वान 
सूते पहरुवा सबे, नींद उपजी गेह--१०-५ । है 
संज्ञा प्‌. सवि, [हि. सूत |(१) धागे या डोरी से ॥ 
(२) किसी वस्तु से निकलने बाले महोन तंतु से । उ. 


>>) 





[ १७९६ ] 


--किहिं गयंद बाँध्यौ सुत मधुकर पद्मताल के काचे 
सूते--३३०५ | 
सूृत्तर--वि, [सं.] बहुत बढ़कर, परमोत्तम । 
सूत्र-संज्ञा पूं. [ सं. ] (१) तागा, डोरा । (२) जनेऊ, 
यज्ञोप्रवीत । (३) करधनी। (४) नियम, व्यवस्था । (५) 
ऐसा पद या वाक्य जिसमें अक्षर या शब्द तो बहुत 
थोड़े हों, परन्तु जो बहुत शअर्थ प्रकाशित करता हो, 
सारगभित संक्षिप्त पद'। (६) कोरेण, निमित्त । (७) 
सूराग, पता । (८) वह सांकेतिक पद या वाक्य जिसमें 
विशिष्ट कार्य, प्रयोग आदि का संक्षिप्त विधान निहित 
हो । (९) कार्य आदि की रूपरेखा के अंगों में कोई । 
सूत्रकार--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सूत्र का रचनेवाला । (२) 
बढ़ई । (३) जुलाहा, तंतुवाय । (४) मकड़ी । 
सूत्रधर, सूत्रधार--संज्ञा पुं. [सं, सूत्रधर] (१) नाटच- 
शाला का प्रधान और व्यवस्थापक नठ। (२) बढ़ई, 
सुतार (३) एक प्राचीन वर्ण-संकर जाति । 
सूत्रधारी--संज्ञा स्त्री. [सं.] नटी । 
संज्ञा पुं. [सं, सूत्रधारिन] सूत्र धारण करनेवाला । 
सूत्रपात--संज्ञा पुं. [सं.] शुरू, प्रारम्भ, नींव पड़ना । 
सूत्रयी - वि. [सं, सूत्र] सूत्र जानने या रचनेवाला। 
सूत्रित-- वि. [सं.] सूत्र-रूप में लाया, प्रस्तुत किया या 
बनाया हुआ ! 
सूत्री--वि. [सं, सूत्र+ई] (१) सूत्र का, सूत्र-संबंधी। 
(२) जिसमें सूत्र हों, सूत्र-युक्त । 
संज्ञा पुं, [सं. सूत्रिनू | नाटक का सूत्रधार । 
सूत्रीय--वि, [सं.] (१) सूत्र का। (२) सूत्र-युक्त । 
सूथन, सूथनि, सूथनी--संज्ञा स्त्री. [देश.] एक तरह का 
पायजासा । उ,-- (क) सूथन जंघन बाँधि नाराबँद 
तिरनी पर छवि भारी-पृ. ११४५ (५२७) । (ख) 
नाराबंदन सूथ जंघत--१८२०। 
सूथार--संज्ञा पुं [पु, हि. सुतार] बढ़ई। 
सूद- संज्ञा पुं. [फ़ा,] (१) लाभ । (२) ब्याज । 
मुहा. सुद दर सूद--ब्याज पर ब्याज । सूद पर 
देना या लगाना - सुद लेकर रुपया उधार देना । 
संज्ञा: पूं. [ सं. ] (१) रसोइया । (२) सूत या 
सारथी का काम । 


सूदखो र--वि, [फ़ा. सूदखो र] जो बहुत ब्याज लेता हो । 
सूदन--वि. [सं.] बिनाश करनेबाला । उ---तमो नमस्ते 
बारम्बार । मदन-सूदन गोविंद मुरार । 
संज्ञा पूं. बध या विनाश करने की क्रिया । 
सूदना, सूदनो - क्रि, स, [सं, सूदन] (१) मार डालना, 
वध करना । (२) नष्ठ करना । 
सूदित--बि, [सं,] (१) घायल, आहत । (२) जो नष्ट हो 
गया हो । (३) जो मार डाला गया हो । 
सूद्दी--वि, [फ़ा. सूद] (बह पूँजी या धन) जो ब्याज पर 
दिया या लिया गया हो । 
सूद्र--संज्ञा पूं, [सं. शुद्ध] शूद्र बर्ण का व्यक्ति । उ---तब 
बिचारि करि राजा देख्यौ । सूद्र नृुपति कलिणुग करि 
लेख्यौ-- १-२९० । 
सूध--वि. [हिं, सूधा] सीधा । 
वि. [सं. शुद्ध) (१) पवित्र | (२) ठोक । (३) 
खालिस । 
क्रि वि. [हिं. सीधे] (१) सामने की ओर । (२) 
सीधी तरह से, चुपचाप । 
सूधना, सूधनो--क्रि, अ. [सं. शुद्ध) (१) सिद्ध होना । 
(२) ठीक, सही या सत्य होना । 
सूधरा, सूधा--वि. [सं. शुद्ध, हि. सूधा] (१) सरल 
स्वभाव या व्यवहार का, निष्कपट | (२) जो ठेढ़ा न 
हो, सीधा । (३) चित्त पड़ा हुआ। (४) सामने को 
(५) जो उन्नदा न हो, सीध।। (६) जिसमें ठेढ़ापन या 
वक्ता न हो । ' 


सूधी--वि. स्त्री. [हिं. सूधा] (१) सरल या भोले स्वभाव 
की, निष्कपट | उ.--(क) सूधी निपट देखियत तुमकों 
तातें करियतद साथ--६७४ | (ख) छुंद-कपट कछ 
जानत नाहीं, सूधी हैं सब ब्रज की बाल--१३१५। 
(२) जो या जिसमें टेढ़ापन न हो । उ.,--(क) टेढ़ी 
जेहरि सूधी कीन्हीं--२६४३ | (ख) स्वान पूछ को 
कोटिक लागे सूधी काहु न करी--३०१० । 
क्रि. वि. बिना ठहरे या रुके । उ,.--नव से नदी 
चलत मर्यादा सूधी सिंधु समानी--२०४४ | 
सुहा. सूधी सुनता या सहना--किसी की खरी- 





[ १७९७ ] 


खरी बातें सुनकर सहन करना । सूधी-सूधी सुनाना--- 
खूब खरी-खरी बातें कहना । 
पघूधे --वि. [हि. सुधा] (१) जिसमें व्यंग्य या वक्ता न हो । 
उ.--पूछे तें तुम बदन दुरावत सूधे बोल न बोलत-- 
१०-२१९ | (२) जो टेढ़ा न हो । उ.--सुचि करि 
सकले बान सूधे करि कटि-तट कस्यौ तिषंग--९-१५८॥। 
क्रि, वि. (१) बिना ठहरे ज्ञा रुके, बिना विलंब 
किये । उ.--(क) ले बसुदेव धँसे दह सूधे--१०-४ । 
(ख) दधि बेंचहु घर सूधे आवहु काहे झेर लगावति 
--११७४ । (२) सोधी तरह से, सीधे से । उ.-- 
(क) सूधे दान काहे न लेत । (ख) हों बड़ हों बड़ 
बहुत कहावत सूधे (सूघें) कहत न बात--२-२२ । 
... मुहा० सूघे-सूधें-- को रा, साफ-साफ । 
सूध--्रि, वि. [हि. सूधे] सीधी तरह से, सीधे से । उ. 
--(क) हों बड़, हाँ बड़ बहुत कहावत सूर्चे कहत न 
बात--२-१२ | (ख) चलत न व्यों तुम सूं्घें राहु-- 
५-४ । 
सूधो--वि. [हि सूधा] (१) जो टेढ़ा न हो, सीधा | उ,-- 
रीझि तेहि रूप दियो, अंग सूधो कियो--२५८४ । (२) 
जिसमें व्यंग्य, वक्ता या अस्पष्ठता न हो । उ.-- 
त्यों त्रिदोष उपजे जक लागत बोलति बचन न सूधों 
बचच्बे० रे ॥ 
सूधौ--वि. [हि. सूधा] (१) सरल, भोला-भाला । उ.-- 
भली महर सूधों सुत जायौ चोली-हार बतावत-- 
३४१ । (२) सस्ता, सुलभ । उ,--तैं तौ नाम स्याप्त 
मेरे कों सूधौ करि है पायौ--१०५३१५ । 
क्रि, वि. सीधी तरह से, सीधे से । उ.-- सूधौ कहौ 
तब कंसे जीहैं निज चलिहौं उठि प्रात--२५०२। 
सून--संज्ञा पूं. [सं.] (१) जनन,. प्रसव । (२) फूल को 
कली । (३) फूल, पुष्प । (४) पुत्र, बेटा । उ.--मनु 
मयंककाहिं अंक लीन्हौ सिंहिका के सून-- १०- १८४ । 
वि. [सं.] (१) खिला हुआ या बिंकसित (पुष्प)। 
(२) उत्पन्न, जात । 
वि. [सं. शून्य] (१) सूना, सुनसान, निर्जन। उ. 
--निरखत सून भवन जड़ छ्वै रहे, खिन लोटत घर 
बंपु न॑ सँभारत--९-६२ । (२) हीन, रहित । 


संज्ञा प्‌. (१) खालो स्थान । (२) आकाश । (३) 
बिंदी । (४) अभाव । (५) ईइवर । 
सूनशर--संज्ञा पुं. [सं,] कामरेव । 
सूनसान--वि. [हिं. सुनसान] निर्जन, एकांत । 
सून्ता--वि. [सं. शून्य] निर्जन, जनहीन । 
सुहा. सूना या सूना-सूना लगना--सुनसान या 
नि्जेन जान पड़ना । 
संज्ञा स्त्री, [सं.] पृत्नी, बेटी । 
सूनापतन - संज्ञा पुं. [हि. सूना-+ पत] (१, 'सूना' होने का 
भाव । (२) सन्‍्ताठा, सुनसान । 
सूनु, सूनू - संज्ञा पूं, (सं, सून]| पुत्र, बेटा । 
सूनू--संज्ञा स्त्री, [सं, ] पुत्री, बेटी । 
सूनूत-- वि. [सं.] (१) सत्य ओर प्रिय । (२) दयालु । 
सून्ीं--वि, सवि, [हिं. सूना] छाली या निर्जन (धर, स्थान 
आदि) में । उ.--(क) सूनें सदन मथनियाँ के ढिग, 
बैठि रहे अरगाइ--१०-२६५ ॥ (ख) पैठे सखनि सहित 
घर सूनै--१०-२०० । ५ 
सूनो--वि. [हिं. सूना] खाली, प्रनसान, निर्जन | उ.-- 
(क) तुम बिनु सूनो वाकों गेहरा--२००१॥ (ख) 
बिद्यमान अपने इन नैननि यूनो देखति गेहु--२७३३॥। 
(ग) स्याम बिन सब ब्रर्जाह सुनो--३४२६ | 
सूनौ--वि. [हिं. सूना] निर्जत, एकांत । उ.--सूर स्थाम 
हो बहुत लोभाने बन देख्यौ धौं सूनौ--११२१ १ 
सून्य--वि. [सं. शून्य] जिसके अन्दर कुछ न हो, खाली । 
उ.--अच्तर सूल्य सदा देखियत है निज कुल बंस 
सुभाए--६६१ । 
सूप--संज्ञा ,पुं, [ सं, ] (१) पकी हुई दाल या उसका 
पानी । (२) रसेदार तरकारी । (३) रसोइया । (४) 
तीर, वाण । 
संज्ञा पं. [सं, शूप॑ |] अनाज फटकने का एक पात्र 
या छाज' जो प्राय: सरई या सींक बनता है । उ,-- 
तीनि लोक जाके उदर-भवत्त सो सूप के कोन परचौ 
है---१०-१२८। 
मुहा. सूप भर--बहुत अधिक । 
सूपक---संज्ञा पुं. [सं. सूप] रसोइया । - 
सूपकार---संज्ञा पुं, [सं,] रसोइया । 








[ (१७९८ ] 


सूपकारी--संज्ञा स्त्री. [सं. सूपकार] रसोई बनाने को 
विद्या, कला या क्रिया । 
संज्ञा पुं. रसोई बनानेबाला, रसोइया । 
सूपच--संज्ञा पुं. [सं, इ्वपच] चांडाल । 
सूपनखा--संज्ञा स्त्री. [सं, शूर्पणखा] क्लूर्पणखा | उ.-- 
सूपनखा ये समाचार सब लंका जाइ सुनाए---९-५७। 
सूफ--संज्ञा पूं. [अ, सूफ़] अत । / 
सूफियाना-वि. [अ. सूफ़ी] (१) सूफो धर्म था वर्ग 
संबंधी । (२) सादा परन्तु सुन्दर । - 
सूफी - संज्ञा पुं. [अ, सूफ़ी] (१) एकेइ्वरवादी और उदार 
दृष्टिकोण वाले मुसलमानों का एक धामिक संप्रदाय । 
(२) इस संप्रदाय का अनुयायी । 
वि, [हि. सूफ ऊन](१) ऊनी बस्त्र पहननेवाला । 
(२) साफ, पवित्र (३) निर्दोष, निरपराध । 
सूबा--संज्ञा पुं. [:फ़ा, ] (१) किसी देश का भू-भाग, 
प्रान्त, प्रदेश । (२) सूबेदार । 
सूबेदार--संज्ञा पुं, [फ़ा. सूबा+ दार] (१) प्रांत या प्रदेश 
का शासक । (२) एक छोटा फोजी ओह॒दा । 
सूबेदारी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा,] (१) सुबेदार का ओहदा, पद 
या कास । (२) सूबेदार होने को अवस्था या स्थिति | 
सूभर--वि. [सं, शुभ्र] (१) सफेद । (२) छुन्द्र । 
सूम--वि. [अ. शूम - असुभ] कंजस, कृपण । उ,--कृपन 
सूम, नहिं खाइ खवावे, खाइ मारिके औरै--- १-१५६। 
सूमति--संज्ञा स्त्री. [हिं. सूम] कंजूसी, कृपणता । 
सूय--संज्ञा पुं. [सं,] यज्ञ । 
सूर -संज्ञा पुं. [सं.] (१) सूर्य, रचि। उ,--ससि अर सूर 
उद्दे भए मानों दोऊ एकहीं बार---२५७२। (२) मवार, 
आक या अर्क का वृक्ष । (३) विद्वान, पंडित। (४) 
महाकवि सूरदास के नाम का संक्षिप्त रूप; भहाकवि 
सूरदास के नाम को छाप जो उनके पदों में मिलती है । 
उ.--लीला सुभग सूर के प्रभु की ब्रज में गाइ जियौ -- 
४८६ । (५) अंधा व्यक्ति । 
वि. [सं. शुर] वीर, बहादुर । उ.--यह सुनि नूपति 
हरष मन कीन्हो तुरतहि बीरा दीन्हौं । बारंबार सूर 
कंहि ताकौं, आपु प्रसंसा कीन्हौ--१०-६१। (ख) 


कायरबकी लोभ तें भागे, लरँ सो सूर बखानै-३३२७ । 
संज्ञा पुं, [सं. शुर- शूरसेन] शूरसेन । 

यो. सूर सामंत या सावंत--( १ ) बीर और 
बहादुर । (२) सेना का वीर नायक । (३) राज्य का 
पदाधिकारी । 

संज्ञा पुं. [सं, शुकर, प्रा. सूअर] सुअर । 

. संज्ञा पुं. [सं. शूल] (१) बरछे को तरह का एक 
प्राचीन अस्त्र । (२) लंबा और नुकीला काँटा । (३) 
वायु-कोप से पेट में होनेबाली प्रबल पीड़ा। (४) 
पीड़ा, दर्द । 

संज्ञा पुं. [देश.] पठानों की एक जाति । 

सूरकांत--संज्ञा पु. [सं, सूर्यकांत] (१) एक तरह का 
बिल्लोर या स्फटिक, जिसमें . से, सुर्य के सामने रखे 
जाने पर आग निकलती है । (२) आतशोी या सूरज- 
मुखी शीशा । 

सूरकुमार--संशञा पु. [सं. शूर -- शुरसेन -+ कुमार ] बसुदेव । 

सूरज--संज्ञा पूं. [सं. सूय्य॑ | (१) सूर्य, रवि । उ,--सू रज 
कोटि प्रकास अंग्र में कटि मेखला बिराजै--सारा, 
३२३४ । (ख) आए ब्रह्म सभा में बामन सूरज तेज 
बिराजै--सारा, ३३६। 

सुहा. सूरज पर थूका मुँह पर आता है--साधु- 
सज्जन और लोकोपकारी व्यक्ति पर कलंक या लांछन 
लगाने से उसका तो कुछ बिगड़ता नहीं, अंततः स्वयं 
ही लांछित होना पड़ता है । सुरज को दीपक दिखाना 
-(१) जो स्वयं गुणवान है, उसे कुछ बताने का 
निरर्थक प्रयत्त करना | ( २ ) जो स्वयं विख्यात हो - 

उसका परिचय देने का निरथंक प्रयत्न करता। सूरज 
पर धूल फेंकना--साधु, निर्दोष और लोकोपकारी 
व्यक्ति पर कलंक या लांछन लगाना। 

( २) एक छाप जो 'सूरसागर' के कुछ पदों सें 
मिलतो है और जिसे अधिकांश आलोचक महाकवि 
सूरदास को ही “छाप' सानते हैं । 3,--संतत दीन, 
महा अपराधी काहैं सूरज कूर बिसारौ--१-१७२ । 

वि, [सं. शर-/ज_ जो वीर की संतान हो । 

संज्ञा पुं. [ सं, सूर-+ ज] (१) शनि । (२) यम । 

: (३) अश्विनीकसार। (४) सुप्रीव । (४) कर्ण । 


लक कम निरिक 2 लकी कु 











[| ६७९९ ] 


सूरजतनय--संज्ञा पुं.[हि. सूरज सं, तनय] (१) शनि । 
(२) यम । (३) सुग्रीव|; (४) अश्विनीकुमा र । (५) कर्ण । 
सूरजतनया, सूरजतनी --संज्ञा स्त्री. [ हि. सूरज --सं. 
तनया ] यघुना । , 
सूरज्दास--संज्ञा पुं. [ हि सूरज -+ सं. दास ] 'सूरसागर' 
के कुछ पदों में मिलनेवाली एक छाप जिसे अधिकांश 
आलोचक महाकवि सु&दास की ही छाप मानते हैं। उ.- 
सूरजदास स्याम सेए तैं दुस्तर पार तरै-- १-८२ । 
सूरजमुखी--संज्ञा पुं. [ हि. सूयंमुखी ] (१) एक पौधा 
जिसके पीले फूल सूर्योदय होने पर खिलते और सूर्यास्त 
पर मुर्शा जाते हें । (२) एक शीशा जो सूर्य के सामने 
रखा जाने पर ताप या अग्नि उत्पत्त करता है। (३) 
एक प्रकार का राजचिह्न या छत्न । (४) एक तरह 
को आतिशबाजी । 
सूरजबंसी--वि. [हि. सूरज + सं, वंशी] सुर्यवंशी । उ.- 
सू रजबंसी सो कहवाए। रामचंद्र ताही कुल आए-- 
९७३) / 
सूरजसुत--संज्ञा स्त्री, [हि. सूरज + सं, सुत] (१) शनि । 
(२)यम । (३)अश्िविनीकुमार । (४)सुग्रीव । (५) कर्ण । 
सूरजसुता--संज्ञा पुं. [हिं. सूरज --सं, सुता] यमुना । 
सूरजा--संज्ञा स्त्री, [सं,] सूर्य को पुत्री, यथुत्ता । 
सूरणु--संज्ञा प्‌. [सं.] सूरन, जिमोीकंद । 
सूरत--संज्ञा स्त्री, [फ़ा.] (१) शक्ल, आकृति । 
यो. सूरत-शक्‍्ल--चेहरा-मोहरा, आकृति । 
मुहा० सूरत दिखाना--सामने आना । सूरत 
बनाना--( १) अच्छा रूप देना या बनाना । (२) रूप 
बनाने में लापरवाही दिखाना। (३) भेस बदलना। 
(४) नाक-भो सिकोड़ना, अरुचि प्रकट करना। (५) 


चित्र बनाना। सूरत बिंगड़ना--(१) चेहरे की रंगत . 


फीकी पड़ना | (२) बदसूरत या कुरूप होना । सूरत 
बिगाड़ता--(१) बदसूरत या कुरूप करना। (२) 
अपमानित करके चेहरा फोका कर देना । (३) दंड 
देकर चेहरा फोका या उदास कर देना । 
(२) छवि, शोभा, सोंदर्य । ( ३ ) कार्य-सिद्धि का 
मार्ग,उपाय, ढंग या युक्ति | (४) हालत, दश्ा,अवस्था। 
संज्ञा पं. [सं, सौराष्ट्र ] बंबई प्रदेश का एक नगर। 


संज्ञा स्त्री, [सं, स्मृति] याद, सुधि, ध्यान । 
वि. [सं, सु-+ रत] अनुकूल, कृपालु । 
सूरता, सूरताई--संज्ञा स्त्री. [सं. शुरता] बीरता । 
सूरति--संज्ञा स्त्री. [हि. सूरत] (१) आकृति 4. २) शोभा । 
(३) उपाय । (४) दक्शा । 
संज्ञा स्त्री, [सं.-। स्मृति] याद, सुध, ध्यान । 
सूरती---संज्ञा स्त्री, [हिं. सूरत नगर | एक प्रकार की तल- 
वार जो सूरत नगर में बनती थी । 
सूरदास--संज्ञा पु, [सं.] उत्तर भारत, के हिंदी क्ृष्णभक्त 
कृष्िियों में सर्वश्रेष्ठ जिनका समय बि, संबत्‌ १५३५ 
से १५४० तक माना जाता है। इनका “दुस्सागर' 
हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ गीतकाव्य है । इसके अनेक पदों में 
सूरदास! छाप भी मिलतों है । उ.--सू रदास स्वामी 
करुनासय बार-बार बंदौं तिहि पाइ--१-१ । 
सूरन--संज्ञा पुं, [ सं, सूरण ] जि्मीकंद जिसको तरकारी 
बनती है। उ.--(क) निबुआ सूरत आम अथानौ-- 
१०-२४१। (ख) सूरत करि तरि सरस तरोई-२३२१| 
सूरनखा सूरपनखा-संज्ञा स्त्री [सं, शूपंणखा] शूर्पणखा । 
सूर-पुत्र--संज्ञा पु, [सं, ] (१) शनि (२) सुग्रीव। (३) कर्णे। 
सूरबीर--वि. [सं. शूर-|-वीर] बहादुर, वीर । 
सूर-मल्लार-संज्ञा पूं, [हिं. सूरदास -- मल्‍लार] एक संकर 
राग जो वर्षा में दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है । 
सूरमा--वि. [ सं, शूर |] बीर। उ.--सूरदास सिर देत 
सूरमा--२७१३ । 
सूरमापन--संज्ञा पुं. [हि. सूरमा -- पन] बहादुरी । 
सूरमुखी--संज्ञा पुं, [सं.] सुर्यंभुखी शीशा । 
सूरमुल्ली सनि--संज्ञा स्त्री, [सं. सूय्यमुखीमणि] सूर्यकांत 
सणि । रे 
सूरवॉ--वि. [हिं. सूरमा] बहादुर, वीर । 
सूरसागर--संज्ञा पुं. [हि. सूर- सूरदास -+ सागर] हिन्दी 
के महाकवि सुरदास कृत गीतकाव्य का नाम जिसमें 
श्रीकृष्ण लोला के साथ-साथ अनेक पौराणिक कथाएँ 
राग-रागिनियों में वर्णित हैँ। इसके दो रूप प्राप्त हें 
-सँग्रहात्सक और स्कंधात्मक । इसके लगभग पांच 
हजार पद आज प्राप्त हें । 


) 





[ १८०० 


स्र-सामंत, सूरसाबंत--संज्ञा पुं. [ सं. शुर- सामंत | 
(१) नायक, सरदार । (२) वीर, योद्धा । 
सर-सुत-संज्ञा पुं, [ सं. | (१) शनि । (२) यस | (३) 
अद्विनीकुमार । (४) सुग्रोव । (५) कर्ण । 
सर-धुता - संज्ञा स्त्री, [सं.] यमुना । 
सर-सत--संन्ञा पूं. [सं.] सूर्य (का सारथी अरुण । 
सरसेन--संज्ञा पुं. [ सं शूरसेन ] सथुरा अ्देश का पुराना 
नाम । 
सूरसेनपुर--संज्ञा पुं. [सं. शूरसेन-|-पुर] मथुरा । 
सूराख--संज्ञा पुं. [फ़ा, सूराख | छेद, छिद्र । 
सूरि, सूरी--संज्ञा पुं. [ सं. सूरिन्‌ ] (१) सूर्य । (२) यश 
करानेवाला । ( ३ ) बड़ा विद्वान । (४) श्रीकृष्ण का 
एक नाम । 
सूरी--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] (१) विदुषी, पंडिता । (२ 
की पत्नी । 
संज्ञा स्त्री. [हि, सूली | सूली । 
संज्ञा पुं, [सं, शुल] भाला । 
संज्ञा स्त्री. [हि. सूअरी] सूअर की सादा । 
सूरुज---संज्ञा पुं, [हिं, सूर्य | रबि, भानु । 
सूरुवॉ--वि. [हि. सूरमा ] बहादुर, वीर । 
सूपेनला--संज्ञा स्त्री. [ सं. शूर्पणखा ] सूर्पणखा | उ.-- 
सूरपपंनखा ये समाचार सब लंका गाइ सुनाए--९-५७ । 
सूर्मि, सूर्मी--संज्ञा स्त्री. [सं.] लोहे की बनी हुई स्त्री-मूर्ति 
(जिसको तपाकर आलिगन करने से गुरु-पत्नी से व्यभि- 
चार करनेवाले का पाप नष्ट होना कहा गया है )। 
सूये--संज्ञा पुं. [ सं. सूय्य ] (१) सौर जगत का सबसे 
ज्वलंत पिड जिससे सब ग्रहों को गरमी और प्रकाश 
मिलता है, दिनकर, भानु । 
मुहा० सूर्य को दीपक दिखाना--( १ ) जो स्वयं 
विख्यात हो उसका परिचय देने का (निरर्थक) प्रयत्न 
करना ( (२) जो स्वयं गुणवान है, उसे कुछ बताने का 
निरथंक प्रयत्त करना । सूरज पर थूका मुह पर 
आता है--साधु-सज्जन और लोकोपकारी व्यक्ति पर 
कलंक या लांछत लगाने से उसका तो कुछ बिगड़ता 
नहीं, अंततः: स्वयं ही लांछित होना पड़ता है। सूरज 


4 
पर घूल फेंकना - साधु, निर्दोष और लोकोपकारोी 
व्यक्ति पर कलंक या लांछुन लगाना । 
(२) बारह को संख्या | (३) आक, सदार । 

सूय-कर--संज्ञा पुं, [सं.] सूर्य की किरण । 

सूयकांत, स॒यकांतमणि--संज्ञां पूं. [सं.] (१) एक प्रकार 
का बिल्लौर था स्फटिक जिससें से, सूर्य के सामने 
रखने पर, आँच निकलती है।(२ )- आतज्ञी या 
सूरजमुखी शीशा । 

सूर्यकांति--संज्ञा स्त्री. [सं.] सूर्य का प्रकाश या दीप्ति । 

सूर्य्रहएए--संज्ञा पूं. [सं.] (१) पृथ्वी और सूर्य के बीच 
में चन्द्रमा के आ जाने और उसकी छाया पड़ने गे 
होनेवाला ग्रहण जो अमावस्था को होता है । (२) 
हठयोग में वह अवस्था जब पिग्रला नाड़ी से होकर 
प्राण कुंडलिनो में पहुंचते हैं । 

सूर्यज--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शनि । (२) यम । (३) अविबि- 
नीकुमार । (४) वुग्रीव (५) कर्ण । 

सू्येजा--संज्ञा स्त्री, [सं,] यमुना । 

सूर्मेतनय--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शत्ति । (२) बस | (३) 
अध्वितीकुमार (५) सुग्रीव । (५) कर्ण । 

सूथयतनया---संज्ञा स्त्री. [सं.] यमुना । 

सूययनंदन--संज्ञा पुं. [सं] (१) शनि । (२) यस। (३) 
सुप्रीव । (४) अश्विनीकुमार । (५) कर्ण । 

सूयेनंदनी--संज्ञा स्त्री. [सं.] यमुना । 

सूयेपली--संज्ञा स्त्री [सं.] (१) संज्ञा । (२) छाया । 

सूयेपुत्र --संज्ञा प्‌. [सं.] (१) शनि । (२) बस । (३) 
अध्िवनीकुमार । (४) सुग्रीव । (५) कर्ण । 

सूयपुत्नी--संज्ञा स्त्री [सं.] यमुना । 

सूयेप्रभ--वि. [सं,] सूर्य के समान दीप्ति या प्रकाशमान । 

संज्ञा पुं, श्रीकृष्ण की पत्नी लक्ष्मणा के प्रासाद का 

नाम । 

सूर्येलोक-संज्ञा पुं. [सं.] सूर्य का लोक ( जो युद्ध में मरने- 
वाल वीरों ओर सूर्य के भक्तों को आप्त होता है ) । 

सूर्यबंश--संज्ञा पुं. [सं.] क्षत्रियों का वह प्रधान कुल 
जिसकी उत्पत्ति सूर्य से मानी गयी है । 

सूयेबंशी--वि. [सं सूय्यंवंशिन्‌] जो क्षत्रियों के सूर्यवंश 
में उत्पन्त हुआ हो । 


[ १८०१ 


सूयेबिलोकन--संज्ञा पं. [सं.] एक मांगलिक कृत्य जिसमें 
बच्चे को, चार महीने का हो जाने पर सूर्य का प्रथम 
बार दर्शन कराया जाता हे । 

सूरयवेश्म--संज्ञा पुं, [सं, सू्यंवेश्मन्‌] सूर्यमंडल । 

सूर्यत्रत--संज्ञा पु. [सं.] एक व्रत जो रंविवार को किया 
जाता है । 

सूयेसुत- संज्ञा पुं. [सं,] (१) शनि । (२) यम। (३) 
अधश्विनोकुमार । (४) सुग्रीबे । (५) कर्ण । 

सुर्यसुता--संज्ञा स्त्री [सं.] यमुना । 

सु्येसृत--संज्ञा पुं. [सं.] सूथे का सारथी, अरुण । 

सूर्या--संज्ञा स्त्री [सं.] सूर्य की पत्नी संज्ञा। 

सूर्याणी--संज्ञा स्त्री. [सं.] सूर्य को पत्नी संज्ञा । 

सूर्यातप--संज्ञा पुं. [सं.] धूप, घास । 

सूर्यात्मज--संज्ञा पुं. [सं.] (१) शनि । (२) यम । (३) 
अध्विनीकुमार । (४) सुग्रोव । (५) कर्ण । 

सूर्यालोक--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सूर्य का प्रकाश । (२) सूर्य 
का ताप, धूप। 

सूर्थावर्त, सूर्यावत्त --संज्ञा पुं. [सं. सूर्य्यावत्त] सिर की 
वह पीड़ा जो सूर्योदय से. आरंभ होकर दिन बढ़ने के 
साथ-साथ बढ़ती और घटने के साथ घटकर सर्यास्त 
को ज्ञांत हो जाती है । 

सूर्यास्तु--संज्ञा पु. [ सं. ]. (१) संध्याकाल में सूर्य का 
छिपना या डूबना । (२) संध्याकाल । 

सूर्योदिय-सैज्ञा पुं. [सं.] (१) प्रात:काल सूर्य का निक- 
लना या उदय होना । (२) सूर्य के उदय होने का 
समय । 

सूर्गपासक--संज्ञा पूं, [सं.] सूर्य की पुजा, उपासना और 

 द्रत करनेवाला व्यक्ति या वर्ग । 

सयो पासना--संज्ञा पुं. [सं,] सूर्य को पूजा-उपासना या 
आराधना करना । 

सूल---संज्ञा पुं. [ सं. शुल ] (१) बरछा, भाला, साँग । 

. उ.--ताहि सूल पर सूली दयौ--३-५। (२) कोई 

चुभनेबालीनुकीली चीज, काँटा। उ,-पे तिहि रिपि-दृग 
जाने नाहि। खेलत सूल दए तिन माहि--९-३ ।(३) 
भाला चुभने की सी पीड़ा, कसक, दर्द । उ०-(क) समुझि 
लत चरन गहे गोबिंद के उर अघ सूल सही--१-३२४। 


] 


- (ख) जियत न जैहै सूल तुम्हारौ--९-३६ । (ग) मन 
की सूल हरी--१०-२४। (घ) सूर सुबचन मनोहर 
कहि-कहि अनुज सूल बिसरायौ--३७४॥। (ड) सुनि 
सुन्दरि यह समौ गए तें सूल नई--२५३७। (छ) बिद्य- 
मान बिरह-सूल उर में जु समात--२५४३। (४) वायु 
के प्रकोप से पेट में उठनेवालो अत्यधिक पीड़ा । 
(५) माला के ऊपर का फुलरा । 

सूलधर, सूलधारी--संज्ञा पु. [ सं. छूल-+ हि. धरना ] 
(त्रिशलधारी) महादेव । 
सूलना, सूलनो--क्रि, स. [ हि. सूल-+-ना ] (१) किसी 
नुकोली चीज, जंसे काँटे या भाले, से छेव्ना । (२) 
कष्ट या पीड़ा देना । 
क्रि, अ, (१) किसी नुकोली चीज, जंसे काँटे या 
भाले, से छिदना । (२) पीड़ित या व्यथित होना । 
सूलपानि, सूलपानी--संज्ञा पुं. [सं. शूलपाणि] (त्रिशूल- 
धारी) महादेव । 
सूली - संज्ञा स्त्री. [सं, शूल] (१) लोहे का नुकीला डंडा 
या वसा ही कोई उपकरण जिस पर बेठाकर या जिसंसे 
लटकाकर प्राचीन काल में प्राणदंड दिया जाता था। 
उ>--ताहि सूल पर सूली दियौ | ताकौबदलो तुमसों 
लियौ--३-५ । (२) फाँसी, प्राणदंड । 
संज्ञा पुं. [सं, शूलिन्‌] शिव, महादेव । 
सूबना, सूवनो--क्रि, ल,[सं. लवण] बहना, प्रावहित्‌ होना । 
संज्ञा पुं, [हिं. सूआ ] तोता, कीर । 
सुवा--संज्ञा प्‌. [हि. सूआ | तोता, शुक । . 
सूव--क्रि अ. [हि. सूवना] बहता या प्रवाहित होता है । 
उ.--कहा करौं अति सूर्व नयना, उमेंगि चलत पग 
पानी । 
सूस--संज्ञा पु. [हि. सूंस] एक जलजंतु । 
सूसमार--संज्ञा पुं. [सं. शिशुमार |] सूस नामक जलजंतु । 
सूसला--संज्ञा पु, [सं. शश] खरगोश । 
सूसि--पंज्ञा पु. [हि. सूस] एक जलजंतु । 
सूहा--संज्ञा पुं, [हि. सोहना | (१) एक तरह का लाल रंग। 
(२) एक संकर राग ! 
वि. प्‌. लाल रंग का । 
सूहदी-वि. 'स्त्रो, [हि. सूहा] लाल रंग का, लाल 


हल 


[ १८०२ ] 


सखल--संज्ञा पूं, [सं, श्रृंखल] हथकड़ी-बेड़ो । 
वि, जो क्रम से हो, व्यवस्थित । 
स्खलता--संज्ञा स्त्री. [सं. शंखलता] क्रम के अनुसार 
ओर व्यवस्थित होने की दशा या भाव । 
संखला-2संज्ञा स्त्री, [ श्रृंखला | (१) पिरोबी हुई 
कड़ियों का समूह। (२) जंजीर, साँकल। (३) माला। 
(४) कतार, पंक्ति, श्रेणी । (५) एक्‌ काव्यालंकार । 
स्र्ग-संज्ञा पूं, [ सं. श्ंग | (१) पहाड़ की चोटी या 
शिखर । (२) सींग | उ,-के) पाउ चारि सिर सू ग 
गुंग मुख तब कैसे गुन गंहौ---१-३३१ । (ख) सर्प इक 
आईइ बहुरि तुम्हरे निकट, ताहि सौँ नाव मम सूग 
बाँधो-८५-१६ । (३) कंग्रा। (४) सींग का बना एक 
तरह का बाजा । उ.-सू ग-वेनु-ताद करत, मुरली मधु 
अधर घरत--६१९ । 
स्रगार--संज्ञा पुं. [ सं. श्ंगार ] (१) सजाबट । (२) बह 
जिससे शोभा बढ़े | (३) गहने-कपड़ों से अपने आपको 
सजाना । (४) साहित्य के नौ रसों भें एक जो 'रसराज' 
कहा जाता है । 
सर गारना, सर गारनो--क्रि, स, [सं. श्ंगारना] सजाना। 
सु गारिया->वि, [ सं, श्ंगारिया ] देव-मृति का श्टरंगार 
करनेवाला । 
संगी-संज्ञा पुं. [ सं. शंगी ] (१) हाथी । (२) पहाड़ । 
(३) सींगवाला, पशु | (४) सींग का बना हुआ एक 
प्रकार का बाजा | उ.--मुरल्ी बेंत बिषान देखियो 
सूगी बेर सबेरो। ले जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक 
खिलौना मेरो--२९६५॥। (५) शिव, महादेव । (६) 
एक प्राचीन ऋषि जिनके ज्ञाप से परीक्षित को 
तक्षक नाग ने काटा था । 3.-रिपि समाधि महे त्यौंही 
रहयौ । सूंगी रिषिसों लरिकतन कहचौ ।। नुपति 
दोष कहिये किहिं जाइ | दियौ साप तिहिं तच्छुक ख़ाइ 
“१०२९०:॥ 
सक--संज्ञा पुं, [सं.] (१) भाला, शूल । (२) तोर, वाण। 
: (३) हवा, वायु । (४) कमल का फूल । 
संज्ञा पुं. [सं. स्त॒ज, स्रक] हार, साला । उ,-- (क) 
सूर परस्पर करत कुलाहल गर सृक ( पाठा.--सृग ) 
पहिरावैनी--९-११ । (क्ठ)की सृक सीपज की बग- 


पंगति की मयूर की पीड पखी री---१६२७ । 

स्काल--संज्ञा पुं, [सं. श्रगाल] सियार । 

सक्क, सक्व--संज्ञा प्‌. [सं. सृक्‍्व ] ओठों का छोर, मुंह 
का कोता । 

स्तग-संज्ञा पुं, [सं. सृक] (१) भाला, बरछा । (२) तीर, 
वाण । (३) हवा, वायु । (४) कमल का फूल | 

संज्ञा पुं. [सं." स्रज, स्रक| हार, गजारा, माला । 

उ,.-गर-सूग पहिरावैनी--९-११। 

स्रगाल--संज्ञा पुं. [सं. श्ुगाल] (१) सियार, गीदड़ । उ. 
--(क) सिंह कौ भच्छ सृगाल न पाव--९-७९ । (ख) 
आइ सृुगाल सिंह बलि चाहत, यह मरजाद जात प्ररू 
तेरी---९-९३। फिरत सूृगाल सज्यों सब काठत 
चलत सो सिर ले भागी--९-१५८ । (२) धोखेबाज 
घू्ते । (३) डरपोक, कायर 

स्गालिकरा--संज्ञा स्त्री. [ सं. श्रगालिका ] (१) गीबड़ो, 
सियारित । (२) लोमड़ी । 

स्गालिनी, सगाली--संज्ञा स्त्री. [सं, श्रगाल] गीवड़ी । 

सजक--वि, [सं. सृज] रचना करनेवाला । 

सजत--क्रि, स, [ हि. सृजना ] रचता है। उ.--पालत 
सृजत सँहारत सैंतत अंड अनेक अवधि पल आधे--९- 
भ्र्ष । 


सजन--संज्ञा पु... [सं. सृजू, सर्जन] (१) सृष्टि या रचना 


करने की क्रिया, उत्पादन ।(२) सृष्टि, उत्पत्ति । (३) 


छोड़ने या निकालने की क्रिया । 

सजनहार, स॒जनहारा, स्रजनहारो--वि. [हिं. सृजन +- 
हार, हारा] रचने बनाने या उत्पन्न करनेवाला । 

सजना, सजनो - 
बनाना, सृष्टि करना । 

स्त-वि, [सं,] (१) जो खिसक गया हो । (२) जो चला 
गया हो, गत । 

खति--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) रास्ता, सार्ग । (२) जन्म । 
(३) चलता, गसन । (४) आवागमन । (५) सरकना । 
(६) खिसकना । 


सृष्ट--वि. [सं.] (१)-पदा, उत्पन्न । (२) रंचित, निर्मित ।' 


(३) छोड़ा या निकाला हुआ । (४) व्यक्त । 


क्रि.स. [ सं, सृज + हि. ना ] रचना, 





विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन के गौरव "ग्रन्थ 


], साहित्य का मर्म--आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 0/- 
2. हिन्दी काव्यशास्त्र का इतिहास--डा० भगीरथ मिश्र 35/- 
3. अकबरी दरबार के हिन्दी कवि--डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल 30/- 
4. आचार्य केशवदास--- डा० हीरालाल दी क्षित 30/- 
5. आचाये भिखारीदास-.डा० नारायणदास खन्ना 30/- 
6. जायसी के परवर्ती सूफी कवि और काव्य-- डा० सरला शुक्ल ]05|- 
7. अवध के प्रमुख कवि--डा० ब्रजकिशोर मिश्र 30/- 
8. क#ंष्ण भक्ति काव्य में संगीत--डा० ऊपा गुप्त 40/- 
9. कबीर दर्शक--डा० रामजी लाल सहायक 40- 
]0. संत साहित्य की सामाजिक सांस्क्ृतिक पृष्ठभूमि-डा०सावित्ीी शुक्ल 35/- 
]]. जायसी की भाषा--.डा० प्रभाकर शुक्ल 35|- 
2. बुंदेली का भाषाशास्त्नीय अध्ययन-डा० रामेए३र प्रसाद अग्रवाल 40/- 
)3. बाल्मीकि रामायण और मानस का तुलनात्मक अध्ययन-डा ० विद्या मिश्र-40/- 
4. ढिवेदी युगीन उपन्यास-- डा० शारदा अग्रवाल 30|- 
35. हिन्दी कवियों का छन्दशास्त्न को योगदान--डा० मनोज 20/- 
6. पृथ्वीराज रासो के पात्नों की ऐतिहासिका-डा ०क ष्णचन्द्र अग्रवाल 35/- 
7. ब्रजभाषा सूर कोश --डा० दीनदयालु गुप्त, डा० टण्डन 00/- 
8. श्रंगार-मंजरी - डा० भगीरथ मिश्र 0/- 
]9. द्विवेदी युगीन निबन्ध -- श्री गंगावख्ण सिंह 0/- 
20. परिचयी साहित्य -- डा० त्रिलौकी नारायण दीक्षित 0|- 
2. ब्रजभाषा व्प्राकरण की रूपरेखा--डा० प्रेमनारायण टण्डन 0/- 
22. निरंजनी सम्प्रदाय--डा० भगीरथ मिश्र 0/- 
23. हिन्दी उपन्यास में वर्ग भावत्ता _ डा० प्रताप नारायण टण्डनक 0/- 
24 अवधी में क्रिया संयुक्तता-- डा० ज्ञानशंकर पाण्डेय 05] 5 
25. प्रसाद का मानवतावाद - डा० दीक्षित, डा० चतुर्वेदी 25/- 
26. चांदायन में बैसवारी संस्कृति -- डा० भुवनेश्वरी 30/- 
27. मानस अनुसंधान-- महावीर प्रसाद श्रीवास्तव 30/- 
28. अवध के स्थान नामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन-डा०स०प्र ०अग्रवाल 50/- 
29. हिन्दी साहित्य के सौ साल-- डा० ब्रजकिशोर मिश्र 20 
30. कनऊजी लोकगीत - डा० सन्‍्तराम अनिल 0/- 
3।. जी० पी ० श्रीवास्तव की क्ृतियों में व्यंग्य-- डा० जायसवाल. 0/- 
32. नाठककार सं० गोविन्ददास--डा० सावित्री शुक्ल 0/- 
33. राम नरेश त्निपाठी व्यक्तित्व कृतित्व -- डा०रामेश्वर प्र० अग्रबाल ] 0/- 
34. हरिक्ृष्ण प्रेमी के नाटक-- डा० सरला जौहरी 0/- 
35. तुलसीदास का सामाजिक आदर्श --सुधा राती शुक्ल 0/- 
36. तिबंधकार बालक्रृष्ण भट्ट -गोभाल पुरोहित 0/- 


37, हिंदी भाषा साहित्य को आरय॑ समाज की देन-डा ०लक्ष्मीनारायण गुप्त 30/- 
38. शेखावटी बोली का वर्णनात्मक अध्ययत्त-डा०कैलाशचन्द्र अग्रवाल 40/- 


#«ज०_ ककणमुशा “७०-०7 ना ++ृ “तन ततत+त+ततत.+ 


